भारतीय याधना 
और 


सूर-साहित्य 


डा० मुशीराम |शमो एम४ ०, पी एच० डी० 


अध्यक्ष हिन्दी-विभाग 
डी० ए० बी० कालेज, कानपुर | 


प्रथम बार, संवत्‌ २०१० बि८ 


पकाशकर-- 


आचार शुक्ल साधना-सदन 


(घ्व० पं० रामचन्द्र शुक्ल की 
पुण्य स्मृति में संस्थापित) 


१६/४७ पटकापुर 
कानपुर 


सूल्य 5) 


मुद्रक--- 
साधना प्रेस 
बगिया मनीराम, कानपुर 


ः 


रस्घाफण 


पअणव की भावमयी त्रिभंगी मुद्रा के प्रतीक ! शब्द ब्रह्म को 
वाना संग्रीति-लहारियों में ध्वनित करने वाले मुरत्तीघर ! 
निराश हृदय को अपनी बाकी छवि दिखाकर 
आहइवस्त करने वाले नटराज | यह कृति 
तो तुम्हारी ही हे, इसमें तुम्हीं 
विद्यमान हो, तुम्हीं 
खेल रहे हो; 
अतएव 
“त्वदीयं वलतु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये ।!! 


है 


3» स नः पश्मिः पारयाति स्वस्ति नावा पुरुहृत३ । 
इन्द्रो व्िश्वा अति द्विष:। 
ऋ० ८-१६-११ 


विषय-सूची 


विषय प्रथम अध्याय पृष्ठ संख्या] 
प्राक्ुथ न के--न्ड 
भारतीय साधना दर न १-४४ 
१--भारतीय-सताधना श्रौर उसकी बिशेषताय १ 
२--साधना के प्रकार ... 8. 
३०-मभक्ति का विकास ... «०. ११ 
४--भागवत-धर्म और सगुशोपसना ... ३६ 
द्वितीय अध्याय 
सूरसाहित्य हा ४५-+६ ० 
१--सूरसाहित्य की पृष्ठ भूमि ,५. ४७ 
२--सूर काव्य के दो भाग .. इई२ 
तृतीय अध्याय 
विनय के पद [ आचार्य बल्भ से पूर्व ] ६ १--११४ 
१--सूरदास और नाथ-पंथ ... «घेरे 
२--सू रदास और कबीर-पंथ .. ७२ 
२--स रदास और वेष्णव-सम्प्रदाय ... » ६० 
चतुर्थ अध्याय 
हरिलीला [ आचार्य बल़भ के पहचात्‌ ] ... ११५--२० ८ 
१--हरिलीला क्‍या है ! ... ..... ११७ 
२--पुष्टिमार्गीय-मक्ति ... ०. १२४ 
३--पुष्टिमागगीय-भक्ति और हरिल्लीला ... १३० 
४--हरिलीला आ्रौर वेद ... .. १४१ 
/--हरिलीला और पुराख-ताहित्य (१) १४३ 
६--हरिलीला श्रौर पुराण-साहित्य (२) १७१ 
७--हरिलीला और ब्रह्म-वेवते ५००... (८८४० 
८--हरिलीला और श्रीमद्धागवत ,०.. १६० 
४-- हरिलीला श्रोर त॑त्र-साहित्य १६७ 
१०-हरिलीला श्रौर श्राधुनिक विज्ञान... २०१ 


११-हरिलीला पर एक विहंगम-दृष्टि .». २०७ 


विषय पंचम अध्याय 
सूरदास ओर पुष्टिमार्ग 
१-- सिद्धांत-पक्ष॒ 
२--सेवा -पतक्त स हा 
बष्ठ अध्याय 
सूरदास और हरिल्ीला 
१--सुरदास आर हरिलीला ... 
२--रासलीला 
३०--मुरली 
४--गो पियाँ 
४--माखन चोरी ... ५ 
६--चीर-हर्ण और दान लीला 
७--दावानल पान 
८--असुर-वध एज 
सप्तम अध्याय 
सूरदास के राधाक्ृष्ण 
अष्ठम अध्याय 
सूरदास और श्रुज्ञार रस 
नव अध्याय 
सुरदास और ब्रज की संस्कृति 


दशम अध्याय 
सूरदास का परवर्ती साहित्य पर प्रभाव 


एकादशस अध्याय 

सूरसाहित्य की विशेषतायें 

१--सूर-साहित्य की विशेषताय 

२--सुर का हिन्दी काव्य-क्षेत्र में स्थान ... 
परिशिष्ट 

१--वायुपुराण और भ्रीकृष्ण लीला 

२--पदुम पुराण और श्रीकृष्ण लीला ... 

३--सुर सम्बन्धी साहित्य 


पृष्ठ संख्या 
२०९--२५ ५ 
२११ 
२४० 
२५९-- २३९० 
२६१ 
२६४ 
२८१ 
२६१ 
२९७ 
३०१ 
३०७ 
३१३ 
३२१०-१३ १३८ 
३३९-- ३६ ६ 
३१६७--३ ८० 
३८९-- ३९ ६ 
३९७--४ १ & 
३६६ 
४१३ 
४९७--४ ६ ९ 
४१६ 
४२२ 


४२२ 


आफक्रिथन 


महात्मा सूरदास ने अपने व्यक्तित्व से जिस युग को अ्र॒ल॑कृत किया, वह 
हिंदी साहित्य में भक्ति युग के नाम से विख्यात हैं | इस युग में अ्रनेक देवी 
विभूतियों ने जन्म लिया | स्वामी रामानन्द, सन्त-प्रवर कबीर, विष्णु स्वामी 
महा प्रभ बल्लभाचाये, चेतन्य स्वामी, सरदास ओर तुलसीदास इसी थुग के अ्व- 
तारी पुरुष हैं| मारतीय जीवन के अ्रन्तराल में जित आध्यात्मिक साधना का 
संचरण होता रहा है, ये आचाय और सन्त उसी के एकान्तनिष्ठ साधक थे... 


सुर की साधना का आभातत सब प्रथम मुझे उत समय हुआ, जब में 
सारावली में सर की हरिलीला-दशन-सम्बन्धी श्वीकारोक्ति को पढ़ रहा था। 
जिस दिन मे रे मानस-पट पर सूर का हरिलीला-दशन श्रंकित हुआ, उसी दिन से 
मेरे सर-अध्ययन के दृष्टिकोण में आमूल परिवतन हो गया । सर की भाव-विभो 
रता एकदम नवीन श्रध्यात्म रूप में मेरे सम्मुख आरा उपस्थित हुईं | प्रस्तुत प्रबन्ध 
का आधार यही साधना-सम्बन्धी दृष्टिकोण है। 


भारतीय साधना प्रत्यक्ष में छिपी हुई एक परोक्ष-शक्ति की खोज करती 
रही है ॥, इस खोज में संलग्न होकर उसने उधर ले जाने वाले कई मार्गों का 
अनुभव किया है | प्रस्तुत प्रबन्ध के प्रथम श्रध्याय में इन्हीं साधना-पर्थों का 
निरूपण है। इसमें चार परिच्छेद है। प्रथम परिच्छेद में भारतीय साधना और 
उसकी विशेषताय वर्णित हैं | द्वितीय परिच्छेद में भारतीय साधना के विविध 
प्रकारों की व्याख्या है ।इन प्रकारों में मैंने मूधन्य स्थान भक्ति को दिया है। 
तौसरा परिच्छेद भक्ति के विकास से सम्बन्ध रखता है, जिसमें मैंने पर्यात रूप से 
नवीन सामग्री का समावेश किया है। सशु्शोपासना को लेकर इस देश में 
भागवत-भक्ति के जिस रूप की प्रतिष्ठा हुई, उनका विश्लेषण चतुर्थ परिच्छेद में 
किया गया है। सर-साहित्य को भक्ति भावना के इसी क्षेत्र में रखकर मे 
देखना था, श्रतः प्रथम अध्याय के इन चार परिच्छेदों में उत्ती का प्ृष्ठाघार 
तैयार हुआ है । 


[ ख॒ ] 


द्वितीय श्रध्याय में सुर-साहित्य का वैज्ञानिक विश्लेषण है | समग्र सूरस हित्य 
को मैने दो भागों में विभाजित किया हैः--(१) विनय के पद जिनका निर्मोण 
सर ने श्राचार्य बल्चम से भेंट होने के पूर्व किया था श्रौर (२) दरिलीला के पद 
जिनका निर्माण इस भेंट के उपरान्त हुआ | इस विभाजन का सूत्र मुझे चोरासी 
वैष्णवों की वार्ता से प्राप्त हुआ । इस सत्र के श्रनुतार रूर की रचनाओं का 
एक पर्याप्त अंश श्राचाय बल्लभ से ब्रह्म सम्बन्ध होने के पूर्व ही लिखा जा चुका 
था| चौरासी वार्ता के अनुसार इन रचनाओं का विषय सर द्वारा श्रपने प्रभु के 
सामने दैन्य प्रदर्शन करना, घिघियाना था। मेरी समझ में इन रचनाओ्रो पर 
नाथ-पंथी, कबीर-पन्थी तथा पुष्टिमार्ग के अतिरिक्त श्रन्य वेष्णव सम्पदायों के 
श्रनुयायियों का भी पर्याप्त प्रभाव पड़ा होगा। तीसरे अध्याय में मैने इसी प्रभाव को 
हूँ ढ़ने का प्रयत्न किया है | इस प्रभाव-ग्रहण के लिए यह आवश्यक नहीं है 
कि सूर ने इन पन्यों में नियमपूवंक प्रवेश किया हो । ऐसे प्रभाव तो अप्रत्यक्ष 
रूप से, किसी पन्‍्थ मे बिना सम्मिलित हुए भी, अ्रपने श्राप पड़ते रहते है। 
फिर भी सुर को स्वनाश्रों में शेवषथ के विधि-विधानों के श्रनुकूल तप करने 
का उल्लेख आरा गया है। ऐसे पद यद्यपि मात्रा में कम है, फिर भी उनसे शेव 
सम्प्रदाय की ओर संकेत स्पष्ट रूप से जाता है। कछ ऐसा आभास होता है कि 
सूर श्रपने प्रारम्भिक जीवन में, उत्तराखण्ड के श्रन्य ब्राह्मणों की भाँति शैव ये । 
पर वे सम्प्रदाय के विशिष्ट नियमों के श्रनसार नैष्ठिक शेंव मतावलम्बी थे, ऐसा 
निश्वयपूवंक नही कहा जा सकता । जिस प्रकार उन दिनों सामान्य जनता 
जन्माष्टमी के दिन कृष्ण की श्रौर शिवरात्रि के दिन शिव की उपासना में लीन 
हो जाती थी, उसी प्रकार की सामान्य-निष्ठा सर के अन्दर भी रही होगी | 
सस्‍्कार-सम्पन्न जीव होने के कारण सर की निष्ठा में कुछ तीत्रता की मात्रा 
अधिक अ्रवश्य माननी पड़ेंगी | सूर की श्रन्तः प्रवत्ति शेबपन्थ के विधानों के 
मेल में बहुत दिनों तक नहीं रही, क्योंकि नाथ-पंथियों की योग-घारा की उप- 
योगिता का प्रत्याख्यान उन्होंने आचाय बल्लभ से भेंट होने के उपरात लिखी गई 
अपनी कृतियों में बाहुलय से किया है।। वेष्णव संप्रदाय की ओर उनकी विशेष 
रुचि प्रतीत होती है । उन्होंने हरिवंशी और हरिदासी जैसे वैष्णव संप्रदायों के 
अनुयायियों के साथ निवास करने की कामना नीचे लिखे पद में इस प्रकार प्रकट 
की है;- 
सूर आस करि वरण्यो रास । चाहत हों बुन्दाबन वास। 
हरिबंसी हरिदासी जहाँ ।हरि करुणा करि राखहु तहाँ ॥| 
सूरपागर, पृष्ठ ३६३, (ना०प्र०्त०१७६८) 


[ ग॒॑।] 


निशु ण-प थियों के शब्दों का प्रभाव भी सर पर पड़ा था। इन सब 
प्रभावों का विवेचन तीपतरे अध्याय के तीन परिच्छेदों में किया गया है। इसका 
तात्पय यह नही है कि सूर एक पंथ से दूसरे पंथ में भागते फिरते थे।क 
का प्रयोजन केवल यही है कि आचार्य बल्लभ से भेंट होने के पूर्व सूर को 
आत्मा व्याकूल थी | उसकी यह व्याकलता उन दिनों के विविध सम्प्रदायों के 
संतों की शब्दों तथा गीतियों वाली प्रचलित शैली में श्रभिव्यंजित हुई है । 

आरा य बल्लम से बह्म-सम्बन्ध होने के पश्चात सर को हरिलीला के 
दशन हुए, जिसने उनकी समस्त व्याकुलता को नष्ठ कर दिया। हरिलीलन्ा 
क्या है, पुष्टिमार्गीय भक्ति से उत्का क्‍या सम्बन्ध है, हरिलीला हमारे प्राचीन 
तथा मध्यकालीन संस्कृत साहित्य से किस प्रकार स्वीकृति प्राप्त करती है--इन 
विषयों का प्रतिपादन चतुर्थ अध्याय के ११ परिच्छेदों में हुआ है । वेद का 
स्वाध्याय करते हुए, हरिलीला के प्रमुख श्रंगों से सम्बन्ध रखने वाली जो सामझरो 
मुझे प्रात्त हुई, उसका समावेश “हरिलीला भ्रौर वेद!” शीर्षक परिच्छेद में 
किया गया है। वेद म॒त्रों का श्र मैने महर्षि दयानन्द द्वारा समर्थित निरुक्त 
शैली पर किया है और इसी कारण उस सामग्री को भी छोड़ देना पड़ा है, 
जिसे ऐतिहासिक शैली में ग्रहण कर पुष्टिमार्ग के आचायों ने अपने अ्न्थों में 
स्थान दिया है | 

पुराणों में हरिलीला-सम्बन्धी दो प्रकार की सामग्री प्राप्त हुई; एक 
तो विशुद्ध जीवन-लीला से सम्बन्ध रखने वाली और दूसरी उसके सिद्धान्त-पक्त 
का प्रतिपादन करने वाली । प्रथम प्रकार की सामग्री का उपयोग मैने चतुथ 
अध्याय में किया है। दूसरे प्रकार की सामग्री कुछ तो 'सूरदास और हरिलीला? 
शीषक छुठवें श्रध्याय में श्रा गई है, शेष परिशिष्ट के वायु तथा पद्मपुराण 
वाले प्रथम एवं द्वितीय परिच्छेदों में समाविष्ट है| इस सामग्री का श्रनुशीलन 
हरिलीला के तात्विक रूप को समभने के लिये अत्यन्त श्रावश्यक है। 

भागवतभक्ति का प्रचार तथा तत्सम्बन्धी ग्रन्थों का निर्माण भारतीय 
इतिहास के गुप्त-साम्राज्य-काल में विशेष रूप से हुआ | इन्हीं दिनों नारद 
भक्ति-सत्र, शांडिल्य-मक्ति-सत्र तथा नारद-पांचरात्र के श्रन्तगत विविध संहिताश्रों 
का निर्माण हुआ । सूत्रों के साथ, संहिताओं में से मैने बृहद-ब्रह्म-संहिता का 
अध्ययन किया | इस संहिता में हरिलीला का विशद विवेचन उपलब्ध होता हैं । 
सम्यक समीक्षा के साथ इसके प्रमाणुों का मैने इस प्रबन्ध में प्रचुर प्रयोग किया है । 

पचम अध्याय में सरदास और ने पुष्टिमार्ग का पारस्परिक सम्बन्ध प्रदर्शित 
किया गया हे | डा० दीनदयालु गुप्त ने पृष्य्मार्ग का विशेष रूप से शअ्रध्ययन 


हक 


किया है| उनके प्रबन्ध “अष्टछ्ाप श्रोर बल्लम सम्प्रदाय! में इस विपय की 
पर्याप्त सामग्री विद्यमान है। बल्लम-सम्प्रदाय के प्रसिद्ध विद्वान श्री द्वारिकादास 
जी परीख के कतिपथ लेख भी इस विवय पर प्रकाश डालते हैं। इन विद्दानों 
के विचारों से भी मैंने लाभ उठाया है | फिर भी ब्रह्म-सूत्र के अखु-भाष्य और 
भागवत के सुबोधिनी-भाष्य से मैने विशेष सहायता ली है और इनके बहुमूल्य 
उदरणों के ग्राधार पर प्रबन्ध के इस अ्रध्याय मे जो निणय प्रश्तुत किये गये है, 
उनका उत्तरदायित्व सम्पूर्ण रूप से मेरे ही ऊपर है | 

छुटवे अध्याय में “सूरदास और हरिलीला?”” का निरूपण है। यह 
श्राठ परिच्छेदो में विभाजित है। सर ने हरिलीला का जो वन किया हैं, 
वह उनके साक्षात्कार की सुदृढ़ भूमि पर प्रतिण्ठित है । मने इस लीला के सूजन 
एवं ध्वंत--दोनों ही पक्चों का उदघाटन सरमागर के पदों की सहायता से किया 
है | गणितानन्द की विचारात्मक शेली के साथ इस अ्रध्याय में कहीं-कहीं श्रग 
शणितानन्द वाली भावनात्मक शैली का भी प्रयोग हो गया है। इसके लिए में 
अपनी प्रकृति को दोष दूं. या हरिलीला की भावभयिता को, यह में नही 
जानता | संभवतः दोनों ही उसके गर्भ में कारण बनी बेठी है। 

यहाँ प्रश्न हो सकता है किहरिलीला के प्रसंगों में सामान्‍य सांसारिकता 
या लौकिक लगाव को छोड़कर, मैंने जो आ्राध्यात्मिक उद्भावनायें की हैं, 
उनका कोई सहेत॒ुक आधार भी है ! इसका श्रत्यन्त विनम्र उत्तर यही है कि 
सर की स्वयं स्वीकारोक्ति इसके मूल में विशाजमान होकर प्रश्न का समाधान 
कर रही है| “सरदास के राधा-कृष्ण”? , “सरदास ओर श्रद्धार रस”? तथा “सर 
साहित्य की विशेषतायें इन तीन श्रध्यायों में सर की आध्यात्मिक प्रकृति 
के पुष्ट एवं प्रचुर प्रमाण उपलब्ध होंगे। यही नहीं, स्वयं श्राचाय बल्लभ ने 
सुबोधिनी-भाष्य के मुरली, गोपी, चौर-हरण श्ादि प्रसयों में तथा श्रन्यत्र भी 
लीलाश्ों के अध्यात्मपरक होने के श्रनेक संकेत दिये हैं।" लेखक की श्रपनी 
प्रकृति एवं शिक्षा-दौज्ञा मी इस सम्बन्ध में काय॑ करती हैं--इसे सभी उरुहृदय 
साहित्यिक झ्रन भव करते हैं। मैं भी उसका अपवाद नहीं है । 

१--अह्मसूत्र ३-३-२८ के श्रणभाष्य में, प्ठ १०६३ पर आचार्य बह्लम लिखते 

हैं;--चिकौर्षिंत लीलामव्यपाति भक्ता न सोपाधि स्नेहवत्यो, न सगुशविग्रहा 
न सुक्कतादियुक्ता इति ज्ञापयितु कृतिपयगोपीः तद्विपरीतधर्म युक्ताः कृत्वा 
तस्याँ दशायां स्वप्राप्तो प्रतिबन्ध कारयित्वा स्वयमेव तां दर्शा नाशयित्वा 
स्वलीलामध्यपातिनी: झृतवानिति | फिर अन्त में लिखा है;--एतत् भ्री 
भागवत दशमस्कंघ विद्वतो प्रपश्चितम अस्माति; | 


[ & |] 


परिशिष्ट के श्रन्तिम परिच्छेद में सर पर हिन्दो में श्रब॒ तक जो काय 
हुआ है, उसका सिंहावलोकन है । उसमें मैंने मान्य विद्वानों के कतिपय मतों 
तथा नवीन स्थापनाओं का समीक्षण किया है। ऐसा करने में मेरी प्रवृत्ति 
विशुद्ध रूप से सत्य के निणय करने की ओर रही है। यदि इससे किसी को 
किचित भी क्लेश होता है, तो उसकी पाप-भागिनी मेरी बुद्धि है, और यदि 
यह ज्ञान के विवर्धन एवं सत्य की प्रतिष्ठा में कुछ भी सहायता देता है, तो 
उपका श्रेय इन विद्वानों की च्षमाशीलता एवं उदार सहृदयता को है | 

यह प्रबन्ध आदरणीय प्रितीपल कालकाप्रसाद जी भटनागर, एम० ए० 
की प्रेरणा से प्रस्तुत हुआ और इसका वतमान स्वरूप उन्हीं के सत्प्रयत्न का 
परिणाम है। अ्रतः श्रत्यन्त विनीत भाव से उनकेः प्रति में श्रपनी कृतशता प्रकट 
करता हूँ । 


डा० राजबली पांडेय, बनारस विश्वविद्यालय, डा० भंगीरथ मिश्र 
लखनऊ विश्वविद्यालय श्रौरू-प्रोफेतर-विश्वनाथ-प्रस।द--गौड़,“एम-७-ए:०-कक्वचुरः 
ने मुबोधिनी भाष्य, श्रणुभाष्य, बृहद ब्रह्मसंहिता आदि अमूल्य ग्रन्थों को मेरे 
लिये सुलभ कर जो अ्रपूर्व सहायता प्रदान की है, उपके लिये धन्यवाद देकर में 
उनके श्रद्धा-संवलित स्नेह के मूल्य को कम नहीं करना चाहता । 

जिन विद्वानों के ग्रंथों का उपयोग मैंने इस प्रबन्ध में किया है, उनके 
नाम यथा स्थान दे दिये गये हैं । फिर भी भूल से यदि किसी का नाम छूट गया 
हो, तो क्षमा प्रार्थी हूँ। 

चिरंजीवी श्रोंकारस्वरूप शर्मो तथा डा० प्रेमनारायण शुक्ल ने इस 
प्रबन्ध के श्रथ से लेकर इति तक जो परिश्रम किया है, वह मेरे लिए. श्रत्यन्त 
श्राह्मद, संतोष और गौरव का विषय है। परमपिता परमात्मा उन्हें यशस्वी और 
बची बनावे। 

विद्वददर प० नन्ददुलारे बाजपेयी, डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, डा० वासु- 
देवशरण अग्रवाल और डा० धी रेन्द्र व्मो के सत्पगमशा से भी मैने लाभ उठाया 
है । एतदर्थ इन बन्धुओं के प्रति मै अपना आ्राभार प्रकट करता हैँ । 

इस सम्बन्ध में सूरदास के जो पद उद्ध त किये गये हैं, उनकी संख्या 
और पृष्ठ चैत्र, संवत्‌ १६८० में श्री वेंकरेश्वर प्रेस, बम्बई में मुद्रित सरसागर के 
अनुसार रखे गये थे | अरब काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने सरसागर का एक 
सुसम्पादित संस्करण प्रकाशित कर दिया है। श्रतः पद संख्या उसके आधार 
पर भी लिख दी गई है । आशा है, पाठक इससे लाभान्वित होंगे । 


मुंशीराम शर्मा 


भारतीय साधना 


और 
#५ विशे हा 
उसकी विश्वेषतायें 

देवी भाव आसुर भावों पर विजय ग्राप्त करें, मानव की श्रधोगामिनी 
प्रवृत्ति ऊपर उठकर आ्रालोक में विचरण करने लगे, दुख दग्ध हों श्रौर सुख एबं 
शान्ति का प्रसार हो--ऐसी कामना प्रायः प्रत्येक संस्कृत मानव में होती है । 
पार्थिवता से प्रथक होकर दिव्यता की शोर, अ्रसत्‌ से हट कर सत्‌ की श्रोर, तम 
से ज्योति तथा मृत्यु से श्रमत की ओर चलना सभी चाहते हैं। यह कामना सबके 
श्रन्दर विद्यमान है, पर कोई कामना निष्ठा-संवलित प्रयत्न के श्रमाव में कभी 
सफल नहीं होती। बलवती चेष्टाये, प्रबल प्रेरणाय, अश्रनवरत श्रभ्यास जब श्राति 
रिक सस्‍्कारों को दृढ़ कर देते हैं, तमी यह कामना उस श्रोर प्रयाण करती है 
श्र गन्तव्य भूमिका की कलक दिखाई देने लगती है। 

पार्थिवता की श्रनुभूति प्रायः सभी उन्नत प्राणियों के हृदयों में रहती 
है | उसके दुखद परिणामों से भी हम सब परिचित हैं। दिव्यता का श्रनुभव 
सबकी नहीं, कुछ विशिष्ट व्यक्तियों की ही सम्पत्ति है श्रौर इसी हेतु उससे उद्भूत 
श्रानन्द भी सबके भाग्य की वस्तु नहीं है| जो वस्तु प्रतिदिन सामने श्राती है 
उसे छोड़कर श्रज्षात एवं अननुभूत वस्तु की श्रोर दौड़ लगाना कुछ बिसले संस्कार 
सम्पन्न साधकों का ही काम है| इसी कारण दुख से दूर रह कर सुख को 
कामना करते हुए. मी, हम श्रधिकांश निर्बंल मानव उधर चलने में अ्रसमथ हो 
जाते हैं । 

भारतीय ऋषि परमार्थ-प्रिय थे । वे परोक्ष से प्रेम करते थे, प्रत्यक्ष से 
नहीं । परोक्ष सिद्ध हो गया, तो प्रत्यक्ष अपने आप बन जायगा। अ्रतः वे अ्रन्त- 
मु ज्नी बनकर प्रत्यक्ष से परोज्ष की ओर चलते थे । जाग्रत श्रवस्था के श्रन्नमय 
तथा प्राशुमय-कोषों को छोड़ कर वे चिति के सहारे स्वप्नावस्था के मनोमय-कोष 


है कर 


और बहाँ से सुष॒त्ति श्रवस्था के श्रानन्दमय-कोष तक पहुँचते थे | फिर कोष को 
भी छोड़कर वे तुरीयावस्था की सहज आनन्दरूपता का अनुभव करते थे। 
प्रत्यक्ष प्रकृति है; माया है; संसार है। परोक्ष श्रात्मा है; चित्‌ है। प्रत्यक्ष 
चलायमान है; परिवर्तनशील है--श्रतः नाशवान है। आत्मा श्रचल है; शाश्वत 
है..अतः अविनाशी है । प्रत्यज्ञ दुख का हेतु है। श्रात्मा श्रानन्द रूप है। 
झाननन्‍द की कामना सभी को होती है । दुख की इच्छा कोई भी नहीं करता | 
श्रतः हमारे साधकों का स्पष्ट रूप से यही मंतव्य था कि मानव के पुरुषाथ का 
मुख्य लक्ष्य ढुखों से निद्गत्ति' और आनन्द की प्रासि करना है । 

श्रानन्द की यह उपलब्धि श्रभ्युदय और निःश्रेयत द्विविध रूपवाली है।र 
अब्युदय प्रवृत्तिमूलक है और निःश्रेयस निवृत्ति-प्रधान । प्रबृत्ति-मार्ग 
साधना के क्षेत्र में निष्काम कर्म का द्योतक है। निवृत्ति-पथ में ज्ञान एवं 
उपासना की प्रधानता है । इस प्रकार भारतीय ऋषियों कौ साधना--शान, कम 
एवं उपासना--इन तीनों धाराओं में प्रवाहित होनेवाली त्रिपयगा गंगा के समान 
है | इन्हीं तीन मागों पर चल कर मानव श्रपने श्रमीष्ट को प्राप्त करता है। 
श्रनेक आचायों एवं सन्‍्तों ने एक पथ की सम्पूर्ण उत्ती्णता को भी श्रभीष्ट प्राप्ति 
का साधन माना है, पर सर्वमान्य सिद्धांत यही रहा है कि तीनों मार्गों का सम- 
न्वय ही सम्यक तिद्धि का हेठ है। उपनिषदों की सारभूत श्रीमद्भगवद्गीता 
में भी ज्ञान, कम एवं उपासना तीनों का विवेचन पाया जाता है, पर प्रधानता 
उसने निष्काम-कर्म को दी है, जो ज्ञान और उपासना के बिना सम्भव नहीं 
हो सकता। 


शान बुद्धि से सम्बन्धित है श्रौर उपासना श्रद्धा एवं विश्वास पर श्रवलम्बित 
है । प्रत्येक कार्य के मूल में इन दोनों का होना अत्यन्त आवश्यक है। जिस 
प्रकार कम॑ के लिए ज्ञान और उपासना, बुद्धि और अरद्धा-विश्वास कौ आव- 
श्यकता है, उसी प्रकार शानाज॑न के लिए कर्म॑ (तप) और उपासना (श्रद्धा) 
तथा उपासना के लिए. शञान और कर्म अ्रपेज्षित हैं । 
उपासना से पूर्व भक्ति की भूमिका में स्तुति तथा प्रार्थना आते हैं। स्तुति 
में प्रभु के गुणों का कौतन होता है| किसी के गुणों का ज्ञान उसके स्वरूप को 
समझने में अधिक सहायता देता है। श्रतः स्तृति, ग॒ुण-कीत॑न श्ञान-कांड 
के अन्तरंत हैं । प्रार्थना में प्रभु से पाप के प्रज्वालन और पुण्य की प्राप्ति के 
ली सकल लक लक कर ललित ० लिप पक 00 कस आल 





१- त्रिविध दुःखात्यन्त निवृत्तिसत्यन्त पुरषाथ;। कपिल-सांख्य १-१ 
२-- यतोश््युदय निःश्रेयस्‌ सिद्धि! स धम; | कशणाद-वैशेषिक १--२ 


[ #£ ै 


लिये याचना की जाती है | दानवता का दमन श्रोर देवी विभूतियों का विकास 
कर्म की अ्रपेज्ञा रखते हैं। अ्रनवर्त कम, सतत श्रम्पात के द्वारा ही उनको 
सिद्धि सम्भव होती है | इस प्रकार श्रकेली भक्ति भी ज्ञान (स्तुति), कम (प्राथना) 
और उपासना की पावन त्रिवेणी के संगम का रूप धारण कर लेती है। 

आअपस्तिक आयो की विश्वासी बुद्धि के अनुसार बेंद ब्रह्म की वाणी है। 
उसमें समस्त साधनाओं के, कर्तव्यों के, सूत्र संकलित हैं। ऋग्वेद ऋक्‌ परक 
ञ्रथात्‌ स्तुति-प्रधान है । आदिकालीन ब्राह्मण स्तोता थे | ऋग्वेद इन्हीं स्तो- 
ताश्नों की ऋचाओओं श्रर्थात्‌ स्तुतियों से भरा पड़ा है | इन स्व॒ुतियों द्वारा अ्रग्नि, 
वायु, द्यावा, एथ्वी, सूर्य, चन्द्र, अदिति, ऋत, सत्य, मेघ श्रादि के गुण-दोषों 
का विवेचन हुआ और विश्व की नाना ग्रकार की शक्तियों के सम्बन्ध में प्रचुर 
ज्ञान-राशि संचित हो गई। ऋग्वेद को इसीलिये. ज्ञान-कांड का वेद कहा 
जाता है | यजुवेद के प्रथम मन्त्र में ही ओेष्ठतम कम करने का श्रादेश दिया 
गया है। यह वेद यजुस्‌ श्र्थात्‌ कमकांड का वेद है| सामवेद हृदय के रागा- 
त्मक अंश से सम्बन्ध रखता है। यह उपासना कांड का वेद है। अथववेद 
पूर्वोक्त वेदत्रयी से समन्वित होकर एक ओर ब्रह्म-विद्या का प्रकाश करता है तो 
दूधरी शोर लौकिक ज्ञान का भी भंडार बना हुआ है | इसी हेतु इसे ब्रह्म वेद 
कहते हैं | देव्िं पितामह ब्रह्मा ने इस शान,कर्म और उपासना की त्रिवेणी में 
स्नान करके मानवों के लिए साधना-क्षेत्र को सुलभ बना दिया |" 


इस प्रकार साधनों का पथ हमारे श्रादिकालीन साहित्य से ही निःसत 
अथवा संबद्ध होकर अनवच्छिन्न रूप से आज तक हमारे साथ चला आया है| 
इस साधन-पथ की अन्तिम परिणति, चस्म सीमा, प्रधान लक्ष्य श्रात्म-तत्व को 
प्राप्ति भ्रथवा जीवन के चरम उत्कर्ष, आनन्द की उपलब्धि है | छान्दोग्य उप- 
निषद्‌ के ऋषि ने इस अवस्था को भूमार नाम दिया है और केनोपनिपद्‌ के 
ऋषि ने कहा हैः 


इहचेदवेदीदथसत्यमस्ति | न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः। 


१--अ्रग्नि वायु रविभ्यस्तु त्रय॑ ब्रह्म सनातनम्‌ | 

दुदोह यज्ञ सिद्ध यथम्‌ ऋग्‌ यजुः साम लक्षणम्‌॥ मनु० १॥२३॥ 
२-- यो वे भूमा तत्सुर्ख नालल्‍पे सुखमस्ति। छान्दोग्य ७।२३॥।। 

ब्रह्म सूत्र ३-३-४७ के श्रणुभाष्य, पृष्ठ ११ ३६ पर आचाय॑ बल्नभ भूमा के 
सम्बन्ध में लिखते हैः:--“अ्रक्षर पर्यन्तं गणितानन्दत्वात्‌ पुरुषोत्तमस्य एव 
आनन्दमयत्वेन निधि सुखात्मकत्वात्‌ स एवं भूमा ।” 


० डे 2 


यहाँ ही यदि इसे प्राप्त कर लिया, तो श्रच्छा है, नही तो महान्‌ विनाश है। 

जिस प्रकार वेदत्रयी श्रथवा ज्ञान, कर्म एवं उपासना का संगम भारतीय- 
साधना की एक विशेषता है, उसी प्रकार प्रवृत्ति और निद्गत्ति की समन्विति 
भी | यह ठीक है कि किसी समय प्रवृत्ति की प्रधानता रही है ओर किसी समय 
निवृत्ति की, परन्तु भारतीय-पाधकों ने प्रबृत्ति में निवृत्ति और निवृत्ति में प्रदृत्ति 
के सामंजस्य को सदैव आदर की दृष्टि से देखा है । उन्‍होंने श्रन्दर श्रोर बाहर 
की एकता का अ्रनुभव किया है ।* 


साधना का एक श्रत्यन्त सामान्य रूप संध्या है, जिसका श्र है श्रपने लक्ष्य, 
अपने इष्टदेव का सम्यक प्रकार से ध्यान करना । इस सन्ध्या में भी प्रवृत्ति एवं 
निवृत्ति के समन्वय की ओर साधक की दृष्टि रहती है| वह अंगन्यास द्वारा 
अपनी इन्द्रियों को बलवती और यशस्विनी बनाने की प्राथना करता है और 
परिमाजन द्वारा उन्हें पविन्न बनाने की मावना में लीन होता है । यही है प्रवृत्ति 
को निवृत्ति की ओर मोड़ना और निदृत्ति को प्रवृत्ति की श्रोर श्रग्नसर करना । 
साधना के क्षेत्र में प्रद्त्ति-परायणता एवं निवृत्तिपरायणता जब एक दूसरे में 
मग्न हो जाती हैं, तो साधक उच्चतम अ्रवस्था में पहुँच जाता है। भारतीय- 
साधना की यह दूसरी विशेषता है । 

भारतीय-साघना की तीसरी विशेषता होत में श्रद्वेत की स्थिति को हृदय॑- 
गम करना है। विश्व में विविध-रूपता दृष्टिगोचर होती है, पर इस बिविध- 
रूपता के अ्ंतस्‌ से गया हुआ एक ही तार इसे एकरूप मी बनाये हुए. है। यह 
एक तार आत्म-तत्व है, जो स्वतः आनन्द रूप है। नाना मनोवृत्तियों को धारण 
करनेवाले प्राणी इसी एक तत्व की श्रोर जाने श्रनजाने चले जा रहे हैं | सबकी 
श्राकां्षा श्रानन्‍्द रूप बनने की है। सब की भूख इस आनन्द रूप का उपभोग 
करने के लिए; जाग्रत हो रही है। सब आनन्दमय बनना चाहते हैं | श्रानन्द की 
श्रोर उन्मुख यह प्रवृत्ति विश्व के नानात्व को एकत्व की ओर प्रेरित कर रही है 
भारतीय-साधना ने बिना किती अपवाद के इस विविधरूपता में एकरूपता के 
दशन किये हैं । ईशोपनिषद्‌ का ऋषि कहता है:-- 


यस्तु सबवाणि भूतानि आत्मन्ये वानु पश्यति। 
सब भूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति ॥ ६॥ 





१-- यदन्तरं तदबाह्य' यदबाह्य॑ तदन्तरम्‌ | अथवे० २।३०।४ ॥। 
तथा-- यत्पिडे तद्‌ ब्रह्मांडे । 


इक बैरागी गिरह में इक गिरही में बैरागी | --कबीर 


[ ७ । 


भारतीय-साधनां की चौथी विशेषता प्रत्येक साधक की श्रवध्था के अ्रनुसार 
उसे साधना में प्रवृत्त करना है । हम सब एक ही परिस्थिति में नही है। जो 
प्राणी जिस कोदि, श्रेणी या स्थिति में है, बह उसी स्थिति में रहता हुआ साधना 
कर सकता है। दृत्त का केन्द्र एक है, पर उसकी परिधि के बिन्दु श्रनेक हैं 
ओर वे सब एक-एक सीधी रेखा के द्वारा उससे सथुक्त हो जाते है। जो बिन्दु 
जहाँ है, उसे वहाँ से किसी दूसरे विन्दु अथवा उसके मार्ग का उल्लंघन नहीं 
करना पड़ता | वह सीधे श्रपने स्थान से चलकर केन्द्र-विन्दु के साथ एक हो 
जाता है | इसी प्रकार जो प्राणी जिस अवस्था में है, वह वहीं से अपने अन्तिम 
लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। वेद ने “विश्वाभिःगीर्मिःईमहे”?१ कहकर इसी 
तथ्य की ओ्रोर संकेत किया है । 


भारतीय-साधना शुरू की महत्ता को स्‍्वीकार करती है। यह उसकी पाँचवीं 
विशेषता है| वैसे तो सब गुरुओों का श्रादि गुरु वह परम-तत्व ही है, जिसे 
ब्रह्म, ईश्वर, प्रशु, परमात्मा आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है। पर 
साधना के क्षेत्र में साधक को उस पथ के चीणंअत, पथक्रान्त, द्रष्ण पथिकों से 
भी पथ-प्रदरश न में पर्या सहायता मिल जाती है। पथ तो उसे स्वयं ही पार 
करना होता है, पर उस पथ को दिखलाने वाला, मार्ग में आनेबाले कंटक रूप 
विध्नों से सावधान करने वाला और आवश्यकता पड़ने पर हाथ लगाकर 
श्रागे बढ़ाने वाला एक समर्थ पथ-प्रदशशक चाहिये ही। गुरु का महत्व 
इसी कारण है | गुरु अविवेकी साधक की आँखों में ज्ञान का अंजन तथा 
भक्ति का सुरमा लगा कर उसे विवेक-सम्पन्न द्रष्ण बना देता है। वह 
दीपक हाथ में देकर कहता है--- “इसके प्रकाश में श्रागे बढ़े चलो ।”” फिर यदि 
कही स्खलन होता है, तो तुरन्त मार्ग पर चलने के लिए खड़ा कर देता है, व्य- 
बधान आने पर समाधान करता है और साधक को उसके गंतब्यत्थल तक 


पहुँचा देता है । 


वास्तव में हम सभी यात्री हैं, पथ के पथिक हैं। जब से अपने घर से एथक 
हुये हैं, तव से चल ही रहे हैं और तब तक चलते रहेंगे, जब तक अ्रपने घर फिर 
नहीं पहुँच जाते । भारतीय साधना हम सब पथिकों को उस्ती घर तक पहुँचा ने का 


१--अ्रथ वेवेद २०।१६।३ 
२--सपूर्वेघामपि गुरुःकालेन श्रनबच्छेदात्‌। योग दशन, समाधि पाद, सूत्र २६॥। 


[ ८ ै 

प्रयत्न करती है | वह सत्‌ से चित्‌ और चित्‌ से आनन्द की ओर ले जाने 
वाली है ।* 

तैत्तिरीय उपनिषद का ऋषि कहता है; “आननन्‍्दाद्धि खलु इमानि भूतानि 
जायन्ते |? आनन्द रूप उत महाचिति से ही हम ४थक हुये थे--प्रथक होने 
केपश्वात्‌ उत्तम, मध्यम, श्रधम आदि अनेक आवरणों में उलकते गये। भार- 
तीय साधना इन समस्त आवरणों को चीरती हुई, दुलों से दूरकरती हुईं,साधकों 
को श्रानन्द रूप अवस्था तक पहुँचा देती है| यह आनन्द रूप अ्रवस्था ही परम 
धाम है, गुह्मतम गति है, तत्वों का तत्व है--वह परोक्ष तार है जो प्रत्यक्ष की 
विविधता में व्याप्त है । मारतीय ऋषियों, मनीषियों, साधकों के चिन्तन, मनन 
ओर भजन का यही केन्द्र-विन्दु है। यही उत्‌ से उत्तर भ्रौर उत्तर से उत्तम ज्योति 
है, जिसे हम पथिकों को प्राप्त करना है। यही दशनीय, भ्रवणीय, मननीय, श्रचल 
ओर अविनाशी परम आरात्म-तत्व है। वेद इसी की व्याख्या में संलग्न 
हैं। तपस्वी इसी के लिये तप करते हैं। बीतराग यतियों की यही विभ्वाम भूमि 
है | ब्रह्मचारी इसी की कामना करते हैं । यही सबसे श्रेष्ठ, सबसे ज्येष्ठ श्रौर 
सबसे प्रेष्ठ अक्षर ब्रह्म है। भारतीय साधना का यही चरम लक्ष्य है। 


१-- श्रसतो मा सदृगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योंः माउम्रत॑ गमय। 
यहाँ सत्तू पर पहुँच कर साधक रुक नहीं जाता, वह ज्योति-चित्‌-शान की 
ओर तथा अ्रन्त में अमृत-- आनन्द की प्राप्ति की श्रोर भी श्रपनी निश्चित 
दृष्टि रखता है। 

२-- तैत्तिरीय उपनिषद, भुगुवज्नी, षष्ठ अ्नुवाक । 


साधना के प्रकार 


आपनन्दावस्था तक पहुँचने और मत भूमिका से हटकर श्रमृत-भूमिका 
को प्राप्त करने के लिए. कठोपनिषद के ऋषि ने मन ओर इन्द्रियों की स्थिर 
घारणा को श्रत्यन्त आवश्यक बतलाया है। साधारणतया इन्द्रियाँ बाहर को 
दौड़ती हैं, विविध कामनाओं में अनुरक्त होती हैं | उनकी इस अ्रनुरक्ति और 
आ्रासक्ति को समाप्त कर उन्हे श्रन्तमु खी कर देना और वाह्म-सम्पक-जन्य ग्रन्थि 
को नष्ट कर डालना ही श्रमरत्व की ओर प्रयाणु करना है। इस अ्रवस्था के 
सम्पादन के लिए हमारे देश में कई प्रकार की साधनायें प्रचलित हुई । ये साध- 
नायें विभिन्न रूपा है, पर इनका श्रवतान एक ही स्थिति में होता है। इस 
स्थिति को परम गति कहा गया है। 


पीछे हम ज्ञान, कम एवं उपासना रूपी त्रिविध पथ का निर्देश कर चुके 
हैं | श्रतः जितनी साधनायें हमारे यहाँ प्रचलित हुईं, वे इन्हीं तीनों का सम्मि- 
श्रित या विकसित रूप हैं | स्थूल रूप से हम इन्हे नीचे लिखे वर्गों में विभाजित 
कर सकते हैः-- 

१--ज्ञान प्रधान । 

२--कम प्रधान । 

३--भाव प्रधान । 

४--शान और कम प्रधान ( जिपमें भक्ति भी सम्मिलित है ) । 

गीता के नीचे लिखे श्लोक में दो साधन मार्गों का वर्णन हैः-- 


लोकेडस्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । 
ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्मेयोगेन योगिनाम्‌॥ ३-३ 
इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा है ; एक ज्ञान योग द्वारा सांख्यों की 
ओर दूसरी कम योग द्वारा योगियों की । इस प्रकार ज्ञान योग और कर्म योग दो 
साधन-मार्ग गीता में उपदिष्ट किए गए हैं | कुछ आचायों का मत है कि कर्म- 
योग से चित्त-शुद्धि होती है | जब चित्त शुद्ध हो जाता है, तो साधक शान-योग 


[ १० ] 

पर आररूढ़ होकर अ्रपने लक्ष्य “्रष्टुः स्वरूपे अ्रवस्थानम्‌!” को प्राप्त करता है | 
इस प्रकार कम श्रौर ज्ञान का क्रम-समुच्चय होना चाहिये। परन्तु वेद ने कई 
स्थानों पर ज्ञान और कर्म के सह-समुच्यय को महत्व दिया है। जेसे “यत्र ब्रह्म 
च क्ुन्न च सम्यंचौो चरतः सह।? तथा 'विद्याश्वाविद्यांच यस्तद्वेदोभय ४9 सह ।! 
अर्थात्‌ जो ब्रह्म और क्षत्र, विद्या और अविद्या, ज्ञान और कम को साथ-साथ 
लेकर चलता है, वही कल्याण प्राप्त करता है। जेसे पक्षी दोनों पंखों के सहारे 
श्राकाश में उड़ता है, एक पंख से नहीं उड़ सकता, वैसे ही ज्ञान और कर्म 
दोनों की सहायता से ब्रह्म-प्रांप्ति होती है । 


श्रीमद्मागवत में त्रिविव साधन-पथ का वर्णन है। भगवान उद्धव से 
कहते हैं :--- 


योगाश्षयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयो विधित्सया। 

ज्ञानं कमें च भक्तिश्व नोपायोडन्योडस्ति कुत्नचित्‌ ॥ ११२०६॥ 

मनुष्यों के कल्यांगा्थ तीन थोगों का मैंने उपदेश दिया है। यह तीन 
योग हैं ; ज्ञान, कम श्रोर भक्ति | इन तीन के श्रतिरिक्त कल्याण का श्रन्य कोई 
उपाय नहीं है । यहाँ गीता के द्विविध योग के स्थान पर त्रिविध योग का वर्णन 
है, जितमें मक्ति-योग का समावेश श्रधिक है। गीता भी मक्ति-योग को पृथक 
नहीं करती | वह ज्ञान और कम में ही इसका समावेश कर लेती है। साधन- 


भक्ति कर्म के अन्तर्गत श्रा जाती है और साध्य भक्ति-ज्ञान के ।१ साध्य-भक्ति को 
ही परा-भक्ति कहा गया है। 


शान-प्रधान सांख्य मार्ग में तत्व दर्शन की महत्ता है। किसी वस्तु का 
तात्विक ज्ञान उसके स्वरूप का दर्शन करा देता है। वस्तु का स्वरूप दर्शन ही 
अभीष्ट है | जब तक वस्तु का तात्विक ज्ञान नहीं होता, तभी तक मन उसके 
ग्रहण ओर त्याग के सम्बन्ध में चंचल रहता है | स्वरूप दर्शन होते ही वह र्थिर 
हो जाता है। सांख्यकारिकाकार नें ६७वीं और ६८वीं कारिका में इसी तथ्य 





का उद्घावन किया है | अद्वोतवादियों में तो ऋते ज्ञानान्न मुक्ति:? ज्ञान के 


१--ये ज्ञानार्था; ते प्राप्ययर्था: | साध्य वस्तु प्राप्य होती है। 
२--सम्यम्शा नाधिगंमाद्‌ धर्मादीनामकारण प्राप्त । 
तिष्ठंति संस्कार वशाचक्रश्रभिवद्‌ घृत शरीर: || ६७ ॥| 


प्राप्त शरीर भेदे चरिताथत्वात्‌ प्रधान विनिंवत्त | 
ऐकान्तिकमांर्त्यन्तिकमुमयय कैवैल्यमाप्नोति || ६८ ॥ 


[| ९११ ] 


बिना मुक्ति नहीं, यह वाक्य श्रत्यन्त प्रसिद्ध है | गीता के नीचे लिखे श्लोकों में 
भी ज्ञान की प्रशंसा की गईं हैः-- 


सबम्‌ कमोखिलं पाथ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥७१शा 

सर्वेम ज्ञानप्लवेनेव बृजिनं संतरिष्यसि ॥४॥३६।। 

ज्ञानाग्नि' सबे कमोशि भस्मसात्‌ कुरुतेडजुंन ।४।३५॥ 

श्रद्धावांल्लभते ज्ञानं तत्पर: संयतेन्द्रिय' ॥ 

ज्ञानं लब्ध्बा परां शांतिमचि रेणाधिगच्छुति ॥४॥३६॥ 

समस्त कममा की परिसम्राप्ति ज्ञान में होती है। श्ञान रूपी अग्नि सब 

कमो को भस्म कर देती है। ज्ञान रूपी नाव के द्वारा मनुष्य पाप रूपी सरिता 
को पार कर जाता है। ज्ञान प्राप्त करके ही परम शांति उपलब्ध होती है | 


हमारे पद्दशनकार इसी कारण पदार्थों की तात्विक मीमांसा में संलग्न 
हुए।। उन्होंने ब्रह्म, जीव, प्रकृति और उनके पारस्परिक सम्बन्ध का विस्तृत विचे- 
वन किया है। आचाय॑ शंकर ने साधना के क्षेत्र में ज्ञान-मार्ग को ही प्रधानता 
दी है। उनके मतानुसार दुख का मूल कारण श्रज्ञान है। श्रतः ज्ञान के उदय 
होते ही आनन्द का श्राविर्भाव होने लगता है। मुण्डकोपनिषद्‌ , द्वितीय खंड, 
द्वितीय मुर्ढक के ८वें श्लोक में लिखा है।--- 


भ्रिदयते हृदय भन्थि: छिद्यन्ते सब संशयाः । 
ज्ञीग्रन्ते चास्थ कर्माणिण तस्मिन्‌ दृष्टे पराबरे॥ 


उस परात्पर परत्रह्म को तत्व दृष्टि से जान लेने पर हृदय की गाँठ खुल 
जाती है, सम्पूर्ण संशय कट जाते हैं और सब कम क्लीण हो जाते हैं । श्रष्टांग 
योग में ” (रखा, ध्यान और समाधि क्रा एक होना संयम कहलाता है | इस 
संयम के सिद्ध हो जाने पर प्रज्ञा श्र्थात्‌ सर्वोत्तम ज्ञान का प्रकाश होता है । 
श्राय संस्कृति ने ज्ञान का कभी तिरस्कार नहीं क्रिया | उसके ऋषि सदेव यही 
कहते रहे हैं: यस्तकरेणानुसंघत स धर्म वेद नेतर: | इसी कारुण आस्तिक, 
नास्तिक श्रादि विभिन्न विचार घाराग्र उसके अन्दर पनपती रही | ज्ञान के विकास 
एबं विव्धेन में उसने कभी अवरोध उपस्थित नहीं किया | विश्व का विशाल 
वाड मय शञानकांड का ही फल है| 


ज्ञान दो प्रकार का है : शाब्द-ब्रोध और स्वरूप-बोध | कोरे शाब्द- 
बोध का आय संस्कृति तथा मारतीय साधना में कोई महत्व नही हे | गड्ढ़ 
पुरा, उत्तर खंड, दवितीयांश धमकांड के श्रध्याय ४६ में लिखा है ; 


[ १३१ | 


संसार मोह नाशाय शाब्द बोधो न हि क्षमः | 

न निवर्तेत तिमिर कदाचिह्दीप वातेया ॥८१॥ 

प्रज्ञा हीनस्य पठन॑ यथान्धस्य च दर्पेणम्‌। 

अतः ग्रज्ञावर्ता शात्ष तत्वज्ञानस्य लक्षणम॥5२।॥ . 
अनेकानि च शास्राणि स्वल्पायुविध्न कोटयः । 
तस्मात्‌ सार॑ विजानीयात्‌ क्षीरं हंसमिबाम्भसि ॥5७॥ 


केवल शाब्दिक ज्ञान सांसारिक मोह के नाश करने में असमर्थ है, जब 
तक उसके द्वारा श्रथ का स्वरूप-बोध नहीं हो जाता | दीपक दीपक चिह्लाने से 
क्या अंधकार नष्ट हो जायगा १ स्वरूप बोष के लिए श्रन्तःप्रश्ा का होना 
ग्रत्यन्त ग्रावश्यक है | प्रज्ञा-विहीन व्यक्ति के लिए. पठन-पाठन अ्रन्चे के लिये 
दपंण के समान है | फिर शास्त्र इतने श्रधिक हैं, वांडः मय इतना विस्तृत हैं कि 
उनका श्रध्ययन श्रनेक विध्नों से भरे हुए इस स्वल्प जीवन में तो हो नहीं सकता। 
श्रतः जैंसे हंस जल में से दूध को ग्रहण कर लेता है, वैसे ही साधक को सार- 
तत्व ग्रहण कर लेना चाहिये। जब वह प्राप्त हो जाय, तो शास्त्रों से चिपटे 
रहना व्यर्थ है| इसी कारण केवल वेद का अध्ययन अ्रथवा शासत्र का पठन 
साधना के क्षेत्र में निस्थंक हो जाता है। साधना का प्रमुख लक्ष्य मुक्ति हैं | जो 
कम मुक्ति का साधक न बन सके, उसके करने से क्या लाभ १ जो विद्या मोक्ष न 
दे सके, उसके पढ़ने से क्या प्रयोजन ! तत्व ज्ञान ही मोक्ष का कारण है, अद्वे त्‌ 
या दंत की कोरी मान्यता नहीं। जिसने द्वोताद्वौत-विवर्जित समतत्व को 
जान लिया, शब्द-बोध से स्वरूप-बोध प्राप्त कर लिया, वही मुक्ति का अधि- 
कारी है। गरुड़ पुरण का रचयिता कहता है।-- 


न॒ वेदाध्ययनान्मुक्तिन शास्र पठनादपि । 
ज्ञानादेव हि केवल्यं नान्यथा विनतात्मज ॥८७॥ 
इसी ज्ञान से रुम्पन्न होने पर सानव के मानवत्व की साथकता है। 
अन्यथा बह पशु के समान हैं | परम तत्व का न जानने वाला वेददशनादि का 
शाता होकर भी मूढ़ ही रहता है | जैसे दर्वी (करहछुल) पाकरस में पड़ी हुईं भी 
उसके स्वाद को नहीं जानती, उसी प्रकार वेद शास्रों में डूबा हुआ भी मानव 
श्रात्मस्थ तत्व-ज्ञान के श्रभाव में जड़वत ही है । 


। कर्म-प्रधान योग मार्ग गीता के अनुसार निष्काम बुद्धि से अपने कर्तव्य 
कम में प्रवृत्त होना हे | “सवे सवे कर्मणि अ्रप्निस्तः संसिद्धि लभते नर:--! 
कूम मार्ग का यह सार तुल्व हैं। यद्यपि गीता ने कम-संत्यास को, निदृत्तिः 


[ ९१३ । 


पथ को, भी निःश्रेयश्कर कहा है, पर कर्म योग को उसने कम संन्यास से अधिक 
महत्व प्रदान किया है| निष्काम कम का आचरण--अनासक्त होकर, फला- 
कांज्षा से विरक्त होकर, कतंव्य बुद्धि से काये करना--गीता की दृष्टि में मुक्ति 
का सहज हेतु हे । कम मार्ग में निष्काम बुद्धि का समावेश कर देने से अ्रनासक्ति- 
योग या कर्म योग ज्ञान मार्ग के अन्तर्गत आरा जाता हैं, क्योंकि मानव उसमें 
विशिष्ट ज्ञान-धारा को लेकर प्रवेश करता है | परन्तु प्रचुरता उसमें कर्म की 
टी रहती है, अ्रतः श्ञान-घारा के मूल प्रेरक होने पर भी उसे कम मार्ग ही 
कहा जाता है 
लौकिक ( व्यक्तिगत एवं सामाजिक ) कतंव्य कम के श्रतिरिक्त विशुद्ध 
साधना की दृष्टि से क्म-प्रधान साधना दो प्रकार की हैः मानसिक और शारी- 
रिक | मानसिक साधना के भी दो भेद किये जा सकते हैं। (१) मंत्र-योग या नाद- 
योग और (२) ध्यान-योग ।" 
मंत्र-योग--मन का ज्राण करने वाला ही मंत्र है| कुछ मंत्र सिद्ध होते 
हैं, कुछ साधारण । सिद्ध मंत्रों में पूर्ण शक्ति होती है। वे शिष्य को प्राम होते 
ही श्रपनी शक्ति का परिचय देने लगते है। साधारण मंत्रों को शक्तिप्रद बनाने 
के लिये विशेष अ्रनुष्ठान करने पड़ते हैं | पुस्तकों में लिखे मन्त्र शक्ति-रहित होते 
हैं। जो मन्त्र गुरु से भ्द्धा और विधिपूर्वक ग्रहण किया जाता है, वही कार्य करता है। 
मन्त्रजाप का मुख्य उद्देश्य वृत्तियों को श्रन्तमुख करना है। गीता ने 
धयज्ञानां जप यज्ञोउस्मि! कह कर जप को सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कह दिया है। जप द्वारा 
नाम के सहारे नामी तक पहुँचा जाता है। जप पूर्व संकल्पों के बल को क्षीण 
करके अनुकूल संकलपों को उत्पन्न करता है। जप से मन में दिव्य श्रानन्द का 
संचार होने लगता है । 
वैज्ञानिक क्रम में परमात्मा से भाव और भाव से नामरूपात्मकः जगत 
की सृष्टि हुई है। विलीनीकरण में यह क्रम विपरीत हो जाता: है, श्रर्थात्‌ नाम- 
रूप भाव में और भाव परमात्मा में लय को प्राप्त होते हैं । इसी प्रकार चित्त- 
१-- कूम पुराण, उत्तराधे, अ्रध्याय ४, श्लोक २४ में ध्यान योग को ज्ञान, कम 
श्र भक्तियोग से स्वतंत्र एवं प्रथक साधन माना गया है ; जैसेः 
ध्यानेन माँ पश्यन्ति केचिज्ञानेन चापरे। 
अपरे भक्ति योगेन कर्मयोगेन चापरे | 
२-- ब्रह्मसूत् २-३-१४ के श्रशुभाष्य पृष्ठ ६६६ पर श्राचार्य वह्लभ लिखते हैं :-.. 
“यथोत्पत्तिन तथा प्रलयः | किन्तु विपर्ययेण क्रम; |''*प्रवेश विपय॑येण 
हि निर्गंमनम || 


[ १४ । 


वृत्ति को नाम-रूप के सहारे भाव में, फिर भाव के सहारे परमात्मा में लीन करने 
का ही नाम मन्त्र-योग है। मन्त्र-योग के साथ लय-योग लगा हुआ है और वह 
भक्ति-योग का भी एक अंग है। 


बैदिक संस्कृति में मन्त्रों का महत्व सर्वाधिक है। गायत्री मन्त्र बेद का 
सर्वश्रेष्ठ मन्त्र कहलाता है| देवी भागवत में लिखा है : 


सर्वेबेद सारभूता, गायश्यास्तु समचेना। 
ब्रद्मादयो5पि संध्यायाम्‌, तां ध्यायन्ति जपून्ति च॥११॥१६।१४ 


सायत्री समस्त वेदों का सार है। ब्ह्मादिक देवता संध्या में इसी का 
ध्यान श्रोर जप करते हैं। जेसे फूलों का सार मधु, दूध का सार घुत और वनस्प- 
तियों का सार रस है, वैसे ही सब मन्त्रों का सार गायत्री है |" मायत्री का भी 
सार तीन महा व्याहृतियाँ (भू, भुवः, स्वः) और महा व्याह्ृतियों का भी सार 
जे» है। इसीलिये बेद ने “3 क्रतोस्मर! तथा उपनिषदों ने “डे इति उद्ग़ीय- 
मुफपुसीतः, “3“ इति आत्मानम्‌ युजीत,” '3“-इति ब्रह्म'--आरादि बाकयों द्वारा 
झँ० की उपसना का और जाप का उपदेश किया है। पौराशिक युग में मन्त्र- 
ग्रोग़ का नाद-योम के रूप में श्रोर भी अधिक विक्रास हुआ । हिन्दी-साहित्य के 
भक्ति-काल में नाम ध्मस्ण या जप ने सभी कवियों को प्रभावित किया | विधि- 
विधानों कृ खंडन करने वाले कबीर श्रौर वैदिक मर्यादा के प्रबल समर्थक 
छुल्लतीदाप--दोनों नाम स्मरण को प्रहत्वपूर्ण साधना मानते हैं । 


श्वाघोच्छवास के साथ भन्त्र का सम्बन्ध जोड़ हेने से श्रजपाजाप होने 
त्ग्नता है। दिन रात में २१६०० बार जो श्वास-प्रश्वास चलता है, उसके साथ 
से5हं कर जाप निरन्तर होता रहता है। इसी सोऊहं का उल्टा हंसः है। यदि इसे 
स्मरण का केन्द्र बना दिया जाय, तो चित्त अ्रपने आप स्थिर हो जाता है | 





१-- श्राचाय बल्लम अह्मसूत्र १-१-२४ के अशाभाष्य पृष्ठ २४१ में गायत्री के 
सम्बन्ध में लिखते हैं :-- “गायत्री वा इद सत्रे यदिदं किल्ल |!” उसी के 
आगे पृष्ठ २४२ प्र लिखते हैं---“एवेन सब मन्जोप्रासना व्याख्याता: |?” 


“यथा घूज्नी दास यूत्र प्रक्रेशस्वथा गाभत्री द्वारा बुद्धिश्तत्मतिपाद बक्षणि 
प्रविशेदिति |” 


[| १४ | 


ध्यान योग--इसी का दूसरा नाम राज-योग है। गीता में* ध्यानयोगी 
को एकान्त में श्रकेले ही स्थित हों, सब प्रकार की आशा और परिग्रह-मावना का 
परित्याग करके, शरीर और मन का निग्नह करते हुए), निरन्तर योग का अभ्यास 
करने का आदेश है। इत प्रकार सर्वदा योग-साधन में लगा हुआ वह पापहीन 
योगी सुगमता से ब्ह्म-साज्षात्कार रूप श्रत्यन्त उत्कृष्ट सुख को प्राप्त कर लेता है। 
(गीता ६।१०, २८, २६४) श्रीमद्भागवत, माहात्म्य प्रकरण, श्रध्याय १, श्लोक 
७३ ओर ७४ में ध्यान-योग के लिये मन का संयम, लोभ, दंभ, पाखंड से बचना 
ओर शास्त्रों का अ्रभ्यास करना परमावश्यक माना गया है । 

श्वेताश्वतर उपनिषद के द्वितीय अध्याय में प्राणायाम को ध्यान-यीग की 
साधना में सहायक कहा गया हे | ध्याम के लिये उपयुक्त स्थानों का भी इसमें 
निंदेश हैं। जो समतल, पविन्न, शकरा (अग्नि और बालू ) से रहित, शब्द, 
जले और आश्रय आदि की दृष्टि से श्रनुकूल तथा नेत्रों को पीड़ा न देने वाला 
हों, ऐसे शुह्या आदि वाजु-शूल्य स्थान में मन को ध्यान में लगाने का श्रभ्यास 
कंरमा चाहिये। (२६, १०) 


इसी उपनिषद्‌ में ध्यान-योग कौ विधि इस प्रकार वर्णित है ! 


स्वदेहमरणिं ऋत्वा प्रणव चोत्तरारणिम्‌ | 
ध्यान निमथनाभ्यासाई व॑ पश्येन्निगूढ्वत्‌ ।१)१५॥ 


ध्यान योगी को चाहिये कि वह अ्रपने शरीर को नीचे की श्ररणि और 
प्रणव॒ को ऊंपर की ग्ररणि बना कर ध्यान के द्वारा निरन्तर मन्‍्थन करे और 
अपने ही अन्दर छिंपी हुई अग्नि की भाँति परम देव परमेश्वर को देंखे। जैसे 
तिलों में तेल और दही में घी छिपा रहता है, वैसे ही परमात्मा अपने श्रन्दर 
छिपा है। 


श्वेताश्वतर उपनिष्रदकार लिखता है कि जब ब्रह्मवेत्ताओ्रों ने प्रमाणा- 
न्तर से ज्ञात न हीने वाले उत्त मूल तत्व के विषय में अ्रन्य किसी उपाय की गति 
ने देखी, तो ध्यान योग के अनुशीलन ढारा उम्त परम मूल कारण का स्वयं 
साक्षात्कार किया: 


१-- गौता (१३-२४) में ध्यान-योग को विशिष्ट रूप से श्पष्टतया स्वीकार 
किया गया है :-- 
ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचित्‌ आत्मा नमात्मना। 
अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे || 


[ १६ ] 


ते ध्यान योगानुगता अपश्यन्‌ 
देवात्म शक्ति स्वगुणनिगूढाम्‌। 
यः कारणानि निखिलानि तानि 
कालाव्मयुक्तान्यधि तिष्ठल्येक' ॥१॥३॥ 

किसी स्थान पर चित्त को एकाग्र करना ही ध्यान है। यह तीन प्रकार 
का हैः स्थूल-घ्यान, ज्योति-ध्यान और सूछ्म-ध्यान | किती विन्दु आदि पर 
समस्‍्त वृत्तियों को एकाग्र कर देना, स्थूल-ध्यान है। चन्द्र श्रादि.ज्योतियों पर 
ध्यान जमाना ज्योति-ध्यान है और सूक्म ब्रह्म में ध्यान को केन्द्रित कर देना 
सूछ्म ध्यान है। सूक्ष्म ध्यान को साधकों ने कठिन बतलाया है ।* यह दूर से भी 
दूर, अति दूर है श्रौर देवताश्रं को भी दुल॑भ है । 

शारीरिक साधना--इसमें हठ योग की प्रधानता है| हठ शब्द के ह' 
अक्षर का श्र है सूथ श्रोर 5' का अ्रथ है चन्द्र । इन्ही को प्राण श्रौर अपान 
भी कहते हैं। अतः हृठ-योग प्राण एवं श्रपान के योग का नाम है| हृठ-योग 
संबंधी शारीरिक क्रियाश्रों द्वारा सुप्त शक्ति-केन्द्र या कु डलिनी शक्ति को जगाया 
जाता है| इसी कारण इसे महा कु डलिनी योग भी कहते है । वैसे हठयोग 
से शरीर की शुद्धि भी होती है ओर शरीर की सुप्त शक्तियों का जागरण भी । 

शरीर की शुद्धि धौति, वस्ति, नेति, नोलिकी या नौली, त्रायक और 
कपाल भाँति--इन ६ करो से होती है। शारीरिक शुद्धि का उद्देश्य नाड़ी 
शुद्धि है | नाड़ी शुद्धि के पश्चात्‌ श्रासन को दृढ़ करते हुए. प्राणायाम किया 
जाताहै । नाड़ियो में सुषुम्ना नाड़ी महत्वपूर्ण है। हठ योगी इसीसे सिद्धि 
प्राप्त करता है। इसीके निम्न मुख में कुर्डलिनी सर्पाकार निवास करती है। 
जेंसे ताली से ताला खोलकर भीतर प्रवेश किया जाता है, वैसे ही कुण्डलिनी- 
प्रबोध से ब्रह्म-द्वार में प्रवेश करना होता है| तत्व-श्ञान की उपलब्धि इसीसे 
होती है । 

हठ योग में आसन को बीज, प्राणायाम को मूल, नित्य अभ्यास को 
वा, स्वास्थ्य को फूल और एकाग्रता को फल कहते है। इसमें मुद्राओं का भी 
सहत्व ह आर लिखा हे 


नास्ति मुद्रासमं काचित्‌ सिद्धिदा क्षिति मण्डल्ले। 


मुद्रा के समान पृथ्वी मण्डल पर अन्य कोई मी सिद्धि-प्रदायिनी शक्ति 
_नहीं है। उड्ययान, मूलबन्ध, खेचरी आदि मुद्राओं द्वारा मन की गति का 
१ 


'नमिदं गोपष्य देवानामपि दुलंभम | 


[ १७ ] 


श्रंवंरोध॑ करके उसे आ्रात्मा में लीन किया जाता है श्रौर कंठ-कूप में जिह्ा द्वारा 
अमृतसखाव का पान होता है जो योगी को श्रमर बना देता है। हृठयोग का 
नाथ पंथियों ने श्रधिक प्रचार किया | 

अष्टांग योग--महर्षि पतंजलि ने श्रपने योगदर्शन में इसका विशद 
वर्णन किया है।योग के विषय में यही सबसे श्रधिक प्रामाणिक श्रंथ है। 
श्रष्टांगयोंग में अ्रग्य सभी प्रकार के योगों तथा साधनाओं का समावेश है। 
हठयोग, राजयोग (ध्यानयोग), मन्त्रयोग तथा भक्तियोग--सभी की प्रमुख 
विशेषताएँ इसमें विद्यमान हैं। यह कोई संकौर्ण योगपद्धति नहीं है। समस्त 
योग प्रणालियाँ तथा साधन-सम्प्रदाय इसके विशालरूप के श्रन्तर्गंत आर जाते 
हैं| श्रष्टांगयोग में यम, नियम, श्रासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान 
ओर समाधि--इन श्राठ साधनों की गणना होती है | इनमें प्रथम पाँच बाह्य 
तथा अ्रन्तिम तीन श्रन्तरंग साधन कहलाते हैं | 

श्रष्टंग योग का मुख्य लक्ष्य चित्त की वृत्तियों को रोकना है । वृत्तियों 
के रुक जाने पर आत्मा अपने स्वरूप में स्थिर हो जाता है। वृत्तियाँ पाँच प्रकार 
की हैं: प्रमाण, विपयंय, विकल्प, निद्रा श्रौर स्वृति | इन दृत्तियों का निरोध 
श्रभ्यास और वेराग्य से होता है | अभ्यास ऐसे यत्न का नाम है जो चित्त को 
परमात्मा में स्थिर करने के लिए किया जाता है। जिस. संयम द्वारा तृष्णाओं 
को छोड़ दिया जाता है, वह वैराग्य है। परमात्मा क्लेश, कर, कर्मफल और 
वासनाश्रों से अपराश्ृष्ट (न छुआ हुआ) पुरुष विशेष (जीव से प्रथक) है। वह 
गुरुओं का गुरु है। ओश्म उसका नाम है। ओरेम्‌ का जाप और उसके अथ 
का चिन्तन करना भक्ति है। इस जाप तथा चिन्तन से आत्म ज्ञान होता है और 
विध्न दूर हो जाते हैं| 

तप, स्वाध्याय और इंश्वर-मक्ति--तीनों मिल कर कर्मयोग कहलाते 
हैं। क्लेश पाँच हैं: अ्रविद्या, श्रस्मिता, राग, दें ष और श्रभिनिवेश (मृत्यु-मय) | 
इनमें श्रविद्या पर ही श्रन्य क्लेश निर्भर हैं। क्लेशों का कारण द्रष्ण और 
दृश्य, आत्मा और संसार का संयोग है | इस संयोग का कारण मी अविदा है । 
स्थिर विवेक ( ज्ञान ) क्‍लेशों से छूटने का उपाय है | योग के श्राठ श्रंगों का 
श्रनुष्ठान करने से अशुद्धि नष्ट हो जाती है और ज्ञान का प्रकाश बढ़ता 
जाता है । 

आठ अंगों में यम सामाजिक तथा नियम व्यक्तिगत उन्नति के कारण 
हैं। यम अहिंसा, सत्य, श्रस्तेय, ब्रह्मचर्य श्रौर श्रपरिग्रह का नाम है| नियम 
शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय ओर ईश्वर प्रशिधान को कहते हैं। आसन स्थिर, 


[ (८ ।] 


सुख-पूर्थक बैठना है | प्राणायाम बाह्य वृत्ति, श्राभ्यतर इत्ति और स्त॑म वृत्ति तीन 
प्रकार का होता है| श्रपने विषयों के साथ संबंध न रहने से इन्द्रियो का चित्त- 
स्वरूप-सा हो जाना प्रत्याहार कहलाता है। 

चित्त का किसी एक देश में बाँधना धारणा है। इस देश (स्थान) में 
वृत्ति की एकाग्रता, मन का निर्विषय हो जाना, ध्यान है और जब ध्यान में 
केवल श्रथ ( ईश्वर ) भासता हे, अ्रपना स्वरूप श॒त््य हो जाता हे, तो उसे 
समाधि कहते हैं | 

क्रष्टांग योग का जो ऊपर सक्षेप भें विवरण दिया गया हे, उससे स्पष्ट 
प्रतौत होता है कि उसमें ज्ञान, कर्म एवं उपासना तीनों का योग हे । बौद्ध 
जुग के श्रास-पास जो श्रन्य साधना-मार्ग इन्ही तीनों के स्वरूप से विकसित हुए, 
उनके भी सूछम अंश इसमें विद्यमान हैं । श्रष्ठांग योग ने सभी साधकों को 
श्राकर्षित किया है | 

भाव प्रधान--यह साधना भक्तिमार्ग के नाम से प्रख्यात है। भक्ति- 
मार्ग श्रद्धा--विश्वास का मार्ग है। यही वह मार्ग है जो चेतन्य तत्व तक सीधे 
पहुँचा देता है | मन को चेतन्य तत्व के साथ सम्बद्ध करने के लिए, भ्रद्धा-भक्ति 

के अतिरिक्त अन्य कोई समर्थ साधन नही है|" लोभ, बल आदि के बन्धन 

१--गीताकार ने भी नीचे उद्ध त श्लोकों में कुछ साधनों को श्रन्य साधनों की 
श्रपेत्ञा सुगम बताया हैः 

मय्येव मन आधत्स्व भयि बुद्धि 'निवेशय । 

निवसिष्यसि मय्येव श्रत ऊध्ब॑ न संशयः ।। ८ ।। 

श्रथ चित्त समाधातु न शक्‍नोषि मयि स्थिरम्‌ | 

अ्भ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तु' धनंजय ॥॥६ ॥। 

अ्रभ्यासेधप्यतमर्थाडसि मत्कमंपरमों भव। 

मदरथमपि कर्माण कुवन्‌ सिद्धिमवाप्स्यसि || १० || 

श्रथेतदप्यशक्तोर्डस कु मद्योगमाश्रित: । 

सर्वेकम फलत्यागं ततः कुछ यतात्मवान ॥| ११ ॥। 

श्रेयो हि शानमभ्यातात्‌ ज्ञानाद्‌ ध्यान॑विशिष्यते । 

ध्यानात्‌ कमफलत्याग: त्यागात्‌ शान्तिरनंतरम || १२ ॥। 


श्रध्याय १२ 
श्रीकृष्ण अजु न से कहते हैं; प्रभु में मन और बुद्धि को लगादो | यदि 
यह कठिन प्रतीत हो, तो श्रम्यास योग से प्रछु-प्राप्ति की इच्छा करो | श्रमभ्यास 
शेष श्रगामी पृष्ठ पर 





[ १६ ।] 


अत्यन्त निक्ृष्ट कोटि के हैं और ह्थायी भी नहीं हैं। एक प्रेम का बन्धन ही सर्वो- 
परि है | * क्ृष्ण को यशोदा ने इसी बन्धन में बाँधा था | भक्ति जीवन-पथ का 
श्र्‌ बतारा है जो उसे प्रेरणा देता रहता है। आ्रात्म तत्व को अनुभव करने का 
यही एकमात्र सुन्दर उपाय है। भागवत, ११२०८ में लिखा हैः 


न निर्विणणो नातिसक्तो भक्तियोगोश्श्य सिद्धिदः ॥ 


जो न वैरागी है, न कामनाश्रों में श्रत्यन्त श्रासक्त, उंसके लिए भक्ति- 
योग ही सिद्धि-प्रदायक है। सामान्य जनता इसी प्रकार की होती है। यही 
कारण है कि मानव हृदय पर इस भक्तियोग ने प्रारम्भ से ही अ्रपना आधिपत्य 
स्थापित किया है | इसमें प्रपत्ति अ्रथवा शरणागति की प्रधानता है। आत्मा 
अनन्य भाव से, भक्ति के पथ में, परमात्मा के सामने श्त्म-समपंण कर देता 
है | आत्मा श्रौर परमात्मा के सम्बन्ध की पहली अवस्था जिज्ञासा, दूसरी ममत्व 
ओर तीसरी एकता की है। जिज्ञासा में प्रभु कुछ है, कौन है, केसा है-- श्रादि 
बातें आती हैं। ममत्व में उसके साथ घनिष्ठता (007रणप7070) बढ़ती है | 
वह मेरा है, में उपका हँ--यह माव भक्त को प्रभु के समीप ले जाता है। 
एकता (07४07) में भक्त भगवान में ड्ब कर एक हो जाता है। संसार में 
इस भाव को प्रकट करने के लिए. सबसे सुगम श्रौर प्रभावोत्पादक उपमान 
पति-पत्नी का है। भक्ति के क्षेत्र में इसी कारण मधुर भाव, श्र॒ज्ञार का 
प्राधान्य रहा है । 


गत पृष्ठ की शेष पाद-ट्प्पिणी 


करने की भी शक्ति न हो, तो इस बुद्धि से कार्य करो कि तुम जो कुछ कार्य 
करते हो, प्रभु के लिए करते हो । यदि ऐसा भी न कर सको, तो प्रभ्नु की शरण 
में पहुँच कर औ्रौर फल की आ्राशा छोड़ कर कम करते रहो । श्रभ्यास से शञान 
श्रेष्ठ है, शान से ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी कर्मफल का त्याग श्रेष्ठ है। 
इसीसे शान्ति प्राप्त होती है | यहाँ भी गीताकार ने कमफल-त्याग के साथ शर- 
णागति को संयुक्त कर दिया है। भक्ति के विकास में हम यह दिखाने का प्रयत्न 
करेंगे कि गीता दबी ज़बान में भक्ति को अन्य साधनों की श्रपेक्षा उच्च पद देने 
के लिए, उद्योगशील है । 

२--भागवत, दशम स्कंच, उत्तराद्ध ११-२४ (६०-२५) के सुबोधिनी माष्य 


में श्राचाय बल्लम लिखते हैं; “प्रेमेव बन्धनम इति भगवसत्पेम्णेब सा 
बद्धा तिष्ठति | ” 





[| २९० |] 


इस प्रबन्ध में भाव-प्रधान साधना अर्थात्‌ भक्तिमार्ग को ही लक्ष्य में 
रख कर सूर-साहित्य का दिग्दर्शन कराना है। श्रत; हम आगामी अध्याय में 
भक्ति के विकास पर अपने विस्तृत विचार प्रगट करेंगे। सूर-साहित्य का युग 
भक्ति-भावना का ही स्वयं ुग है | इस युग में भक्ति ने ही हमें श्राश्वासन दिया 
था और उसी ने हमारा उद्धार भी किया था। भक्ति का ही अ्रवलम्बन लेकर 
श्राय जाति श्रपनी बची खुची सम्पत्ति की रक्षा कर सकी थी। 


भक्ति का विकास 


थुग विशेष की मान्यतायें तत्कालीन साहित्य में प्रतिबिम्बित होती हैं, 
यह एक सामान्य सिद्धांत है। श्रतः यदि हम वेदयुगीन विचारों एवं धारणाप्रों 
को वैदिक साहित्य से श्रवगत करना चाहें, तो श्रनुचित न होगा। वेदत्रयी 
जशान,कर्म एवं उपासना नाम के तीन ऐसे मार्गों की ओर निर्देश करती है 
जो परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं ओर जिनकी समन्विति मानव जीवन के चरम 
लघ्ष्य को सिद्ध करनेवाली है | ज्ञान हमें उस लक्ष्य का ब्रोध कराता है, कमे 
छस लक्ष्य तक पहुँचाता है, और उपासना उस लक्ष्य के समीप ले जाकर बिठा देती 
है । उपासना का श्र ही है अपने लद्य या अभीष्ट के उपन्‍समीप, श्रासन/र 
बैठना । इस प्रकार साधना के क्षेत्र में ज्ञान भर कर्म उपासना की श्रपेज्षा भ्वर 
कोटि के हैं, पर बे श्रनावश्यक हों, ऐसा नहीं है | हाँ, ज्ञान और कर्म रूपी 
साधनों द्वारा धुसज्ञित होकर साधक श्रन्त में उपासना द्वारा ही अपने इष्टदेव का 
साम्रीप्य प्रात्त करता है, यह मिश्चित है । 

कतिपय पाश्चात्य तथा एतद्देशीय विद्वान उपासना या भक्ति को बहुत 
बाद की चीज मानते हैं | इनकी सम्मति में, वैदिक कालीन पूजा की शैली दृष्ट- 
श्रनिष्ट देवों को प्रसन्न करने और बलि चढ़ाने के रूप में थी । इन्द्र,वरुण, अग्नि, 
वायु झादि को ये विद्वान विभिन्न देवताओं के नामों के अ्रतिरिक्त और कुछ नहीं 
मानते । पर जिन्होंने वैदिक साहित्य का स्वाध्याय किया हे, वे जानते हैं कि ये 
विभिन्न नाम एक ही प्रभु के अनेक गुणों का द्योतन करने वाले है। यास्‍स्क ने 
निरुक्त में स्पष्ट लिखा हे: “प्रभु की श्रनन्त सामथ्य के कारण उउके श्रनेक नाम 
हैं। श्रतः प्रभु की नाना प्रकार की शक्तियों का श्रनुभव करके ऋषियों ने अ्रनेक 
नामों से उसकी स्तुति की हैं |?" निरुक्त ही नहीं, स्वयं वेद निम्नलिखित 
ऋचाश्ों द्वारा इस तथ्य की पुष्टि करते हैं 

तदेवाग्निस्तदादित्य स्तद्वायुस्तदु चन्द्रमा :। 

तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म ता आपः स प्रजापति: ॥ यज्ु० ४२१ 


१--महाभाग्यात्‌ देवताया एक एवं आत्मा बहुवा स्तूयते | निदक्त ७|४, ८-६ 


[ २३ | 


इन्द्र मित्रम्‌ वरुण मग्नि माहु 
रथो दिव्यस्स सुपर गरुत्मान्‌ | 
एक सद्ठिप्रा बहुधा वदन्ति 
अग्नि यम मातरिश्वान माहुः ॥ ऋ० १॥१६४।४६। 


श्र्थात्‌ वह उपासनीय, मजनीय, वरणीय प्रम्ु एक है, पर विद्वान उसे 

झ्रनेक नामों से पुकारते हैं | अ्रतः इन्द्र, यम, वरुण आदि श्रनेक देवताश्रों के 
नाम नहीं हैं, प्रत्युत एक ही ईश्वर के अनेक गुण और शक्तियों को प्रकट करने 
वाले श्रनेक नाम हैं | सन्त परमरा में यह तथ्य आज तक चला आया दे और 


हिन्दी के कबीर, सूर, तुलसी आदि सभी भक्त कवियों ने इसका अनुभूतिपरक 
उल्लेख किया है | 


यही क्यों, भक्ति सम्बन्धी जो भावोद्गार वैदिक ऋषियों के कंठों से फूट 
कर निकले, वे काल के अ्जस् प्रवाह में प्रवाहित होते हुए. हमारे मध्यथुगीन 
भक्त कवियों तक ज्यों के त्यों चले श्राये शरोर अगज भी उनका अश्रवलम्बन लेकर 
हमारे श्रशान्त, व्यथित एवं व्याकुल हृदय शान्ति का श्रमुभव करते हैं | उदाह 
रण के लिए हम कुछ वेद मन्त्र नीचे उद्ध त करते हैं | इन मन्त्रों में कहीं आत्म 
निवेदन है, कहीं विनय है, कहीं विरह-पौड़ा है, कहीं घर पहुँचने की अ्भिलाषा 
है, कहीं अपना देन्य श्रौर साधन-श्रद्यमता है, कहीं विचारणा, व्याकुलता और 
पश्चात्ताप की भावनाये हैं, कहीं प्रभु की उदारता, क्षमता, सुन्दरता, शरणा- 
गत-भक्तवत्सलता और तजन्य आश्वासन है, कहीं अपने पापों का स्मरण, कहीं 
उद्बोधन और कहीं समपंण है | वैष्णव श्राचायों ने भक्ति का जो गहन विवे- 
चन बाद में किया है, उसकी समग्र पृष्ठभूमि बेद के इन मन्त्रों में उपस्थित है। 
नीचे लिखे मन्त्र में प्रभु की कृपा, भक्तवत्सलता और सब समर्थता का वर्णन है! 


अभ्यूणोति यज्ञग्न॑ मिषक्ति विश्व॑ यत्त रम्‌। 
प्रेमनध: ख्यत्‌ निः भ्ोणोडमूत्‌ ॥ ऋ० ५१६२ 
अथे-- प्रभु नंगे, दीन, हीन व्यक्ति को बच्चों से आ्राच्छादित कर देते 


हैं, व्यथित एवं आतुर प्राणी को भेषज देकर रोगमुक्त कर देते हैं |अंधा उन्हीं 


की हर से देखने लगता है और लेँगड़ा लूला चलने की शक्ति प्राप्त कर 
लेता है । 


मेरे सोम नग्नजन को तुम अच्छादित कर देते हो। 
आतुर व्यथित हग्ण प्राणी के कष्ट सकल हर लेते हो ॥| 


[| रहे ] 


अंधा भी तब कृपा दृष्टि से सष्टि देखने लगता है। 

लंगड़ा छूला भी तब बल पा यहाँ दौड़ता भगता है ॥१ 

प्रभु भक्तवत्सल हैं। उनके अ्रनुअह से क्या नहीं हो सकता १? इसका 
उल्लेख करते हुए, सूर, तुलसी आ्रादि सभी सन्तों ने अपनी श्रनुभूति इन्हीं शब्दों 
में प्रगग की है| सूर लिखते हें: 

चरन कमल बन्दो हरिराई। 

जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, श्रेंधरे को सब कछु द्रसाई ॥ 

बहिरो सुने, मूक पुनि बोले, रंक चले सिर छन्न धराई | 


सरसागर (ना० प्र ० स०) १॥ 
तुलथीदास लिखते हैं 


मूक होहिं बाचाल, पंगु चढ्ृहिं गिरिवर गहन। 
जाउ कृपा सो दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दृहन ॥ 
व्यास जी कहते हैं: 


मूक करोति वाचालं, पंगु लंघयते गिरिम्‌। 

यत्कूपा तमहं वन्दे, परमाननद्‌ माधवम ।। 

प्रभु वास्तव में श्रपने भक्त का देन्य दूर कर देते हैं | वे श्रपने जन को 
लघु से महान्‌ , छोटे से बड़ा और राई से पव॑त बना देते हैं | इसके साथ ही 
जो भक्त को कष्ट देता है, आततायी है, उसे गिरा भी देते हैँं--पर्॑त से राई 
कर देते हैं | प्रभु की कृपादृष्टि जिसके ऊपर पड़ गई, उपके लिए श्रततम्भव भी 
सम्मव हो जाता है । गोस्वामी ठुलतीदाप लिखते हैं: 


गरल सुधा रिपु करे मिताई | गोपद सिन्धु अनल सितलाई ॥ 
गरुअ सुमेरु रेनु सम ताही। राम कृपा करि चितवा जाहद्दी ॥ 
श्रति भगवती कहती हैं 


त्व॑ सहीमवर्निं विश्वधेनाम्‌, तुवातये बेय्याय क्षरन्तीम । 
अरमयो नमसेजदणःसुतरणां अकृणोः इन्द्र सिन्धून्‌॥ 
ऋ० ४।१६॥६ 
अथे-- प्रभो, तुम काम, क्रोध श्रादि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने 
वाले अ्रपेनें भक्त के लिए, इस विशाल पृथ्वी को दूध देनेवाली कामधेनु बना देते 
हो । तुम्हारी कृपा से उछलता हुआ तूफानौ समुद्र परम प्रशांत रूप धारण कर 


१--लेखक की लिखी भक्ति-तरंगिणी से उद्धुत | 


[ २४ । 

लेता है और दुस्तर, अनुल्लंघनीय सिंधु गो के खर के समान सुगमता से पार 
होने योग्य बंन जाता है । 

बेद ने प्रभु को श्रनेक स्थानों पर वृष चर्षणीनाम्‌, इषबत्‌ तथा दृष 
कहकर पुकारा है, जिसका अ्रथ यह है कि प्रभु अपने मक्त की कामनाश्रों को 
सफल करने वाले हैं | सफलता की वर्षा करना, कामनाश्रों-को पूर्ण करना 
भक्त को सख देना, भगवान का व्रत हे, नियम हे, विरुद हें, बाना या स्वभाव 

| गीतो के शब्दों में कल्याणु-पथ पर चलने वाला मानव कभी दुगति में नही 

पड़ता | जो अ्रनन्य चित्त से प्रभु की उपातना करते हैं, उनके योग-क्षेम का भार 
प्रभु पर रहता हैं ।" 

प्रभु हारिल की लकड़ी है, अंधे की लाठी हैं, बूढ़े थके-माँदे प्राणी का 
गवलम्बन हैं, यह माव ऋग वेद के ८-४४-२०वें मन्त्र में इस प्रकार वर्णित है।--- 

आ त्वा रम्भं न जिम्रयो ररम्भा शवसरपते ! 
उश्मसि त्वा सधस्थ आ। 

हे बलों के स्वामी, शक्ति के भण्डार, जैसे बुद्ध पुरुष डण्डे के सहारे 
चलता है, वैसे ही मैने आपका अ्रवलम्बन ग्रहण कर लिया है और मै 
चाहता हूँ कि श्रब तुम सदेव मेरे सामने ही बने रहो | 

भश्रमरगीत के अन्दर सूर ने इसी भाव का अन्य प्रकार से उल्लख 
किया हे -- 

हमारे हरि हारिल की लकड़ी । 

मन-क्रम वचन ननन्‍द्‌ ननदन उर यह हृढ़ करि पकरी। 

जागत सोबत स्वप्न दिवस निसि कान्ह कान्ह जकरो । 

सुनत योग लागत हमें ऐसो ज्यों करुई ककरी । 

सुतो व्याधि हमकों ले आये देखी सुनी न करी 

यह तो 'सूर! ताहि ले सोंपों जिनके मन चकरी । 

६०] ४० सं० ७०३, सूरसागर वकरेश्वर प्रेस सं० १६६१ । ना०प्र०स० ४६०६ 

वेद तथा सूर दोनों के शब्दों में भक्त को केवल प्रभु का श्रवलम्बन है 
और बह दिन हो या रात्रि, स्वप्न की श्रवस्था हो या जाग्रतश्रवस्था, सभी कालों 
ओर सभी अ्रवस्थाओं में श्रपने प्रभु को सामने ही देखना चाहता है। 


१--न हि कल्याणक्ृत्‌ कश्चित्‌ दुर्गतिं वात गच्छति ||६।४० 
अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना; पञु पासते | 
तेषां नित्याभि युक्तानां योग क्षेम॑ वहाम्यहम ||४६-२२।। ग्रीता 


[| २४ ] 
अब भक्ति-्षेत्र की कुछ श्रन्य भावनाञ्रों को देखिए-- 
विचारणा 


विसे कणों पतयतो विचक्षु: बीद॑ ज्योतिह दय आहित॑ं यत्‌। 
वि मै मनश्चरति दूर आधी: कि स्विद्‌ बच्यामि किमुनू मनिष्ये॥ 
ऋ० ६॥६॥६ 
अथे--मेरे कान इधर-उधर भागते है| श्राँखे इधर-उधर देखने लगती हैं। 
हृदय में स्थापित ज्योति (चेतनता) आँख और कान के बन्द रहने पर भी इधर- 
उधर घूमती हैं। मेरा मन दूर-दूर तक चिन्ता के विषयों में विचरण करता है । 
हे प्रमो | फिर मै क्या बोलूं और केसे विचार करू ! 
पहशचाताप 
य आपिनित्यो वरुण प्रियः सन्‌ त्वां आगांसि कृणबत्‌ सखाते। 
मा न एनस्वन्तो यक्षिन भुजेम यन्धिष्मा विपम्रः स्तु बतेवरूथम्‌॥ 
ऋण ७|८८।६ 
अर्थे--हे प्रभु ! मैं तेरा सदा का बन्घु और साथी हूँ। पर, हाय ! 
तेरा प्रिय होकर भी मैं कितने श्रपराध किया करता हैँ ? हे पूज्यदेव ! मैं पाप 
करते हुए. भोग न भोगू । मुरू स्तुति कतो को अपनी शरण में रखो | 
उद्बोधन 
न तं॑ विदाथ य इमा जजान अन्यद्‌ युष्माकमन्तरं बभूब। 
नीहारेण प्रोवृता जल्प्याः चासुदप उक्थ शा[सश्चरन्ति ॥ 
यैँजुं> १७।३ १ 
अथे--हे मनुष्यों ! क्‍या तुम उसे नहीं जानते, जिपने इन तबको उत्पन्न 
किया हैं ! अरे तुम कुछ और ही हो गये हो | ठुम में और प्रभु में बहुत अन्तर 
पड़ गया हैं। अज्ञान के कुहरे से ढके हुए, केवल अपनी प्राण-तृत्ति में मग्न 
आर प्रलापी बनकर तुम क्यों व्यर्थ मार्गों में भय्क रहे हो ! 
व्याकुछता 
अपां मध्ये तस्थिवांसंवृष्णा विद्ज्वरितारम्‌ | 
सडय सुक्षत्र सुडय ॥ ऋ० ७।८६॥५ 
अथ --हे शक्तिशाली प्रश्न ! मै प्यासा मर रहा हैँ। चारों ओ्रोर से 
मुझे जल की धाराये घेरे हुए है, मै उनके बीच में बैठा हूँ, फिर भी पिय्रासा से 
व्याकुल हो रहा हैँ । हे देव ! दया करो !! रक्षा करो !!! 


[ २६ | 


सन्त कबीर ने इसी भाव को लेकर यह गीत लिखा है ;-- 
पानी भें मीन प्यासी । 
मोहि देखत लागे हांसी॥ 


सुखसागर नित भरो ही रहत है, पल्त पल्त रहत निरासी ॥ 

कस्तूरी बन में संग खोजत, सूधि फिरत बहु घासी। 

आत्मज्ञान बिनु नर भटकत है कोई मथुरा कोई कासी ॥ 
इत्यादि 


अमभिलाषा 


थदग्ने स्थामहं त्वं त्वं वा था स्या अहम । 
स्युष्टे सत्या इहाशिषः।॥ ऋ० ८४४२३ 
अर्थ --हे प्रकाश श्वरूप परमात्मन ! तेरे आशीर्वाद यहाँ सत्य हों। 
यातो मैं तू हो जाऊँ या तू मैं हो जा। 


विनय 


इमम्से वरुण श्रुधि हवमद्या च मृडय। त्वा मवस्युराचके ॥ 
ऋ० १॥२५।१६ 

अथ --दे सर्वश्रेष्ठ, वरणीय देव ! मेरी इस विनय को सुनो और मुझे 
सुखी कर दो। रक्षा की कामना लिए हुए श्राज मैं तुमसे यही प्राथना कर 
रहा हूँ । 

प्रभु की विशाल भुजायें हम सबकी रक्षा करने के लिए. फेली हुई हैं । 
'डसकी शरण वृहत्‌ है, महान्‌ है। जिसने उसको शरण, ग्रहण कर ली, वह 
निहाल हो गया--निर्भय, ज्योतिष्मान्‌ और स्ववंत्‌ (आनन्दी) बन गया। इस 
“प्रकार की भावनायें हिन्दी के मध्यकालीन सन्तों ने जिस प्रकार प्रकट की हैं, 
उसी प्रकार वे बैदिक साहित्य में भी उपलब्ध होती हैं।' 

ऊपर उद्‌ध॒त्‌ भक्ति परक कुछ वेद-मन्त्र हमने यहाँ उन विद्वानों के विचार 
के लिए, उपस्थित किए हैं जो भक्ति को श्रत्यन्त परवर्ती काल की वस्तु मानते 
हैं श्रौर उसकी उदय-तिथि को बैदिक युग तक ले जाने में आनाकानी करते हैं। 
पर, इसका यह तात्पय नहीं है कि वेद में भक्ति ही भक्ति भरी पड़ी है; ज्ञान और 





१--उदू नो लोक अ्रनुनेषि विद्वान स्ववैत्‌ ज्योति रभय॑ स्वस्ति | 


' आष्या त इन्द्र स्थविरस्य बाहू उपस्थे बाम शरण बृहन्ता ।। 
ऋण ६[४७|८ 


[| २७ |] 


कम नहीं है | वस्तुतः वैदिक युग में ज्ञान, कर्म एवं उपासना तीनों कांड अपने, 
समुज्ज्वल रूप में विकसित हुए, थे। वेदिक ऋषि तीनों में सामश्नस्यात्मक प्रवृत्ति 
रखते थे | वेद कालीन भक्ति मी अत्यन्त निमल स्वरूप रखती थी। उपर्मे 
प्रवृत्ति और निद्वति दोनों के समस्त सत श्रंश विद्यमान थे। पर, काल-चक्र 
अत्यन्त बलवान है | यह किसी भी वस्तु को एक स्वरूप में नहीं रहने देता। 
वैदिक भक्ति भी कालान्तर में अपने स्वाभाविक रूप को स्थिर न रख सकी | 
याज्िक पद्धतियों श्रोर निवृत्ति-परायण ज्ञान-गाथाओं के मस्स्थल में पहुँच कर 
उसकी धारा तिरोहित-सी होने लगी | 

शतपथादि ब्राह्मण ग्रन्थों के काल में याशिक श्रनुष्ठानों की प्रधानता हो 
गई और कमकांड का अनेक रूपों में विश्लेषण हुआ। ज्ञान श्रौर मक्ति पीछे 
पड़ गये। आ्रारएयक तथा उपनिषद थजुग में इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया उत्पन्न 
हुई | कमकांड को दबाकर ज्ञानकॉड आगे निकल गया । भक्ति यद्यपि उपे- 
छित-सी हो गई थीं, फिर भी जनता का भ्रद्धालु हृदय उसके साथ किसी न किसी 
रूप में चिपटा ही रहा। वह भक्ति-सुधा-पान के लिये पिपासाकुल हो उन शत्रादित्य 
ब्रह्मचारियों की कामना करता हुआ पुकार उठा--“त्वम्‌ आदित्यां आवह” 
(सामवेद १०६६) श्रर्थात्‌ हे देव | तुम उन आदित्यों, उपासकों को हमारे पास भेजो 
जो हमारी व्याकुलता मिटा सके, हमारे अन्दर भक्ति की पुनीत भावना भर सकें। 
“तान्‌ हि उश्मसि?-.आ्राज हम उन्हीं की कामना करते हैं ।१ इतिहास ऐसे 
अनेक श्रादित्यों की उत्पत्ति की साह्ली दे रहा है, जिन्होंने समय-समय पर मानव 
हृदय की सूखी वाटिका को भक्ति के सरत सिचन द्वारा हरा-मरा बना दिया है। 

यही कारण है कि शान-प्रधान उपनिषदों के ऋषियों के कै से मक्ति के माव- 
भरित उद्गार बीच-बीच में श्रनायास फूट पड़ते थे । श्वेताश्वर उपनिषद्‌ के श्रन्त 
में लिखा है ई-- 

यस्य देवे परा भक्ति: यथा देवे तथा गुरो | 
तस्येते कथिता दुयथो' प्रकाश्यन्ते महात्मनः ॥२३॥ 
इस श्लोक में प्रभु-मक्ति के साथ गुरु-भक्ति पर मी बल दिया गया है। वैसे 
उपनिषदों में ज्ञान-प्रास्ति के लिये गुरु-सेवा का महत्व प्रतिपादित हुआ है, पर यहाँ 
१--अ्रथवा--जीवान्नो श्रभिषेतन श्रादित्यास; पुराहथात्‌ | 
कद्धस्थ हवन श्रुत; १ ऋ० ८-१६७-६४ 

है आते कौ पुकार सुनने वाले आदित्यो ! तुम कहाँ हो! हम लोगों 
के निहत होने से पहले ही, जब तक इस शरीर में जीवन है. तुम दौड़ कर हमारे 
पास क्रा जाश्नो | हमारी रक्षा करो | 


[| र८ |] 


स्पष्ट रूप से भक्ति के लिये ही उमका कथन हुआ है। छांदोग्य उपनिपद्‌ में भी 
प्राणोपासना आदि के रूप में भक्ति के ही बीज निहित हैं | छांदोग्य उपनिपद्‌ 
कें प्रपाठक २ खंड ११ में उपासना के हिकार, प्रस्ताव, उद्ग़ीथ, प्रतिहार और 
निधन ये पाँच श्रंग वर्णित हुए. है, जिनमें नाद, स्तुति, कीर्तन, धारण और 
विलय (प्रभु में तन्‍्मय हो जाना) की ओर क्रमशः संकेत किया गया है। लगभग 
यहीं नाम सामवेद में मी प्रयुक्त हुए है, जो उपासना कांड का मुख्य वेद कह- 
लाता है। 

मुश्डक उपनिषद्‌ का यह श्लोक भी भक्ति-भावना को प्रकट कर रहा हैः 


नायमात्मा प्रवचनेन लक्ष्यों न मेधया न बहुना श्रुतेन । 
यम्रेबेष बुणुते तेन लभ्यस्तस्येष आत्मा बृुणुते तनूं स्वाम्‌॥ 
तृतीय मुडक, द्वितीय खंड, श्लोक ३ 
भ्र्थात्‌ प्रभु की प्राप्ति, परोक्ष श्रात्मतत्व की उपलब्धि, प्रवचन, मेधा 
तथा बहुत सुनने से नहीं होती । प्रभु जित पर कृपा करते है, उसीको उनकी 
प्राप्ति होती है। श्रात्मदेव अ्रपन्ना स्वरूप उसी के समक्ष खोल कर रख देते हैं। 
श्रुति भगवती इसी तथ्य का उच्च श्वर से,उद्धाटन करती हुई कहती है; 
अहमेव स्वयमिंदं बदामि जुष्टमू देवेभिरुत मानुषेभिः । 
थ॑ कामये त॑ तमुआ' कृणोमरि त॑ न्क्मार तमृषिं त॑ सुमेधाम्‌ ।। 
' ऋ० १०१०४।७ 
यह अ्रसंदिग्ध रूप से कहा जा सकता हैं कि भक्ति का अत्यन्त स्वाभा- 
विक एवं सर्वग्राह्म विकास वैदिक युग में ही हुआ | यह इसका प्रथम उत्थान 
था। वेद काल की हृदय-पावनी यह भक्ति-धारा, जेता पूर्व ही लिखा जा चुका 
है, ब्राह्षण काल के याज्षिक श्रनुष्ठानो तथा श्रौपनिषदिक निवृत्ति-परता एवं 
शानवाद के दुर्गम मर में क्ञीण-सी हो गई थी। पर, साधारण जनता का हृदय 
उसके लिये सदेध उत्सुक बना रहा और जेसा हम उपनिषदों के उद्धरण देकर 
सिद्ध कर चुके हैं, भक्ति ऋषियों के कंठ से बरबस निकल कर प्रकाश पाने के 
लिए छुट्पटाती रही | उपनिषद जुग के पश्चात्‌ , इस भक्ति का द्वितीय उत्थान 
परिस्थितियों की स्वाभाविक प्रदृत्ति के अनुसार श्रीमद्मगवद्गीता में दिखाई पड़ा | 
गीता मीष्मपर्व के पूर्व महाभारत का ही एक भाग है। महा- 
भारत में ब्राह्मण बुग का याशिक कमंकांड और उपनिषदों की निवृत्ति एवं ज्ञान 
को चाहा स्पष्ट रूप से अंकित है । एक का प्रतीक दुर्योधन है और दूसरी का 
कु न | महाभारत में एक स्थान पर दुर्योधन कहता है कि मैने शास्त्र विधि के 


[| २६ ] 


श्रनुकूल यशों क| श्रनुष्ठान किया है, ऋत्विज, द्योता, अध्वयु , श्रादि का 
वरण करके पुष्कल घन-द्रव्य दान में दिया है, मैने प्रजा को सतुष्ट करने के 
लिए, वापी, कूप, तड़ागादि का निर्माण कराया है,वेद-विधि से भ्राद्ध,तप णादि 
किये हैं, श्रतः मैं अवश्य ही स्वर्ग जाऊंगा । दुर्योधन वास्तव में कमकांड का 
घनी था। परन्तु ऊपर से किया हुआ कोरा कमकांड भी तो श्रहम्मन्यता उत्पन्न 
करता है। यह श्रहम्मन्यता समस्त दोषों का मूल है। फिर एक पाखंडी मनुष्य 
भी दिखावे के लिए कमकांड कर सकता है | कमकांड की इस दृषित प्रवृत्ति को 
गीता-उपदेष्टा ने मलीमाँति हृदयंगम किया था। तमी तो वेद के नाम पर 
प्रचलित इस कमकांड की निन्‍्दा गीता में कई स्थानों पर पाई जाती है। नीचे. 
लिखे श्लोकों पर विचार की जिये;-- 
यामिमां पुष्पतां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः | 
बेद्‌ वाद रताः पारथ नान्‍्यदस्तीति वादिनः॥ 
कामात्मानः स्वगंपराः जन्स कम फल प्रदाम्‌। 
क्रिया विशेष बहुलां भागेश्वयंगर्ति श्रति ॥ 
भोगेश्वये प्रसक्तानां तयापह्त चेतसाम्‌ । 
व्यवसायात्मिका बुद्धिःसमाधों न विधीयते ॥ २।४२।४४ 
हे अ्रजु न, श्रति-मधुर, जन्म-कर्म रूप फल देने वाली, भोग आऔर 
ऐश्वय प्राप्ति के साधक कर्मा को बतानेवाली यह वाणी विचारहीन पुरुषों द्वारा 
बोली जाती है। वेदोक्त काम्य कम को ही जो एकमात्र धर्म समझते है और 
कहते हैं: 'इनके सिवा और कुछ है ही नही” उनकी कामना नष्ट नहीं हुईं है। 
बे स्वर्ग चाहते हैं, मोग तथा ऐश्वर्य चाहते है और इन्हीं में इनका मन लगता 
है। ऐसे पुरुषों की बुद्धि इतनी निश्चयात्मक नहीं होती कि वे ईश्वर में चित्त 
की एकाग्रता कर सकें | 
इती प्रकार युद्ध के पूर्व श्रजु न के मुख से निकली हुई ज्ञान और निद्वत्ति- 
पथ की बातों का खंडन गीता में पाया जाता है। आुधिष्ठिर भी कुछ-कुछ 
ऐसे ही निवत्ति पथ का अनुग।मी है। गीता के प्रथम श्रध्याय के ३२वें श्लोक 
में अ्रजु न कहता हैः 
न कांक्षे विजयं कृष्ण, न च राज्य सुखानि च | 
कि नो राज्येन गोविन्द कि भोगेजोंबितेन वा ॥ 
है कृष्ण ! मैं जब नहीं चाहता, राज्य नहीं चाहता श्रौर सुख भी नहीं 
चाहता । हे गोविन्द, राज्य लेकर हम क्या करेंगे १ ऐसे सुख से क्या होगा ! 
ओर इस दशा में जीवित रहना भ। किस काम का है ! 


[ ३० | 
फिर द्वितीय अध्याय के पॉचवें श्लोक में वह कहता हैं: 
गुरूनहत्वा हि महानुभावान्‌ श्रेयां भोक्त_ भेक्यमपीह लोके | 
हत्वाथेकामांस्तु गुरूनिहैव मुझ्जीय भोगान्‌ रुधिर प्रदिग्धान्‌। 
श्र्थात्‌ ऐसे महानुभाव गुरुजनों को मारने की अपेक्षा लोगों के बीच में 
भीख माँग कर खाना भी श्रच्छा है। यद्यपि दुर्योधन का श्रन्न खाने के कारण 
इनको लड़ने के लिए आ्राना पड़ा है, तो भी ये हमारे गुरु ही हैं। इनको मारने 
सें हमें इसी लोक में इनके रक्त में सने सुख भोगने पड़े गे | 
ऐसी निवृत्तिपरक और ज्ञान की बड़ी-बड़ी बातें मुनकर श्रीकृष्णुजी ने 
ग्रजुन को बुरी तरह डाट कर कहा: “अ्ररे अजु न | एक ओर तुम अ्रशोचनीयों 
के लिए, शोक भी प्रकट करते जाते हो और दूसरी ओर ज्ञान के बड़े लम्बे चोड़े 
माषण भी देते जाते हो। क्या पंडितों का यही काम है १?” इसके पश्चात्‌ 
आ्रात्मा का श्रमरत्व बताकर श्रीकृष्णजी ने श्रजु न को युद्ध करने के लिये प्रदृत्त 
कर दिया । 
गीता ने वैदिक, हिसापूर्ण, यशपरक काम्य कर्म के स्थान पर अ्रनासक्ति- 
पूर्ण कतंव्य कम की स्थापना की, तथा निद्ृत्ति-परायण ज्ञानकांड के स्थान पर 
प्रवृत्तिररायश मगवद्भक्ति को स्थान दिया । साथ ही आत्मा के श्रमरत्वकी इसने 
उच्च स्वर से घोषणा की | 
गीता की प्रवृत्ति-मूला मक्ति को प्रकट करने वाली कुछ पंक्तियाँ इस 
प्रकार हैं; 
यतः गवृत्तिभू तानां येन सवेभिदं ततम्‌ । 
स्वकर्मणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दति मानवः ॥१८।४६ 
सर्वे कमोण्यपि सदा कुबोणोे मद्ज्यपाश्रयः । 
मत्मसादादवाप्नोति शाश्वत॑ पद्सव्ययम्‌ ॥१८५६ 
मत्कमंकृन्मत्परमों मद्भक्तः संगवर्जितः । 
निर्वेरः स्वेभूतेषु यःस मसामेति पांडव ॥११५५ 
यत्करोषि, यदृश्नासि यष्जुहोषि ददासियत्‌। 
यत्तपस्यसि कोन्तेय तत्कुरू्ष मदपशम्‌ ॥६।२७ 
तस्मात्‌ सर्वेषु काल्लेषु मामनुस्मर युद्धय च। 
मय्यपित मनोबुद्धिमों मेवेष्यसि असंशयम्‌ ॥८।७ 
उपर उद्ध  त श्लोकों में जो भाव और विचार श्रभिव्यक्त हुये हैं वे भक्ति 
के साथ कमत्याग नहीं, प्रत्युत कर्म-प्रायणता की श्रोर निर्देश एवं प्रेरणा देते 


आई 52 


हैं| अपना कम करो और प्रभु का ध्यान रखो, प्रभ के आश्रित रहकर समस्त 
कम करो, जो कुछ करो उसे कतंव्य समक कर करो ओर फल प्रभ पर छोड़ दो 
प्रभ का स्मरण ओर अचन करो, साथ ही युद्ध भी करो-- भक्ति की थह पद्धति 
साधक को कम से विरत नहीं करतौ, क्योंकि गीताकार का निश्चित मत है कि 
कोई भी प्राणी किप्ती भी दशा में समग्र रूप से कर्मो का त्याग कर ही नहीं 
सकता । जब कम का परित्याग हो ही नहीं सकता, तो उसे ऐसे ढग से करना 
चाहिये, जिससे कर्म करते हुये भी मानव श्रपने उद्धार का माग निकाल सके | 
गीता के ही शब्दों में; 
न हि देहभ्वता शक्त्यं व्यक्तु' कमोण्यशेषतः । 
यस्तु कमें फल त्यागी स त्यागीइत्यमिधीयते ॥१८, १८ 

अतः कम नहीं, क्मफल पाने कौ इच्छा छोड़ देनी चाहिये। भक्ति 
द्वारा यह फलाकांज्षा सुगमता से छूट भी जाती है। इस प्रकार गीता में उपदिष्ट 
भक्तिमार्ग प्रव॒त्तिमार्ग से हटनेवाला नहीं है, वह प्रभ-भक्ति में निस्त साधक को 
फलाकांज्षा से दूर रखकर संसार में जूक्ना, कर्म करना सिखलाता है। वेसे भी 
गीताकार निवृत्ति से प्रवृत्ति को श्रेयस्कर मानता है 

संन्यासः कमेयोगश्च नि: श्रेयसकरावुभो । 
तयोस्तु कमे संन्यासात््‌ कम योगो विशिष्यते ॥ ५२ 

पर कोई मार्ग सवथा बन्द नहीं हो जाता | गीता द्वारा श्रवरोध पाकर 
कुछ समय के पश्चात्‌, फलाकांक्षा-समन्वित वैदिक कर्मकांड फिर बल पकड़ने 
लगा । पशु हिंसापूर्ण यज्ञों के अनुष्ठान होने लगे, जिनके विरोध में जेन, बौद्धादि 
सम्प्रदायों ने श्रपने अ्रहिसा-प्रधान मत का प्रचार किया । यज्ञ में पशु-हिंसा वेद 
के नाम पर होती थी, अतः इन रुम्प्रदायों ने वेद को श्रप्रामाणिक घोषित 
किया | अ्रहिंता तथा श्राचार की पविन्नता पर बल दिया गया | जेन रुभ्प्रदाय ने 
योग-साधना के महत्व को भी स्वीकार किया है । 

बौद्ध धर्म समस्त दुखों का मूल इच्छा को ही समझता है | इन इच्छाश्रों 
को नष्ट करना ही बौद्ध धर्म का मूल मन्त्र है| जेन धर्म आ्रात्माओ के अस्तित्व 
को स्वीकार करता हे, परन्तु बौद्ध धर्म व्यक्तिगत श्रात्माश्रों में विश्वास नहीं 
रखता | इस धम के अ्रनुसार जीवात्सा का मानना अ्रहमिति का मूल कारण है 
ओर अहमिति कामनाओं को जन्म देती है, जो दुःख का मूल कारण है। अतः 
जीवात्मा में विश्वास करना ही नही चाहिये। बौद्ध धर्म में शान, आचार की 
शुद्धता तथा योग तीनो बाते मानी गई है ओर प्रत्नज्या एवं त्याग को श्रधिक 
महत्व दिया गया है । 


[ ड३२ ] 


परन्तु, आत्मा को न मानकर सदाचार की बातें करना दाशनिक दृष्टि 
से ग्राधार हीन था । प्रत्रज्या पर अधिक बल देने से वर्ण-सम्बन्धी कतंव्य कमों 
पर भी पानी फिर गया | एक श्रद्भ्ुुत विश्व खलता, विरक्ति एवं उदासतीनता इन 
धर्मा के कारण चारों और व्याप्त हो गई जिसका सामाजिक दृष्टि से निराकरण 
करना परमावश्यक था । 

जैन धर्म के अ्नुयायियों ने ग्रीक प्रभाव में आकर अपने तीथ्थंकरों की 
नग्न मूर्तियाँ मन्दिरों में स्‍्यापित कीं । उपासना का एक मार्ग निकला । बौद्धों 
ने भी बाद में महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाकर पूजा करना प्रारम्भ कर दिया। 
यही भक्ति का तृतीय उत्थान दिखाई देता है जितमें वैदिक धर्मावलम्बियों ने 
रामायण, महाभारत श्रादि के नवीन संस्करण तैयार किये | एक श्रोर जैन-बौद्ध 
अनुकरण पर चौबीस श्रवतारों की प्रतिष्ठा की गई, उनकी मूर्तियों बनाई गईं, 
इस प्रकार साधारण जनता के हृदय की उठती हुई हुक को शान्त एवं तृप्त किया 
गया और दूसरी ओर अन्यों के नवीन संस्‍्करणों में शम्बूक मुनि का बध, तुला 
घार वैश्य तथा धममव्याध श्रादि की कथायें जोड़कर बणों के कर्तव्य कमों पर बल 
दिया गया | 

तृतीय उत्थान वाली भक्ति ने दुधारा खड॒ग का काम किया। इसने जेन 
बोद्धादि धमा की अ्रहिंसा, परोपकार, करुणा, शील श्रादि लोक-कल्याणकारी 
भावनाओ्रों को यज्ञ-प्रधान ब्राह्मण धरम में नवीन रूप से सम्मिलित कर लिया | 
महाभारत के पृष्ठ के प्रृष्ठ इन भावनाश्रों की प्रतिष्ठा करने वाले उपाख्यानों से 
भरे पड़े है |" 

बौद्ध धर्म का भी भक्ति के इस तृतीय उत्थान-काल में संस्कार हुआ | 
अनीश्वरवादी बौद्धों ने भक्ति के इस रूप के साथ समझौता करके महायान सम्प्र- 
दाय की स्थापना की। महायान के संस्थापक सिद्ध योगी नागाणुन थे जो 
अश्वधोष के शिष्य थे। महायान, योगाचार, मन्त्रयान श्रादि कई बोद्ध सम्पदायों 


१--वायुपुराण, द्वितीय खंड, श्रध्याथ ४२, श्लोक १६ के श्रन तार भी आये- 
जाति ने समश्त साम्पदायिक सिद्धांतो का समन्वय किया है। शौनकादि 
ऋषि सतजी से कहते हैं । 
ब्राह्म' शैव॑ वैष्ण॒व॑ च सौर शाक्त' तथाहंतम्‌ | 
पड़ दश्शनानि चोक्तानि स्वभाव नियतानि च।। १६॥। 
एतदन्यच्य विधिध॑ पुराणेष मिरूपितम्‌ |॥१७।। 
अहत से जेन बौद्धादि सम्प्रदायो की ओर स्पष्ट संकेत है। 


[ है३ईे | 


ने मिलकर मज्जुश्री, अवलोकितेश्वर, मेंत्रेय आ्रादि बोधिसत्वों कौ मूर्तियाँ 
स्थापित की । इस प्रकार बौद्धों में मूर्ति पूजा का प्रारम्भ हुआ । 

भारतीय इतिहास में गुप्त साम्राज्य मागवत धम को अपनाने के कारण 
प्रसिद्ध है। इसकी पताका पर गरुड़ का चिन्ह श्रंकित था | गशड़ को पुराणों में 
विष्णु का वाहन कहा गया है। गुप्तवंशीय सम्रायों ने वेदानुगामी वैष्णव धर्म के 
प्रचार में बड़ा योग दिया | इस थुग में धर्म का पुनरुत्थान हुआ और भागवत 
सम्प्रदाय से सम्बन्ध रखनेवाली १०८ पांचरात्र संहिताशं का निर्माण हुआ | 
भ्रीमद्धागवत भी इसी युग की रवनां जान पड़ती है। भागवत घंम का यह 
प्रधान ग्रन्थ है| इसी के साथ मक्ति का चतुर्थ उत्थान हुआ | 

गीता के पश्चात्‌ भागवत धरम की व्याख्या एवं प्रचार करने वाले तीन 
ग्रन्थ विशेष रूप से दिखलाई देते हैं; श्रीमद्भागवत, नारदभक्ति-सन्न और 
शांडिल्य भक्ति-सत्र | मागवत सभवतः तीसरी शताब्दि तक बन चुकी थी | भक्ति 
रस से लबालब भरे हुये इस प्रंथ में भागवत धम की विशद व्याख्या उपलब्ध 
होती है | पर इसमें उल्लिखित कुछ अश गीतोक्त भागवत धर्म से भिन्न हैं। 
गीता ज्ञान, कर्म एवं उपासना तीनों का समन्वय करती हुईं भगवद्‌ भक्ति का 
उत्कर्ष स्थापित करती है, परन्तु भागवत शुद्ध रूप से भक्ति मार्गका ही उपदेश 
देनेवाली है। गीता प्रवृत्ति मार्ग को प्रधानता देती है, परन्तु भागवत निदृत्ति 
मार्ग की अनुगामिनी है। श्रीमद्भागवत के माहात्म्य प्रकरण में ज्ञान और 
वैराग्य को भक्ति की सन्‍्तान कहा गया हैं | 

उब्ननिषद्‌ काल के ऋषियों ने जिस निव्ृत्तिपरायण धर्म का उपदेश दिया 
था, वह विविधि शाखाश्रों में फेलता, फूय्ता जैन, बौद्धादि थर्मो के रूप में 
प्रबल शक्ति के साथ आविभू'-त हुआ । कुमारिल, शंकर आदि आ्राचायों के तक 
रूपी कशाघातों से यद्यपि बौद्ध धमं जजेर हो गया था, फिर भी लोक-मानस 
पर उसकी अमिट छाप पड़ी रही | बड़े-बड़े प्रयत्न हुए, पर यह छाप मिटाये न 
मिटी | समस्त अभिनव पंथ श्रपनी पथक्‌ सत्ता रखते हुये भी निद्ृत्ति के रंग में 
रंगते वले गये | वर्ण धम भी कम-से-कम भक्ति के क्षेत्र में, शिथिल हो गया | 
बुद्धदेव स्वयं भागवत धर्म के श्रनुयायियों में ईश्वर के अवतार मान लिए. गये 
ओर उनके द्वारा प्रचारित निदृत्ति पथ का उपदेश तो श्रीमद्भागवत द्वारा समस्त 
जाति के साथ ऐसा संयुक्त हुआ कि वह आजतक हमारा पल्ञा पकड़े है, हिंदुओं 
की रग-रग में भिदा पड़ा है । 

श्रीमद्भागवत का बाद के साहित्य पर बड़ा प्रभाव पड़ा । रामानज, 
मध्व, निम्बाक, चेतन्य, बल्लम श्रादि सब अचाय इससे प्रभावित हुए | इस अंथ 


[ हैंड ै] 


ने भक्ति को स्वोपरि ध्यान दिया जिसमें वर्ण एवं श्राश्रम धर्म भी बहते हुये 
दिखाई दिये । इस ग्रन्थ के एकादश स्कन्ध के चतुदंश अ्रध्याय में लिखा हैः 


न साधयति मां योगो न सांख्य॑ धमम उद्धव । 

न स्वाध्यायस्तपरत्यागो यथा भक्तिमेमोर्जिता ॥२०। 

भकक्‍्व्या5हमेकया ग्राहयः श्रद्धयात्मा प्रियःसताम्‌ । 

भक्तिः पुनाति मन्निष्ठा श्वपाकानपि सम्भवात्‌ ॥२१॥ 

ए्गद्गदा द्रवते यरय चित्त रुदत्यभीदर्ण हसति क्वचिश्व । 

विलज्न उद्‌गायति नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनं पुनाति ॥२४॥ 

यथाग्निना हेममलं जहातिध्मातं पुनःरर्व भजते च रूपम्‌ | 

आत्मा च कमोनुशयं विधूय मदुभक्ति योगेन भजत्यथो माम्‌॥२४५॥ 

थथा यथात्मा परिमज्यते5्सों मत्युणयगाथा श्रवणामिधानेः । 

तथा तथा पश्यति वस्तु सूच्म॑ चक्षु येथेवाव्जन संप्रयुक्तम्‌ ॥२६॥ 

इन श्लोकों में भगवान स्पष्ट रूप से घोषणा करते हैं कि मैं न योग 
के द्वारा, न सांख्व (ज्ञान) के द्वारा, न स्वाध्याय एवं तप (वाणप्रस्थ) के द्वारा 
श्रौर न त्याग (संन्यास) के द्वारा ही प्राप्त होता हूँ । मेरी प्राप्ति का सुलभ साधन 
तो भक्ति है ।' एकनिष्ठा से की हुईं मेरी भक्ति चांडाल तक को पवित्र कर 
देती है। जो गद्गद्‌ वाणी से द्ववित चित्त हो, कभी रोता हुआ, कभी हँसता 
हुआ, कमी लज्जा को छोड़ गाता हुआ और नाचता हुआ मेरी भक्ति में निरत 
होता है, वह इस निखिल विश्व को पवित्र कर देता है| जेसे अग्नि,द्वारा स्वर 
का मल दूर होकर फूँकने पर अपने रूप में मिल जाता है, उसी प्रकार मेरे 
मक्ति थोग से कम विपाक को दूर करता हुआ अआत्मा मुक्के ही प्राप्त कर लेता 
है। मेरे पवित्र चरित्रों का श्रवण एवं ध्यान करता हुआ श्रात्मा जेसे जेसे शुद्ध 
होता जाता है, वैसें-ही-वैसे अ्जनांजित आँखों की तरह वह सद्म वस्तु के दर्शन 
करने लगता है । 


कहने की श्रावश्यकता नहीं कि वेष्णव घ्म के प्रायः सभी श्राचाये इस 

भक्ति-संदाकिनी में डुबकी लगाकर केवल स्वर्य ही पवित्न नहों हुए,, श्रपितु उन्होंने 
१--बृहत्‌ ब्रह्म संहिता, चतुर्थ पाद, श्रध्याय १०, श्लोक ६० में भी यही भाव 

वर्णित हैं 


क्रमांणि दान यशाश्व ध्वाध्यायो योग एवं च। 
हरि बिना न सिद्धय॑ति काम्यानपि मुनीश्वराः । 


[| ३४५ ।| 


कोटि-कोटि मनुष्यों को भी कल्याण-पथ पर लगा दिया | सुर, तुलसी प्रभ्॒ति 
सभी भक्त कवियों में भक्ति के इन्ही सिद्धांतों को हम प्रस्फुटित होते हुये देखते है। 
इन कवियों के साथ भक्ति का पचरम उत्थान हुआ | भक्ति का चतुर्थ उत्थान 
निद्ृत्ति परक था, पर इस पंचम उत्थान ने जनता में पुनः प्रवृत्ति-परायण वाता- 
वरण को जन्म दिया। निद्ृत्ति ने हमको जीवन के आरशामय पक्षु से उदासीन 
कर दिया था, पर भक्ति के इस नवीन उत्थान में हम फिर लौटकर जीवन कौ साँस 
लेने लगे | इस वायु-मण्डल में विरक्ति नहीं थी, निराशा नही थी, मन का 
मारना नहीं था, इनके स्थान पर था भगवान को श्रपने श्रॉगन में नाचते, कदते 
गाते और श्रामोद प्रमोदमयी बालक्रीड़ायें करते हुए देखना तथा कंस और 
रावण जेसे लोकपौड़कों एवं श्रत्याचारियों को धराधाम से हटाते हुये श्रनुभव 
करना | 


भागवत धर्म ओर सगुणोपासना 


गत परिच्छेद में हम लिख चुके हैं कि भक्ति अपने प्रथम उत्थान काल 
में सामंजस्यात्मक है। न वहाँ ज्ञान की हीनता है और न कम की | द्वितीय 
उत्थान में भी वह इस श्रादर्श को अपनाये हुए है, पर दबी ज़बान में ज्ञान और 
कम के ऊपर अपना महत्व स्थापित करना चाहती हैं। इस युग में भक्ति के सुख्य 
उपदेष्टा श्रीकृष्ण हैं । 


तृतीय एवं चत॒थ उत्थान में शञान और कम दोनों ही भक्ति की प्राप्ति में 
सहायता करने वाले बन जाते हैं। भक्ति यहाँ साध्य है, ज्ञान और कर्म साधना।" 
इसके साथ ही वह प्रवृत्ति-परायणुता के स्थान पर निवृत्ति-परायणुता को जन्म 
देती है। 


गीता में लिखा है कि यह भक्ति-योग सर्व प्रथम भगवान से विवस्वान 
को प्रास हुआ | विवस्वान से मनु श्रोर मनु से इच्चाकु को मिला । इच्छाकु के 
पश्चात्‌ इसका प्रचार मुख्य रूप से राजर्षियों में ही प्रचलित रहा ।* 


महाभारत, शान्ति पव के नारायणीय उपाख्यान में इस विषय की एक 
श्रन्य गाथा मिलती हे वहाँ लिखा हे कि एक बार नारद बदरिकाश्रम गये जहाँ 
नारायण ऋषि पूजा करते थे । नारद ने पूछा, “श्राप किसकी पूजा करते हैं,!”” 
नारायण ने उत्तर दिया, “अपने मूल रूप को |” नारद इस मूल रूप को देखने के 





१--भागवत, स्कंध १०, श्रष्याय ४७, श्लोक ६७ में भक्ति को पुण्य कर्मो के 
साधन द्वारा प्राप्त करने का इस प्रकार उल्लेख है; 
कम भिश्रोम्यमाणानां यत्र क्वापीश्वरेच्छया | 
मंगलाचरिते दांने मंतिनं; कृष्ण ईरश्बरे || 
३-- गीता ४)१ ९ 


[| रे७ |] 


लिए श्राकाश में उड़े, फिर मेर्ड शिखर पर उतरें। वहाँ से उत्तर पश्चिम की 
ओर च्ञीर सागर के उत्तर में उन्होने श्वेत-द्वीप-निवासी श्वेत मानवों को देखा 
जो मेघ-गर्जन-त॒ल्य वाणी में भगवान की स्तुति कर रहे थे। नारद को इस श्वेत 
द्वीप में भगवान के दशन हुए और वासुदेव धर्म का उपदेश प्राप्त हुआ । इसी 
स्थान पर बस उपस्विर का आख्यान भी आता है जो सात्वत विधि से भगवान 
नारायण की पूजा करता था । इस राजा ने यज्ञ में पश बलि नहीं की । इसके 
यहाँ पॉचरान्र श्रागम के मुख्य-मुख्य विद्वान सदेव विद्यमान रहते थे | 
महाभारत के इस स्थल का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि भागवत 
धर्म नारायण, वासुदेव, सात्वत, ऐकान्तिक आदि कई नामोंसे प्रसिद्ध रहा है। 
नारायण को श्वेत-द्वीप का निवासी कहा गया है। यह धम प्रारम्प में प्रवृत्ति- 
परक था, जैसा नीचे लिखे श्लोक से प्रकट होता है: 
नारायण परो धर्मे. पुनरावृत्ति दुलभः। 
प्रवृत्ति लक्षणश्चेव, धर्मों नारायणात्मकः ।। 
महाभारत, नारायणीय उपाख्यान 


इस घर में नारायण, वासदेव, भगवान ही भक्त का सर्व॑स्व हैं। 
श्रीमद्धागवत में एक स्थान पर लिखा है; “अहैतुकी अच्यवहिता या भक्ति 
पुरुषोत्तमे [!?-. श्रर्था त्‌ भगवान में हेतु-रहित, निष्काम, एकनिष्ठा युक्त श्रनव- 
रत प्रम होना ही भक्ति हे | शांडिल्य भक्ति सन्नों में मी यही सिद्धांत प्रतिपादित 
हुआ है: “सा परानुरक्ति रीश्वरे?--अ्रथांत्‌ इश्वर में पराकाष्ठा की श्रनुरक्ति ही 
भक्ति हैं | यह भक्ति परम धम है, जेसा भागवत में कहा हैं 


सवे पुंसां परो घर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। 
रे ० ही 
अहतुक्य प्रतिहता यया55 व्मा संग्रसीदति ॥ ११२६ 
भागवत धर्म की यह भक्ति ज्ञान और कमे दोनों से ऊपर हे | कम और 
ज्ञान का सम्पादन इसमें इसलिए आवश्यक माना गया है क्‍योंकि यह वैशब्य 
साधन में सहायता करता है। वेराग्य-सिद्धि के पश्चात्‌ ज्ञान एवं कर्म की कोई 
आवश्यकता नही रह जाती | श्रतः कर्म और ज्ञान का वेष्णव भक्ति में अधिक 
महत्व नहीं हैं| इस भक्ति का मुख्य लक्ष्य है-- इष्ट देवता में तन्मय हो जाना | 


प्रारम्म में भागवत घ्म प्रवृत्ति-मूलक था, परूतु श्रीमद्धागवत तक 
पहुँचते-पहुँचते निद्नत्तिगमूलक बन गया, जिसमें ज्ञान, कम, योग, तप, स्वाध्याय 
सभी व्यर्थ के बखेड़े थे | स्वयं ग्रीता भक्ति के महत्व को इन शब्दों में प्रकृद 
करती है; 


[| दै८ | 


न वेद यज्ञाध्ययनेन दानेने च क्रियाभिन तपोभिरुप्रः । 

एवं रूपःशक्य अहं नृलोके, द्रष्टु त्वदन्येन कुरु प्रवीर॥११४८॥ 

नाहं बेदेने तपसा, दानेन न चेज्यया । 

शक्य एवं विधो द्रष्टु' दृष्टवानसि माँ यथा ॥ ११४३ 

भक्‍त्या त्वनन्यया शक््य अहमैव॑ विधोडजुन । 

ज्ञातु द्रष्टु! च तत्वेन प्रवेष्दु' च परन्तप॥ ११४४ 

हे अजु न! वेद-पाठ, यज्ञानुष्ठान, स्वाध्याय,दान,सकाम कर्म और उम्र तप 
से भी कोई मेरे इस रूप को नहीं देख सकता | तुमको मेरा जेसा दर्शन हुआ 
है, वैसा वेद, तप, दान अ्रथवा यज्ञ से भी किसी दूसरे को नहीं हो सकता । 
है परन्‍्तप ! केवल श्रनन्य भक्ति द्वारा ही मुझे जाना, देखा, तथा प्राप्त किया 
जा सकता हैं । 


श्रीमद्धागवत के इस विषय के श्लोक हम विगत परिच्छेद में उद्ध,त कर 
चुके हैं, जिनमें भक्ति को श्रत्यन्त ऊध्व स्थान दिया मया है | नारद मक्ति सत्रों 
में भी “सा न कामयमाना निरोधरूपत्वात्‌) ७।। तथा “भक्तिसातु कम शान 
योगेभ्यः श्रपि अधिकतरा?” ॥२४॥| कहकर भक्ति की महत्ता तथा उसकी निदृत्ति- 
मूलकता दोनों की श्रोर स्पष्ट संकेत कर दिया गया है । 


इस भक्ति की प्राप्ति, नारद भक्ति सत्रों के श्रनसार, भगवान के श्रन ग्रह 
से ही संभव होती है | प्रभ-कृपा का लवलेश भी प्राप्त हो गया तो जीवन धन्य 
हैं | अ्रथवा उसके भेजे हुए किसी देवदूत, किसी महान भक्त की अ्रनुकम्पा का 
आश्रय मिल गया, तो भी बेड़ा.पार हो सकता है।' यही भगवत्कृपा महा प्रभ 
बल्लभाचाय के पुष्टि मार्ग का मूल मन्त्र है। नारद ने यह भाव मुण्डक उपनिषद 
तथा वेदों से ग्रहण किया होगा, क्‍योंकि इसका बीज इन प्ंथों में पहले से ही 
विद्यमान हैं | विगत परिच्छेद में इन ग्रंथों के उद्धस्ण इस रुम्बन्ध में दिये जा 
चुके हैं । 

यह भक्ति परा श्लोर गौणी दो अकार की कही गई है। गौणी भक्ति 
तीन प्रकार की हैं; (१) सात्विकी, जिसमें कर्तव्य कम॑ समझ कर भगवान की 
भक्ति की जाती है। (२) राजसी, जो किसी कामना से प्रेरित होकर की जाती 
हैं। (३) तामसी, जो दूसरों को हानि पहुँचाने के उद्देश्य से की जाती है । 
भक्त भी इसी आधार पर जिज्ञासु, अ्र्थार्थी श्रौर श्रातं तीन प्रकार के माने गये हैं। 








१-- धुख्यतस्तु महत्कृपयैव, भगवत्कपालेशादा ।३८|| नारद भक्ति सूत्र | 


[ ३६ | 


पराभक्ति गौणी भक्ति से श्रेष्ठ है, क्‍योंकि उसमें मक्त सर्वात्मना अपने आप को 
प्रभ भें मग्न कर देता हैं--- किसी प्रकार की कामना उसमें नहीं रहती । 
श्रीमद्धागवत में नवधा भक्ति का वर्णन इस प्रकार पाया जाता हैं 


श्रवण कीतेन॑ विष्णो: स्मरण पादसेवनम्‌ | 
अचेन बन्दनं दास्यं सख्यमात्म निवेदनम्‌ ॥७।४॥२३ 
प्रभ के गुणों का श्रवण, उनका कीत॑न, स्मरण, चरण-सेवा, अचेन 
बन्दन, प्रणति (दास्‍्य), सवाभाव और आत्मनिवेदन--यह नौ प्रकार की 
भक्ति है। इसमें दशवीं प्रेम लक्षणा और ग्यारहवी परा भक्ति जोड़ देने से भक्ति 
ग्यारह प्रकार की हो जाती है | इसे भी हम बाह्य और अंतरंग दो प्रकार के 
साधनों में विमक्त कर कर सकते है| इसका मुख्य लक्ष्य, जेसा कहा जा चुका 
है, प्रम-स्तोतस्वरूप प्रभ में तल्लीन हो जाना है | 
भागवत (वैष्णव) धरम श्रपने प्रारम्म काल से ही भक्ति-प्रधान रहा है 
जिसमें वण-विशेषता को कभी विशिष्ट महत्व नहीं मिला । शुरू को प्रभु के समान 
समभना, प्रभु के सशुण रूप की उपासना करना, भगवान की शाश्वत लीला 
में भाग लेना, आत्म समपंण और प्रेम इस घम के मुख्य अंग थे | 
वेष्णब धर्म की आइवार शाखा के अन्तर्गत दक्षिण में कई वष्णव भक्त* 
श्रौर आचाय उत्पन्न हुए है जिन्होंने भक्ति के क्षेत्र में शुद्र ओर ब्राह्मण के भेद 
को मिटा दिया था। इन्ही में शठ कोप नाम के एक श्रेष्ठ वेष्णव संत थे जो 
नम्ब॒द्री वंश में उत्पन्न हुये थे | इनके लिखे चार ग्रन्थ तामिल में चार वेद कह- 
लाते हैं, जिनमें सरल एवं भावुक भाषा में विष्णु के अबतारों के गान है। 
श्राइवार शाखा: में ही गीत गोविन्द के टक्कर की मुकुन्द माला लिखने वाले 
१--बृहद्‌ ब्रह्म सहिता, श्रध्याय ३, श्लोक ४ में द्रविड़ देश को वैष्णव धर्म का 
महतक्तेत्र कहा गया है। 
वेष्णवाख्ये महाज्षेत्रे द्राविडेषु पुराइभवत्‌। 
विष्णु धमेति विख्यातोराजापरपुरंजयः ॥। 
श्रीमद्धागवत के स्कंघ ११, श्रध्याय ४५, श्लोक ३६ में भी द्रविड़ देश 
को वैष्णव भक्तों से श्रोत-प्रोत बतलाया है । 
२--आइडवार कोई शाखा नहीं है। कुछ श्राडवार सन्त (८ या१०) अच्छे 
वैष्णब कवि हुए हैं | अ्रतः उन्हें एक वैष्णव शाखा के रूप में लिख दिया 
है। वैष्णव आडवारों का काल २०० से ८०० ई० तक माना जाता है। 
(प्राचीनभारत--एस ० एस० रामस्वामी श्रायंगर) 


[ ४० ै 


मालाबार के राजा कुलशेखर, प्रेम श्रौर समपंण भावना को सर्वोपरि स्थान देने वाली 
भावुक, ब्रह्मचारिणी गोदा, वेद-शास्त्र में पारंगत रघुनाथ मुनि जिन्होंने लोक 
भाषाश्रों में लिखित गीतों को श्री रंग मदिर में महत्वपूर्ण स्थान दिया और तप 
आदि पॉच सस्कारों का प्रचार करके भक्त को प्रपन्न संज्ञा प्रदान की, यवन अथवा 
यामुन नाम के आचार तथा उनके शिष्य आचार्य रामानुज हुए है, जो भोक्ता, 
भोग्य और प्रेरक तीनों को मानते थे । 

भागवत धमम प्रारम्भ से ही प्रभु को सगुण मानकर चला । ईश्वर 
बस्तुतः अन्य पदाथों के गुणों से विहीन होने के कारण निगुण और 
अपने गुणों से युक्त होने के कारण सशुण कहलाता है। उपासना के क्षेत्र 
में स्तुति का श्रथ ही प्रभु के गुणो का कीतेन है। वेंद में ऐसे अनेक मन्त्र 
हैं जिनमें प्रभु के गुणों का वर्णन पाया जाता है। नीचे हम यजुबेद के 
४०वे श्रध्याय का ८्वाँ मंत्र उद्ध त करते है, जिसमें परमात्मा को निगुण 
आर सगुण दोनों कहा गया है।--- 

स पय गाच्छु क्रकायमत्रण मस्नाविर ४५ शुद्ध म पापविद्धम । 

कविमेनीषी परिभूः स्वयम्भूः याथातथ्यतोडथोन्‌ व्यदधात्‌ 

शाश्वतीभ्यःसमाम्य 

इस मंत्र में अकायम्‌ , अव्रणम्‌ , अस्नाविरम्‌ श्रौर अ्रपाप-विद्धम्‌ शब्द 
प्रभु को निशु ण॒ बता रहे है, परन्तु शुक्रमू, कविः, मनीषी, परिभू* और 
स्वयम्भू: शब्द उसे सगुण कह रहे हैं। इसी प्रकार उपनिषदों में अकल, 
अजर, श्रमर, अभय, इन्द्रियातीत आदि कहकर उसका निगुण रूप प्रकट 
किया गया है श्रौर सत, चित, आ्रानन्दस्वरूप, स्वयं-प्रकाश, जनिता, विधाता 
श्रादि शब्दों द्वारा उतके सगुण रूप पर प्रकाश डाला गया है। परन्तु मक्ति 
के आगामी थुगों में निगु णए और सगुण दोनों शब्दों के अ्रथ परिवर्तित 
हो गए। निगुण से निराकार ओर सशुझ से साकार का श्रथ ग्रहण 
किया जाने लगा। 


भागवत धर्म में प्रभु के निशुण और सगुण दोनों रूप मूल एवं 
परिवर्तित दोनों श्रथों' में स्वीकार किये गये हैं। वैष्णव धर्म के आचार्य 
इंश्वर को जहाँ श्रन्य के गुणों से हीन और स्वगुणों से सहित होने के 
कारण निगुण और सशुण अर्थात निखिल-हेय-प्रत्यमीक और अखिल 
सद्गुशाकर कहते थे, वहाँ वे निगु ण से निराकार और सगुण से साकार 
इश्वर का श्रर्थ भी ग्रहण करते थे। आचाय रामानुज, इसी आधार पर 
ईश्वर के पाँच रूपों का उल्लेख करते हैं:, (१) पर--स्त्रियों से सेवित 


[ ४१ | 

बेकुणठवासी, शंख-चक्र-गदा-पद्म-घारी नारायण; (२) व्यूह ( बासुदेवः 
परतह्म। सकषणःप्राणी; प्रद म्न/ःमन और बुद्धि; श्रनिरुद्ध/अह कार)" 
(३) बिमव ( दशावतार ); (४) श्रन्तयांमी ( सर्वव्यापक, सब प्राणियों के 
हृत्पुएडरीक में रहने वाले श्रौर उनके समस्त व्यापारों के विधायक ) और 
(४) अर्चाबतार ( मूर्तियों में व्यापक, सबको सुलभ ) | भ्री (लक्ष्मी), भू और 
लीला--इस ईश्वर की पत्नियाँ हैं। ईश्वर सृष्टि की स्वना केवल लीला 
(खेल) क्रे लिये करता है | वह लीलामय है । यह लीला प्रलय में भी समाप्त 
नहीं होती । प्रज्ञय इस लीला का ही एक भाग है | 

रामानुजाचाय के इस लेख में निगु ण और सशुण के दोनों श्रथों का 
तमावेश है | श्रन्त्यांमी रूप से प्रभु निराकार है, पर श्रवतार और मूर्तियों के- 
रूप में वह साकार है और दोनों ही रूपों में वह गुण-रहित और गुण-सहित 
दोनों ही है | हमारी सम्मति में यह था कर्मयोगी जेनधर्म का आयधर्म पर 
चुपचाप पड़ा हुआ प्रभाव ।* सांख्य का पुरुष-प्रकृतिबाद जैनधर्म का जीव- 
जड़वाद ही तो है। सांख्य अपने मूल रूप में ईश्वरवादी था, परन्तु बाद में 
ईश्वर की श्रसिद्धि मानकर निरीश्वरवादी बन गया। जेनथर्म भी श्रात्मा से 
व्यतिरिक्त ईश्वर की सत्ता नहीं मानता । इस मत में जीवात्मा ही विश्व से 
वीतराग होकर ईश्वर बन जाता है। वैष्णव धरम के श्राचायां ने सृष्टि के 
स्वयिता इंश्वर को तो माना, पर श्रवतार मानकर यह भी सिद्ध कर दिया कि 
वह जीवात्मा से श्रतिरिक्त श्रन्य सत्ता नहीं है। गीता में भगवान कहते हैंः--- 


बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तब चाजुन। 
तान्यह बेद सबोशि न त्वं वेत्थ परन्तप ॥ ४। ५॥ 
हे अ्रजु न ! मेरे भी श्रनेक जन्म हो चुके हैं और तुम्हारे मी। यह, 


१--यह चतुत्यूह सिद्धान्त वैष्णव (पाँच रात्र) सम्यदाय का विशिष्ट सिद्धान्त है । 
२--गीता का नीचे लिखा श्लोक मी जेन-प्रभाव को प्रकट करता है । 
न कत्‌ त्व॑ न कर्मािश लोकस्य सजति प्रभु: । 
न कर्म फल संयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥ 
परमात्मा न किसी का कतृ त्व बनाता है, न कम और न कमफल 
देने की व्यवस्था करता है| यह सब स्वभाव से होता है । 


जैनधरम भी कम और उसके फल के सम्बन्ध में स्वभाव को ही प्रधानता 
देता है। वह ईश्वर को कमफल प्रदाता नहीं मानता । 


[ ४२ ] 


यौगबल से, मझे तो याद है, पर तुम भूल गये हो। श्रनेक जन्मों से सिद्ध 
है कि श्रीकृष्ण भी जीवात्मा थे | जीवात्मा ही अनेक योनियों बाली गमना 
गमन की चक्रसंहति में पड़ता है, परमात्मा नहीं। जीवात्मा अनेक हैं, यह 
सिद्धान्त भी सांख्यकारिकाकार ने “पुरुष बहुत्व॑ सिद्ध? (कारिका १८) 
कहकर स्वीकार किया है'। महाभारत, आदिपव, श्रध्याय २२०, श्लोक ४ में 
नर और नारायण नाम के दो ऋषियों का वर्णन है जिन्होंने द्वापर के अ्रन्त में 
श्रजुन और श्रीकृष्ण के रूप में जन्म लिया था। इस कथन से भी अजु न और 
श्रीकृष्ण जीवात्मा ही प्रतीत होते है, जिनमें से श्रीकृष्ण ने उन्नत, विकसित 
एवं निर्लिप्त होकर, जैनियों के तीथंकरों की भाँति, ईश्वरत्व प्राप्त किया। 
अवतारों में क्ला तथा श्रंशों की गणना भी जैन प्रभाव को सूचित करती 
जिसके अनुसार एक ही समय में दो अ्रथवा तीन अवतार भी हो सकते हैं। 
द्वापर के श्रन्त में श्रीकृष्ण, बलराम और व्यास तीन अबतार एक साथ हुए, 
थे। जिस आत्मा में जितने ही श्रघिक अंश अ्रथवा कलायें हैं, वह श्रात्मा 
उतना ही श्रधिक ईश्वरत्व अ्रपने में रखता है | परशुराम में पाँच कलायेँ थीं, 
राम में बारह थी; परन्तु श्रीकृष्ण में सोलह कलायें थीं। अतः वे पूर्ण भगवान 
हैं। द्वताद्वत मत के स्थापक श्राचा्य निम्बाक॑ ने जिनका दूसरा नाम 
भास्कराचाय था, प्रभु को सगुण बतलाते हुए कहा; “कृष्णस्तु भगवान्‌ 
स्वयं? अर्थात्‌ कृष्ण तो साक्षात भगवान है | गीता का नीचे लिखा श्लोक भी 
इसी तथ्य को प्रकद करता है :-- 

यद्यद्टिभूति मत्सत्व॑ श्रीमदूजित सेव वा। 

तत्तदेवावगच्छ त्वं ममतेजोंश संभवम्‌ ॥१०४१॥ 

जेन प्रभाव को लिये हुए भी वेष्णव श्राच्राय बेंद धर्म के श्रनुयायी थे | 
अतः वैदिक घमं की मूल बात भी उनके साथ च्पटी रही । प्रभु के निगुण 
(निराकार) और सशुण (साकार) दोनों रूप उन्हें मान्य हुए। भागवत घम 
में गीता से लेकर सूर-काव्य तक निगु ण भक्ति भी मानी जाती रही, पर उसे 
क्लेशकारक समझा गया । गीता में लिखा है 

क्लेशो5घिकतरस्तेष[मव्यक्तासक्त चेतसाम्‌ 

अव्यक्ताहि गतिदु :खं देहवस्धि रवाप्यते॥ १२५ ॥ 

जो अविनाशी, अनिदंश्य, अव्यक्त, सबव्यापक, श्रचिन्तनीय, कूट्स्थ, 
श्रचल एवं प्र व परमात्मा की उपासना करते हैं, श्रव्यक्त अथवा निराकार 
प्रभु में जिनका चित्त समा हुआ है, उनको कष्ट अधिक होता है; क्‍योंकि शरीर 
धारियों के लिए श्रव्यक्त की गति का ज्ञान कर लेना तरल कार्य नहीं है। 


| ४३ ] 


महात्मा सूरदास ने अ्रपने काव्य के प्रारम्भिक पद में ही इस धिद्धांत 
को इस प्रकार प्रकट किया है;-- 


आधवगंत गति कछु कहत न आगे । 
ज्यों गूंगे मीठ फ्॒ को रस अन्तर्गत ही भावे। 
परम स्वाद सबही जु निरन्तर अमित तोष उपजाबे॥ 
मन बानी कों अगम अगोचर सो जाने जो पावे। 
रूप रेख गुन जाति जुगति बिनु निरालम्ब मन धाबे॥ 
सब बिधि अगम बिचारहिं तातें सूर सथुन पद गाबे॥। 
सर सागर, (ना० प्र० स० २) 


श्रविगत की गति कुछ कहने में नहीं आती | जैसे गूगा श्रादमी मीठे 
फल को खाकर उसके स्वाद को श्रपने अ्रन्दर श्रनुभव तो करता है, यह परम स्वाद 
उसके हृदय में भ्रमित सन्‍्तोष को भी जागत करता है, पर उसका वर्णन करना 
वाणी की सामथ्य से परे है। जो मन और वाणी के लिये श्रगम्य एवं श्रगोचर 
हो, उसे तो वही जान सकता है, जो उसे प्राप्त कर ले। साधारण जनता के लिये 
रूपरेख से विहीन प्रभु के पीछे मन को दौड़ाना प्रत्येक प्रकार से कठिन हैं। 
बिना किसी अवल्लम्ब को पकड़े सामान्य जन उधर जा ही नहीं सकते। सूरदास 
कहते हैं, में इसी कारण सगुण प्रभु की लीलाओं का गान करता हूँ। 


वैष्णव धम के सभी आचाय॑ प्रभ के सगुण रूप को लेकर चले | इसी 
हेतु भक्तो ने रुगुण लीला के पद गाकर जनता को उस परात्पर शक्ति की श्रोर 
आकृष्ट किया। श्राचाय रामानुज के पश्चात्‌ मध्व भट्ट, निम्बाक, रामानन्द 
विष्णु ध्वामी, बल्लभ जेसे घुर्धर आचाया तथा साधकों ने सशुणोपासना का 
प्रभूत प्रचार किया। रामानुज के श्री सम्प्रदाय, मध्व के ब्रह्म सम्प्रदाय, निम्बाक 
के सनक सम्प्रदाय, विष्णु स्वामी के रुद्र सम्प्रदाय और बल्लभ के पुष्टि सम्प्रदाय 
ने इस दिशा में जो कार्य किया, उनने उन दिनों के हिन्दू हृदय में वेष्णव भक्ति 
के प्रचार एवं प्रसार के लिये उबर क्षेत्र तैयार कर दिया । प्रभु के सगुण रूप को 
पाकर आये जाति अपनी अ्रन्तरात्मा में नवजीवन का अनुभव करने लगी | 


उस समय तक के प्रायः सभी श्राचाये संस्कृत के हिमालय से उतर कर 
जनवाणी के समतल प्रदेश में श्राने की आकांक्षा तक न करते थे, पर इन 
वैष्णव आचायों ने न केवल उस अव्यक्त प्रभु को ही व्यक्त बनाया, प्रत्युत वे 
गीर्वाण-बाणी को भी जनवाणी के हरेभरे मैदान में उतार लाये। दक्षिण में 
ह़ुनाथ मुनि ने लोकमाषा में लिखे हुए प्रबन्धों को वेद के समान मान्य ए्थान 


[| ४४ ४] 


दिया था, उत्तर में श्वामी रामानन्द और आचार्य बल्लभ ने वही कार्य संपादित 
किया | कबीर, सूर, तुलसी श्रादि सभी सन्तों की कविकंठ-घाराश्रों द्वारा, गीता 
और भागवत द्वारा निर्मित यह भक्ति कल्लोलिनी, चतुर्दिक सीमाओ में फेलकर 
प्रवाहित होने लगी | न केवल हिन्दू , प्रत्युत रहीम ख़ानख़ाना जेसे श्रनेक 
ख़ानदानी मुसलमान भी भक्ति की इस प्रबल तरंग में श्रपनी सस्‍्कृति की 
श्यामता को धोकर उज्ज्वल हो गये | 


द्वितीय अध्याय 


सुर साहित्य 


क 48, पृ 2 
सूर साहित्य की पृष्ठ भूमि 

कविकुल-तिलक महात्मा सूरदात श्वमावतः निवृत्ति पथ के पथिक थे | 
अपने प्रारम्भिक जीवन में वे शेव थे और ममत्व के पाश में आबद्ध थे--ऐसा 
अनेक श्रन्तः साक्षयों से प्रग2 होता है ।१ सूरसागर के कई पढों में उन्होंने 
श्रपनी दीर्धायु तक की ब्याकुलता का वर्णन किया है । 

कर्म-विपाक-वश उन्हें जो पारिवारिक परिस्थितियाँ प्राप्त हुईं, वे भी 
उन्हें निबृत्तिपरायण बनाने में सहायक ही तिद्ध हुईं। प्राक्तन जन्मों के संस्कार 
भी जो बीज के रुप में श्रन्तस्तल में निहित थे, उन्हे श्रध्यात्म पक्ष की ओर प्रेरित 
करते गये | विराग-शील सूर के सम्मुख एक दिन वह घड़ी आ ही गई, जब उन्होंने 
सांसारिक ऐश्रणाओं पर लात मार दी और “पुत्रोष्रणा मया त्यक्ता, वित्तेषणा 
मया त्यक्ता, लोकेषणा मया त्यक्ता?ः---कहकर वे संन्यासी बन गये | 

संन्यासी अवह्था में वे गोधा> पर श्राभ्रम बनाकर रहने लगे। कुछ 
शिष्य भी उनके साथ हो गये | इस समय सूर निगु णिये सन्तों की शैली में भजन 
बनाकर गाया करते थे | वेष्णव धर्म भी उन दिनों उत्तराखण्ड में फैल चुका 
था | मानवो के मानस-सयूर घनश्याम की उन उमड़ती हुई, सान्द्र भावरूपिणी 
सघन घदाश्नों को देखकर मत्त हो नव नृत्य करने लगे थे | सूर जैसे विरागी 
सन्‍त का उत्की ओर आकर्षित हो जाना अ्रस्वाभाविक नहीं था| उनका रस- 
पिपासु, भावुक हृदय भागवत भक्ति कौ झोर उन्मुख हो गया और नियम पूर्वक 
महात्मा सूरदास ने प्रसिद्ध, संगीतज्ञ वैष्णव संन्यासी श्री हरिदास स्वामी से वेष्णव 
धर्म की दीक्षा ले ली ।* वैष्णव घमम में दीक्षित होकर वे प्रभु-प्रम से परिष्लावित 


१--सूर-सारावली, पद-संख्या १००२ तथा सूरतागर १॥६३, १०४, १७४ | 
२--विन्सेण्ट स्मिथ ने “0७7 ४॥6 (४०७४ (प४७)' नामक ग्रन्थ के 
पृष्ठ ४२२ और ४३४ परसूरदास को तानसेन का घनिष्ठ मित्र लिखा है। 
तानसेन के पिता मकरन्द पांडे स्वामी हरिदास के परम भक्त थे | यही स्वामी 
हरिदास तानसेन के संगीत शुरू थे और महात्मा सूरदास ने भी हमारी 
सम्मति में उन्ही से संन्यास दीक्षा अहण की थी। दीक्षा में गुर संबंधी 
श्रायु की छुटाई बड़ाई पर विशेष ध्यान नही दिया जाता हैं । 


[ ४८ ] 


अपनी सरस संगीत-लहरी द्वारा वेष्णव भक्तों को मुग्ध करने लगे । गौघाटका आ्राश्रम 
दर्शकों की विश्रामस्थली वन गया । सूर रूपी सूर्य को केन्द्र बनाकर अश्रनेक 
वैष्णव भक्त ग्रह पिंडों के रूप में उसके चार ओर चक्कर काटने लगे । सूर जेसे 
संत की ख्याति दिग्दिगन्त में प्रखत हो गई 

इधी समय महाप्रभ बल्लभाचार्य दक्षिण में दिग्विजय करके उत्तर की ओर 
आये और गंगा यमुना की घाटियोंको अपने शुद्धाद्व त के प्रचार से गुज्ञायमान 
करने लगे पुष्टि सम्प्रदाय के प्रवतंक इस आचाय ने श्रपने इष्टदेव की आ्राराधना 
के लिए. गोवधेन पर एक छोटे से मदिर की प्रतिष्ठा भी कर दी थी। यह मंदिर 
श्रीनाथ मंदिर के नाम से प्रतिद्ध है। सबत्‌ १४७६ में श्रीपूर्णणल खन्नी ने इस 
मंदिर को बनवाकर पूर्ण किया । चौरासी बैष्णवों की वार्ता से प्रकट होता है कि 
आचाय बल्लम इसी संवत्‌ के अ्रतपास सूरदास के निवास स्थान गौधाट पर 
पहुँचे । वास्तव में सूर की ख्याति ही श्राचाय को उनके पास खींच ले ग 
उन्होंने श्रीनाथ मंदिर में श्रन्य सब प्रबन्ध सुचारु रूप से कर दिया था। केबल 
कीर्तन का प्रबन्ध करना श्रवशिष्ट था। संभवतः इसी कार्य का प्रबंध करने के 
लिए, वे सुर के पास पहुँचे | पर, देव का विधान, प्राक्तन जन्मों के संस्कार 
अ्रविगत की गति कौन जानता है ! सर की इस समय तक पयाप्त श्रायु हो चुकी 
थी, फिर भी जीवन में शांति नही थी, तृप्ति नही थी, भक्ति करते हुए भी सुगति 
प्राप्ति नहीं थी | सर की बन्द आँखें खुलकर उस लौलामय के दशन करने को 
लालायित हो रही थीं। आचाये बल्लयम का, ऐसी अ्रवस्था में, उनके पाप्त 
पहुँचना प्रभ-प्रदत्त वरदान के समान था | 


सरदास को अ्रपने सेवकों द्वारा समाचार मिला कि दक्षिण में दिग्बि- 
जथ करने वाले, भक्तिमार्ग के प्रतिष्ठाता, महाप्रम बल्लमाचाय गौघाट पर आये 
हैं । सरदास ने एक सेवक से कहा कि जब श्राचाय जी भोजन करके विराजमान 
हों, तब ख़बर करना, हम आ्राचाय जी का दशन कर गे। जब महाप्रभ भोजनो 
परांत गद्दी पर बैठे, सेवक ने सूरदास जी से जाकर निवेदन किया ओर उन्होंने 
चलकर आचाये जी के दशन किये | आ्राचाय जी ने सरदास को अपने पास 
बिठाया और उनसे भगवद्‌ यश वणन करने के लिए कहा | सर ने आचाय॑ जी 
की आशानुसार-- “हों हरि सब पतितन को नायक” ओर “प्रभ में सब 





'आााण आशय 


१--चौरासी वैष्ण॒वों की वार्ता में गौघाट को स्थिति आगरा और मथुरा के बीच 
भानी गई है | इत समय गौघाट रुनकता के समीप बहती हुई जमुना नदी 
का एक कच्चा घाट है। 


[| ४६ ै 


पतितन कौ टीकौ”?--इन दो टेकों से प्रारम्म होने वाले पद गाये, जिन्हें सुनकर 
महाप्रभु बोले: “सर है के ऐसो घिथघियात काहे को है। कछु भगवद्लीला ब्खन 
करि |??१ सरदास ने कहा., “महाराज, में तो समझता नहीं ।”” तब श्राचायेत्री 
ने कहा, “जाब्रो, स्नान करके आश्रो ।” सरद्रास इसके पश्चात्‌ स्नान करूके 
श्राचाय जी की सेवा में दीक्षा प्राप्त करने के लिए, उपस्थित हुए। महाप्रभु ने 
उन्हें नाम सुनाया, समप ण॒ करवाया और दशम स्कथ की श्रनुक्तमणिका सुना 
इससे सूरद्वास के सब दोष दूर हो गये ओर उन्हे सम्पूण लीला स्कुरित हो ग्रई । 
सिद्ध पुरुष बल्लमाचाय से इस प्रकार नवधा भक्ति की सिद्धि और हस्ल्ीला के 
दशन प।कर सूर ने श्रपने समश्त शिष्यों को आगचाय जी की सेवा में उपस्थित 
किया और सबको दीक्षा दिल्वाई | गौघाट पर तीन दिन रहकर आचाये जी 
सरदास को साथ लेकर ब्रब की ओर चले गये | 

गोबधघेन पहुँचकर आरप्वाय जी ने विचार किया : “जो श्रीनाथ जी के 
यहां और तो सब सेवा को मन्डान भयौ | ओर कीतेन को मंडान नाहीं कियो 
है, ताते अ्रब सूरदास जी को दीजिये |??* ऐसा विचार करके उन्होंने सूरदास जी 
से श्रीनाथ जी का दशन करने के लिये कहा। भश्रीनाथ'जी का दशन 
करने के उपरांत सूरदास ने प्रथम विज्ञत्त ( रचित ) पद गाया जिसकी टेक 
थी: “्रब मैं नाच्यों बहुत गोपाल |! इस पद को सुनकर महाप्रभु जी ने 
फिर कहा ; “सूरदास, तुममें कछू अविद्या रही नाहीं। ठम्हारी अ्रविद्या तौ 
प्रभून ने दूर कीनी, ताते कछू मगवद्जस वर्णन करो |” 


वार्ता के इस स्थल को पढ़ने से प्रतीत होता है कि आज्चार्थ बल्लभ 
की यह भेंट सूर के जीवन का सर्वस्व बन गई। इसके पूर्व वे घिघियाति थे, 
विनय में लीन थे, दास्‍्य भक्ति के पद बनाकर प्रभु को रिक्काने का उद्योग 
करते थे और व्याकुल, अशान्त एवं अरतृप्त थे। महाप्रभु से भेंट होने के 
उपरांत सूर का यह घिघियाना बन्द हो गया, व्याकुलता नष्ट हो गई, श्रशान्ति 
जाती रही तथा उल्लास और कतृ त्व की एक श्रद्धुत छुटा उनके पदों में 
प्रदर्शित होने लगी | सुबोधिनी के सफुरित तथा लीला के श्रम्यास के होने पर 
जब सूरदास ने महाप्रभ्ु के आगे नन्‍्द महोत्सव किया और '्रज भयो महर के 
पूत, जब यह बात सुनी।--इस टेक वाला पद गाया वो आचाय जी ने प्रम़्क्न 


१--सन्‌ १८८३ ई० की मथुरा कौ छुपी चौरासी वैष्णवों की बातो, प्रष्ठ २८६ | 
२--वही चौरासी वैष्णवों की वातों, पृष्ठ २६२ । 
३--वही चौरासी वैष्णवों की वार्ता, प्रृष्ठ २६४२ | 


[ ४० ] 


होकर अ्रपने भ्रीमुख से कहा था--सूरदास तो भानों निकट ही हुते! | 
“पुरुषीत्तम सहखनाम” को सुनकर सूरदास को सम्पूर्ण भागवत का ज्ञान हो 
गया और उन्होंने मागवत के प्रथम स्कंघ से द्वादश स्कंथ तक की लीला पर 
सहरखों पद बनाथे |" सूरदास के जीवन का यह कायाकल्प था | 


श्राचाय बंज्लभ द्वारा जो “कह्म-सम्बन्ध' हुआ, उससे सूर के मानस 
चक्कुंओं के सम्मुख हरिलीला का पवित्र चित्र श्रंकित हो गया। इसके 
पश्चातू उनकी वाग्धारा अ्रबाध गति से वेगपूर्वक प्रवाहित होने लगी। इस 
धारा की कलकल में हरिलीला का मधुर स्वर गूजने लगा। अब्याहत वेग 
इतना तीत्र हो गया कि एक-एक दिन में अनेक पद अपने आप निकलने 
लेंगे | पद-निर्माण की यह विद्य त्‌ शक्ति उत अनन्त शक्ति के खोत से उद्भूत 
हुई थी, जिसके समीप सिद्ध पुरुष आचार्य बल्लम ने सूरदास को पहुँचा दिया 
था और जितका दशेन पाकर वे भाव-विभोर हो गा उठे थे : 


गुरु परसाद होत यह द्रसन सरसठ बरस प्रवीन । 

शिव विधान तप करूयो बहुत दिन तऊ पार नहिं लीन ॥। 
सारावली १००२ 
इसके पश्चात्‌ सूरदास जी ने हरिलीला के पद बनाये। उन्हीं के 
शब्दों में--- ता दिन तें हरिलीला गाई एक लक्ष पद बन्द ।!?रे 
जबसे आचाय जी ने उन्हे हरिलीला का साक्षात्‌ कराया, वे उस्ती के 
गायन में तन्‍्मय हो गये। वैष्णव भक्त-मंडली तथा पुष्टिमार्गीय सम्प्रदाय के 
अनुयायियों के मतानुसार उन्होंने सवा लक्ष पदों का निर्माण किया ) चौरासी 
वार्ताकार के शब्दों में सूरदास जी ने कई सहखत पदों की रचना की थी। * 
एक लक्ष पद बन्द का श्रथ हमने सर सौरभ में एक लक्ष पद नहीं, किन्तु 
पदों के एक लक्ष बन्द लगाया है। एक लक्ष बन्द लगभग दश सहस्र पदों 
में आरा सकते हैं। श्रभी तक सर के जितने पद उपलब्ध हो सके हैं, उनकी 
संख्या सात हज़ार के ऊपर नहीं है। संभव हैं, अनुसंघान करने पर कुछ 
सहस्त पद और उपलब्ध हो सके। 'सूर निर्णय” के विद्वान लेखकों ने कुछ 


१---चौरासी वैष्ण॒वों की वार्ता, पृष्ठ २६० । 


२--सर सारावली, छुंद ११०३ | इसका एक श्रथे यह भी हो सकता है कि 


सर ने एक लक्ष्य होकर पद्मबद्ध रूप में या पदों में हरिलीला का 
गायन किया | 


३--चौरासी वैष्णवों की बातों, पृष्ठ २६३ 


[ ४१ |] 


ऐसे पदों की श्रोर संकेत किया है, जो प्रकाशित सर सागर में नहीं हैं 
परन्तु सम्प्रदाय के मदिरों में गाये जाते हैं । इसी के साथ सर नाम से कुछ 
ऐसे पद भी प्रचलित हैं, जिन्हे अ्रष्टछाप वाले सरदास की सर्वना नहीं माना 
जा सकता । सहर्ावधि पदों में सर-रचित उन पदों की भी गणना की जा 
सकती है, जो आचार्य बल्लभ से भेंट करने के पूर्व बनाये गये थे और जिनका मुख्य 
संवंध अन्तवंदना, विराग, व्याकुलता, निवेदन, .विनय, स्तुति, दास्य भाव 
तथा प्राथना से था। सर की विनय तथा दास्व-मक्ति-भावना के चित्र अ्रैकित 
करने वाले ये पद भी श्रपूर्व हैं। हरिलीला के पद तो सर की रचना का 
स्वस्थ” हैं? ही । भागवत की कथा पर श्राभ्रित होने पर भी इनमें सर की वैसी 
ही प्लौलिकता दष्टिगोचर होती है, जैसी उनके स्वतंत्र विनय-परक पदों में है| 
सर की प्रस्याति मुख्य रूप से इन्हीं पदों पर श्रवलम्बित है। इन्हीं के कारण , 
वे भागवत भक्ति रूपी मणिमाला के सुमेर कहलाते हैं। 


सूर काव्य के दी भाग 


जैसा पीछे लिखा जा चुका है, श्राचाय बल्लम का मिलन सूर के कक: 
क्षेत्र! में एक बिभाजक रेखा खींच देता है। उनसे मिलने के पूव जो पग्मज़कये; 
गये थे, उनका प्रधान विषय विनय श्रादि था। मिलन के पश्चात्‌ जो पद क्षने/ 
पे प्रमुख्तया हरिलीला से सम्बन्ध रखते है। इक्ष प्रकार सूर द्वारा निर्मित 
पदावली दो भागों में विभाजित की जा सकती है : (१) विनय के पद और 
(२) हरिलीला के पद। विनय के पदों को हम निर्म्नांकित भागों में रख सकते हैं ; 

१--हठ योग और शिव साधना से सम्बन्ध रखने वाले पद । 

२---निगु ण॒ भक्ति से प्रभावित पद | 

३---वैष्णव भक्ति के दास्य भाव वाले विनय के पद । 

४--सख्य भाव कौ भक्ति वाले पद |" 


हठ योग और शिव साधना से सम्बन्ध रखने वाले पदों में आसन, 
प्राणायाम, बलिदान आ्रादि का उल्लेख हुआ हैं। ये पद प्रारंभिक श्रवस्था में 
लिखे जान पड़ते हैं। निगुण भक्ति से प्रभावित पदों में जाति-पाँति, वेद श्रादि 
की निन्दा, शान-वैराग्य की सापेक्षता, सत्य पुरुष को बाहर न देखकर अन्दर 
देखना, मूर्ति-पूजा-विरोधी सन्‍्तों के नामों का श्रद्धापू्वक उल्लेख करना श्रादि 
कई बातें पाई जाती हैं। वैष्णव भक्ति के दास्य भाव वाले बिनय के पदों में 
सूर के अ्रशान्त किन्तु प्रपन्न हृदय की कलक दिखलाई देती है। सख्य भाव की 
भक्ति वाले पद भांगवत भक्ति का प्रमाव पड़ने के उपरांत ही लिखे गये हैं | 
सुविधा के लिये हम इन सब्न का निरूपण तीन शीषेकों में करंगे : 

१--सूरदास श्रौर नाथ पंथ | 

२--सूरदास और कबीर पंथ | 

३--सूरदात श्रौर वैष्णव सम्प्रदाय | 


१०-सख्य भाव के जो पद हरिलीला-गायन के श्रन्तगंत आये हैं, वे अ्रपनी 
क्रभिव्यंजन पदति में इन पदों से भिनर हैं। 


[ ४३ ] 


हमारी समझ में इस प्रकार के पद जिनमें नि्वृत्तिपरक तत्वों का प्रति- 
पादन है, वैराग्य-संपत्ति अर्थात्‌ कामना-त्याग, समत्व बुद्धि, विवेक-सिद्धि, अ्रष्ट॑ग 
योग आदि का वर्णन है और जो प्रवृत्ति-प्रधान लीला के श्रन्तगंत नहीं श्राते, 
संभवतः महाप्रभु बह्लमाचाय से मिलने के पूर्व लिखे गये। 

विनय के इन पदों के अतिरिक्त सूर ने हरिलीला के पद प्रभूत मात्रा में 
लिखे है। श्राचाय महाग्रभु जी से दीक्षा लेने के पश्चात्‌ वे हरिलीला गायन 
में ही लगे रहे | आचाये से वही तो उन्हे प्रसाद रूप में प्राप्त हुई थी। हरि- 
लीला गायन से सम्बन्ध रखने वाले ये पद ही वास्तव में सर सागरकी निधि हैं । 
विनय एवं भक्ति वाले पदों की संख्या एक सदर से अधिक नहीं होगी | सवा 
लक्ष पदों के निर्माण की किंवदन्ती प्रधान रूप से हरिलीला के पदों पर ही 
आश्रित हैं। हरिलीला के पद हैं भी संख्या में अ्रधिक | सरतागर का दशम 
स्कंध, जो आकार में सरसागर के सभी स्कंधों में वृहत्तम है, हरिलीला से हो 
सम्बन्ध रखता है। हरिलीला के पदों को हम भगवान कृष्ण को अलौकिक एवं 
दिव्य जीवन-लीला के अनुसार विभाजित कर सकते है। सहसखों की संख्या में 
बने हुए इन पदों को देखकर गोस्वामी बिट्ठल नाथ सूर को पुष्टि मार्ग का 
जहाज कहने लगे थे । 

सरसागर श्रीमद्धागवत की कथा के आधार पर लिखा गया है, परन्‍्ठु 
द्वादश स्कंघों के विभाजन के श्रतिरिक्त कथा-वस्तु में वह पूर्णतया मागवत का 
ग्रनसरण नहीं करता | सरदास का उ्दंश्य भी भागवत की कथा का श्रविकल 
अ्रनवाद करना नहीं जान पड़ता। आ्राकार की दृष्टि से यदि प्रथम स्कथ के 
विनय के पद और नवम स्कंघ के राम-कथा-सम्बन्धी पद सूरसागर में से परथक 
कर दिये जायें तो दशम स्कघ के श्रतिरिक्त श्रन्य स्कंघों की रचना केवल नाम 
के लिए की गई जान पड़ती है। भागवत में श्रनेक विषयों की जो विस्तृत 
समीक्षा दिखलाई देती है, सूर सागर में उसका अ्रभाव है | यह भी विचारणीय 
है कि जहाँ कहीं सूरदास को घटना-सम्बन्धी कथानकों का अनुवाद करना पड़ा 
है, वहाँ उनकी लेखन-शेली शिथिल और श्ररोचक हो गई है। सूर का मन 
लीला के ऐतिहासिक अंशों में' रमण करता नहीं जान पड़ता । लीला के भावना- 
प्रधान अ्रंश ही सूर के मानस के श्रधिक निकट और उनकी वृत्ति को तन्‍्मय 
करने वाले प्रतीत होते हैं । भागवत भक्ति की मर्यादा भी सूर सागर में जाकर 
अमयोदित रूप धारण कर लेती है। 


भागवत से चीर हरणं, रासलीला तथा भ्रमर गीत की केथाये लेकर भी 
सूर ने उन्हे श्रत्यन्त मौलिक और स्वतन्त्र रूप प्रदान कर दिया है। सर सागर 


[ ४४ | 


की कुछ लीलाये ऐसी भी हैं जो भागवत में नही मिलती, जेसे राधा कृष्ण 
की संयोग लीलाये, पनथ प्रस्ताव, दान लीला, खंडिता के पद, मान लीला, 
वसन्त, हिन्डोल और फाग आदि | यद्यपि ये लीलायें परम्परागत गीतों का प्रभाव 
सुचित करती है, फिर भी सूर ने उनमें श्रपनी मोलिकता का परिपूर्ण सन्निवेश 
कर दिया है। इन लौलाओं को स्वतन्त्र स्वना का रूप दिया जा सकता है। 
कुछ लीलाये सर ने दो-दो, तीन-तीन बार लिखी हैं | स्कंधों में आई हुई 
नाश्रों का चुनाव भी कवि ने अपने ढंग पर किया है। नवम स्केध की राम 
गाथा के बाल-लीला-पम्बन्धी अंश सर की रुचि के अनकल होने के कारण 
श्रत्यन्त रोचक श्रौर रमणीय बन पड़े है। सीता के वियोग वणन में भी कवि 
का मानस द्रवित हो उठा है। सम्मवतः विप्रलंभ »गार का वर्णन प्रंम की 
परिपक्वावर्था सचित करने के लिए. सर को श्रनिवार्य जान पड़ता था और 
इसमें उसने श्रपनी विदग्ध एवं भाव-भरित कला का परिचय दिया भी श्रधिक है। 
भगवान कृष्ण की लौलाश्रों का गायन सर-काव्य का प्रधान विषय 
है। दशम स्कंध के पूर्वाध में कवि ने भीकृष्ण की बाल एवं किशोर श्रवस्थाओं 
के ऐसे रूप चित्रित किए हैं जिनमें मगवद्भक्तों के मन रमते रहे हैं । भगवान 
की ये लीलायें न केवल हमारी बाह्य इन्द्रियों की वृत्तियों को केन्द्रित करने में सफल 
हुई हैं, प्रत्युत हमारे श्रान्तरिक करणो की तनन्‍्मयता के लिए. भी सहज साधन 


सिद्ध हुई हैं। इस प्रकार सर सागर को हरिलीला का प्रधान काष्य कहा जा 
सकता है। 


सर सारावली और साहित्य लहरी भी हरिलीला से ही सम्बन्धित हैं 
श्र निश्चित रूप से ये दोनों ग्रन्य श्राचार्य बल्लम से भेंट होने के उपरान्त ही 
लिखे गये हैं। सरतारावली श्रीद्धागवत या सर सागर का सेद्धांतिक सार 
होते हुए भी एक स्वतन्त्र अन्थ है और एक विशिष्ट छुंद में, होली के गाने के 
रूप में, लिखा गया है, जो हरिलीला के ही श्रन्तगंत आता है। साहित्य लहरी 
भी एक स्तन्त्र अंथ है जो अलंकार और नायिका भेद का निरूपण करता है, 
पर विष्रय उसका भी राधा कृष्ण की लीलायें ही है। उसके अपने ही श्रन्तः 
साझ्य के आधार पर यह ग्रंथ नन्‍द दास के लिए निर्मित किया गया था। 

सर सारावली श्रोर साहित्य लहरी को सर सौरभ में हमने श्रष्टछापी 
सुरदास कौ ही रचना स्वीकार किया हैं श्रोर अपने मत के समथन में सर के 
ग्रंथों की एकता के प्रतिपादित करने वाले अनेक श्रन्तः साक्ष्य उपस्थित किये 
हैं| फिर भी इस थुग के कतिपय विद्वान इन दोनों ग्रंथों को सर कृत मानने 
में उत्देह करते हैं| भरीज्रजेश्वर वर्मा ने अपने प्रवन्ध सरदास में सर सागर और 


[ ४४ ।ै] 


सारावली की कथा-वस्तु में सत्ताईस अतर दिखलाये है, जो उनकी दृष्टि में 
श्रत्यन्त महत्वपूर्ण हैं | इन अंतरों के आधार पर श्रापका कथन है कि सारावली 
का कवि सर सागर के कवि से भिन्न दृष्टिकोण रखता है, अतएव उससे भिन्न 
है| इस सम्बन्ध में आपकी दूसरी युक्ति यह मो है कि सूर सागर के स्चयिता 
सरदास शअ्रपने विषय में इतने मुखर और आत्म-विज्ञापक कही नहीं हुए, जितना 
साराबली का कवि दिखाई देता है। दोनों ग्रंथों में माषा शेली की विभिन्नता 
भी आपको दिखाई देती है । सत्ताईस अंतरों के सम्बन्ध में, जो कथा-वस्तु-विष- 
यक हैं, हम केवल यही कहेगे कि ऐसे अंतर प्रत्येक कवि की विभिन्न रचनाश्रों 
में दिखाये जा सकते' है। कवि का दृष्टिकोण प्रत्येक रचना के समय एक ही हो, 
यह आवश्यक नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास, हरिश्रौच, मैथिली शरण शुत्त 
आदि कवियों की रचनाश्रों से इत विषय के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किये जा 
सकते हैं | रामचरित मानस, गीतावली, कवितावली और जानकी मंगल एक 
ही कवि की क्ृतियाँ हैं, परन्तु उनमें कथा-वस्तु-संबंधी श्रनेक श्रन्तर हैं, जिनका 
विवेचन हम “सर-सम्बन्धी-साहित्य” शीषक परिशिष्ट के एक प्रकरण में कर गे | 
गीतावली और कवितावली में शैलीगत अंतर तो अत्यन्त स्पष्ट है। हरिश्रौध जी 
के चुभते चौपदे और प्रिय प्रवास की विभिन्न शैलियों को देखकर उनके रचयिता के 
एक होने में भविष्य का समालोचक संदेह कर सकता है; परन्तु सारावली और 
सूर सागर की भाषा-शैली में इतनी विभिन्नता तो किसी भी प्रकार सिद्ध नहीं 
की जा सकती । 

सारावली में ऋष्णावतार की जो गाथा वर्णित है, उसका क्रम वैसा ही 
है, जेसा सूर सागर के अन्तगंत है | कहीं-कहीं तो शब्द, पद तथा श्रलकार दोनों 
ग्रथों में ज्यों के त्यों, एक ही रूप तथा एक ही भाव को लिए हुए, रख दिये 
गए, है। सारावली के छुन्द ६७८ और ६७४ में सय, शिव और दुर्गा की पूजा 
का वर्णन सूर सागर के दशम स्कंध में वरशित शिव, सूयोदि की पूजा के समान 
ही है। कथ[-वस्तु और शैली से सम्बन्ध रखने वाली ऐसी अनेक समानताएं 
दोनों ग्रंथों में दिखलाई जा सकती है जो अत्यन्त मार्मिक और तथ्य-पूर्ण हैं। 
आत्म-विज्ञापन ओर मुखरता यदि सारावली के कवि के व्यक्तित्व से सम्बन्ध 
रखती है, तो वह सरूसागर में भी कम नहीं है। सारावली में कवि श्रपने संबंध 
में मुखर है, तो सर सागर में उसका इृष्टदेव | श्री ब्रजेश्वर जी ने अपने प्रबन्ध 
सरदास में पृष्ठ ११०, १११, ११२ और ११३ पर इत विषय के अ्रनेक उद्धरण स्वयं 
प्रस्तुत कर दिये है| सारावली कम से कम सर सागर के बहिरंग का अ्रनुसरण 
करने की अवश्य चेष्टा करती है---इस तथ्य को वर्मा जी ने श्वय अपने प्रबन्ध 


[ £६ |] 


के पृष्ठ ७६ पर स्वीकार किया है | इसी पृष्ठ पर आप यह भी स्वीकार करते हैं 
कि सर सागर की उन लीलाओ के लिए जिन्हें भागवत से नहीं लिया गया है 
सारावली के कवि ने सर सागर का श्रनसरण किया है |आपकी यह भी मान्यता 
है कि सारावली का कवि सारावली के साथ सर सागर को भी शाज्रानमोदित 
पिद्ध करने में प्रयत्न शौल है। क्‍या ये बातें दोनों स्वनाओं के एक ही रचयिता 
होने की ओर ध्ष्ट रूप से संकेत नहीं करती ? सर निणय के विद्वान लेखकों ने 
इस विषय में, हमारे ही पक्ष का समर्थन किया है । 


सूरदास! प्रबन्ध में साहित्य लहरी को भी सूर सागर के रचयिता की 
कृति नही माना गया है | इत प्रबन्ध के श्रनुतार साहित्य लहरी यद्यपि सूरसागर 
के उन पदो के श्रनकरण में स्वी जान पड़ती है, जिनमें कवि की उच्च कवित्व 
शक्ति श्रौर काव्यकला का प्रदशन हुआ है , जिनकी भाषा परिमार्जित, गरौढ़ 
समस्त-पद-युक्त ओर तत्सम-प्रधान है; परन्तु साहित्य लहरी की शली शिथिल, 
असमथ, असस्कृत और किसी अश में असाहित्यिक है।" हमारी सम्मति में 
शेली-गत यह विभिन्नता ऐसा महत्वपूर्ण कारण नहीं है, जो सूर सागर और 
साहित्य लहरी को दो भिन्न कवियों की रचनायें मानने के लिए, बाध्य करे। 
हरिश्रौध जी का सत कलश और चौपदे उनके जीवन के उत्तर अंश में प्रणीत 
हुए, परन्तु उनकी शैली प्रिय प्रवास की प्रौढ़, परिमाजित एवं तत्ाम-प्रधान 
शेली का अनुसरण नहीं करती । गोस्वामी तुलव्ीदास की सतसई में आये हुए 
दृष्टकूट के दोहे ऐसी शिथिल श्रौर श्रसमर्थ शैली में लिखे गए है, जो तुलसीदासजी 
के श्रन्य ग्रंथों में दिखलाई नहीं देती। श्रतः शैली-संबंधी विभिन्नता के 
अ्राधार पर साहित्य लहरी को सूर सागर के स्वयिता से भिन्न किसी अन्य कवि 
की कृति नही माना जा सकता । साहित्य लहरी के बंश-परिचायक पद की 
प्रामाणिकता में श्री जजेश्वर जी वर्मा का यह कथन महत्वपूर्ण है: 


“जिस प्रकार यह कहा जा सकता है कि कवि गण पुस्तकों की रचना 
तिथि का अंत में ही उल्लेख करते हैं, उसी प्रकार यह भी कह सकते है कि बंश 
आदि के सबंध में स्वकथन भी अंत में ही किया जाता है। और फिर, पदो के 
क्रम में हेर-फेर होना असंभव बात नहीं है [??२ वर्मा जी का यह कथन पद की 
प्रामाणिकता क्रा समथन करता है और वे साहित्य लहराी को उस सरदाप्त की 
रचना मानते हैँ जिसका नाम वंश-परिचायक पद के अ्रनुत़्ारा सरजचंद था। 


नाक, 





ेकलकलनकमक्पसमनऊ आन भथ  करयरालान्‍कम+-प 


१-- प्रजेश्वर कमी, सरदयत पृष्ठ ६१ 
2-- अजेश्वर ब्रमो, सरदास़ पृष्ठ ६४ 


[ ४७ ] 
हमारी सम्मति में यह सरजचंद कोई श्रपर सरदास नहीं है। यह वही सरदास 
जिसका उल्न ख साहित्य लहरी के पद में है श्रौर जिसका नाम सूरसागर के 

श्रनेक पदों के अंत में श्राता है | पद में उल्लिखित सूरजचंद का वेरागी श्रवस्था 
का ही नाम सूरजदास है | यही सूरज, सूर, सूर श्याम श्रौर सूरदास के नाम 
से प्रख्यात है | 

इस प्रकार सारावली और साहित्य लहरी महाकवि सरदास के ही प्रामा- 
णिक ग्रन्थ हैं और दोनों हरिलीला से सम्बन्ध रखते हैं | सारावली, जैसा हम 
सूरतौरभ में लिख चुके हैं, होली के इृहत्‌ गान के रूप में लिखी गई है। इसमें 
हरि के जिन अवतारों का वर्णन है, उनमें भी होली खेलने की ही महत्ता प्रदर्शित 
हुई है | छुंद संख्या ३५६ में कवि लिखता है 

यह विधि होरी खेलत खेलत बहुत भांति सुख पायो। 

धरि अवतार जगत में नाना भक्तन चरित दिखायो।। 

सारावली में ब्रज वर्णन, कष्ण जन्म, पूतना बच, शकट भंजन, तृणावत्ते 
चन्द्र दशन, घटनों के बल चलना, मादी भक्षण, दामोदर लीला, श्रधासुर 
तथा बकासुर का बच, कालियनाग का कनक कमल का उल्ल ख, कंस बंध 
भश्रमर गीत आदि हरिलीला-सम्बन्धी अनेक प्रसंग वर्णित हुए हैं | श्याम श्रौर 
श्यामा का नित्य रास जैता सूरसागर में है, वैसा ही सारावली में है। श्रानन्द- 
भयी हरिलीला का रसात्मक स्वरूप जिसमें निकुज्ज के मंगला श्र गार,निव्यलीला, 
मान, बसंत, हिंडोल, बन विहार, यमुना स्नान श्रादि श्राते हैं, सारावली में 
सरस रूप से वर्णित हुआ है | यह सत्य है कि सारावली के कवि का ध्यान 
सिद्धांत पक्ष की स्थापना की ओर विशेष रूप से है और वह सेद्धांतिक दृष्टिकोण 
को लेकर ही इसकी रचना में प्रदत्त हुआ्रा “है | चौरासी वार्ताके श्रनसार महाप्रभ 
बल्लमाचाय ने सरदास को पुरुषोत्तम सहखनाम श्रौर श्रीमद्धागवत की दशविध 
लीलाओं का उपदेश दिया था। सारावली का निर्माण इन्हीं लीलाओं का 
बोध कराने के लिए हुआ है । 

साहित्य लहरी की दृष्टकट शैली सरसागर के दृष्टकट पदों का ही 
अनसरण करती है। यह काव्यशास्त्र की पद्धति पर नायिका भेद, श्रलंकार 
और रसों की जटिल व्याख्या उपस्थितकरती है । इसमें भी कृष्ण जन्म, श्रन॒राग 
लीला, नायक का मान, खंडिता वणन, ब्रत चयों आदि उन कई विषयों का 
वर्णन है, जो पुष्टि सम्प्रदाय के महत्वपूर्ण अंग माने जाते है। साहित्य लहरी के 
कतिपय पदों की टेक, शब्दावलि तथा भाव-राशि भी सर सागर के ही समान 

। इसके प्रशयन का मुख्य हेतु नन्ददास को काव्यशासत्र को शिक्षा के साथ 


[ ८ ।॥ 


हरिलीला की श्रौर उन्मुख करना था | सम्मवतः नंददास पहले राम-भक्त थे | 
जब वे पुष्टिमार्ग में दीक्षित हुए, तो गोस्वामी बिठ्लल नाथ ने उन्हें कृष्ण भक्ति 
में लेंन्मेय करमे के लिए. सूरदास की संगति में छः मास तक चंद्र सरोवर प॑र 
रखी था [१ 


सुरदास जी के नाम से और भी कई भ्न्थ प्रख्यात है, पर उनमें से 
ग्रधिकांश जेंसे गोब्धन लीला, दान लीला, दशम स्कंघष माषा, नाग लीला 
सर रामायण और मैँवर गीत तो सर सागर के ही भिन्न-भिन्न भाग हैं। सर 
की कुछ खतंत्र श्रन्य रचनाये भी हैं, जिनमें सूर पचीसी और सूर साठी इस समय 
सर सागर में ही सम्मिलित दिखलाई देती हैं | सेवा फल भी एक ख्वतंत्र रचना 
है। मानलीला में मान संबंधी रफुट पद पाये जाते है। राघा-रस-केलि-कोतू 
हल जिसका दूसरा नाम मानसागर भी है, ऐसी रचना है जिसमें मान का 
वर्शन विस्तारपूर्वक हुआ है । व्याहलो में राधा कृष्ण के विवाह का वणन 
है । इसके कुछ पद सर सागर में पाये जाते हैं और सर निणय के विद्वान 
लेखकों के अनुसार बल्लम सम्पदाय की कीत॑न पुष्तकों में मी इसके कुछ पद 
उंपलब्ध है | प्राणप्यारी का 'दूसरा नाम श्यामसगाई है। यह भी हरिलीलः 
ही सम्बन्ध रखती है श्रोर इसका श्रन्तर्भाव सर सागर में होना चाहिये। 
यह श्वना सम्प्रदाय के मंदिरों में राधाष्टमी के श्रनन्तर निश्चित समय में और 
निश्चित रूप से गाई जाती है।? कुछ खतन्त्र र्वनायें श्राचाय॑ बल्लभ से 
“भेंट होने के पूर्व भी सर ने लिखी होंगी, परन्तु विनय-सम्बन्धी पदों के अ्रतिरिक्त 
सिलमें वेराग्यादि के पद, दीनता और स्वचरित्र सम्बन्धी कुछ उल्लेख हैं, अन्य 
रचनाश्रों के नाम क्षमी तक प्रकाश में नहीं आये। सम्भव है, एकादशी 
साहात्म्य और राम जन्म इसी प्रकार की रचनायं हों। नल दमयन्ती किसी 
श्रन्य सूरदास की लिखी हुईं है, जो हमारे सूरदास से निश्चित रूप से भिन्न 
है। सब सरवनाओं पर विचार करते हुए हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि 
सूरदास की वे स्वनाये जो आचाय बल्लभ से भेंट करने के पूर्व लिखी गई थीं 
एक विशेष दृष्टिकोण रखती हैं, जिसका उल्लेख हम इस प्रकरण के प्रारम्भ 
में कर चुके है। महा प्रभु से भेंट होने के उपरान्त की सचनायें, असंदिग्ध रूप 
से, हरिलीला-गायन से सम्बन्ध रखती है। 





१०--सूरूनिर्णय, पृष्ठ १४४ । 
२*-शर/मिरेय, पृष्ठ १६७ | 


[| ईै8. | 


अपने गुरु आचार्य बल्लम के प्रशाद से भगवद्लीला के दर्शन कर 
सूर ने भगवद्धक्ति का श्रीमद्धागवत से भी अ्रधिक सजीव रूप भगवद्धक्तों के 
समक्ष उपस्थित कर दिया | गोपाल की इतनी अधिक बाल-केलियाँ भ्रीमद्ध- 
गवत में कहाँ है ? राधा और भ्रमर गीत वाला प्रसंग जो कहीं रुलाता है 
कहीं हँसाता है, कहीं उच्छु बसित करता है और कही व्यंग्य कौ विकट चोट से 
मन को इधर से उधर कर देता है, इतने अधिक ममंस्पर्शी रूप में सूर 
सागर में ही है। श्रीमद्धागवत में तो उसे अ्रतीव संक्षिप्त रूप में प्रकट कर 
दिया गया हैं। 


यरदास और नाथपंथ 


मुण्डक उपनिषद्‌ के प्रासम्म में समस्त विद्यात्रों को आधारभूत 
ब्रह्मविद्या के उपदेष्टाश्नों की परम्परा दी हुईं है, जिसके अनुसार इसका सब 
प्रथम प्रचारक ब्रह्मा है । ब्रह्मा ने यह विद्या अपने ज्येष्ठ पुत्र अयवां को प्रदान 
की | श्रथवा ने अंगी ऋषि को, अंगी ऋषि ने भारद्वाज (भरद्वाज गोत्री) 
सत्यवह ऋषि को, ओर भारद्वाज ने यह परावर, परम्परागत विद्या अंगिरा 
ऋषि को दी | एक महान्‌ विश्वविद्यालय के कुलपति आचाय शौनक एक 
दिन विधिपूर्वक महर्षि अंगिरा के पाप्त पहुँचे और श्रत्यंत विनयपूर्वक पूछने 
लगेः-- “भगवन्‌ , किसके जान लेने पर यह सब कुछ जान लिया जाता है !” 
महर्षि बोले : “ब्रह्मवेत्ता कहते श्राये हैं कि दो विद्यार्य जानने योग्य है--एक 
परा और दूसरी श्रपर । श्रपरा विद्या में चार वेद और छु; वेदांग है ।* 
परा विद्या वह है जिसके द्वारा श्रविनाशी परब्रह्म प्राप्त किया जाता है |” 
अपरा और परा विद्या का यह विभाजन उस रहस्य की कुझ्ी है 
जिकके अ्रनसार साधना के प्रायः सभी मार्गों में वेद की श्रसमथता का कथन 
ही नही, निन्‍दा तक पाई जाती है। जिन वेदों के संबन्ध में ऋषियों को यह 
धारणा थी कि वेद श्रखिल धमं का मूटा है," वे परम प्रमाण है, तथा 
भूत, भविष्यत और वर्तमान सभी कर्म और विद्यार्ये वेदों से हो प्रसिद्ध होती 
हैं,३ उन वेदों को अ्रपरा विद्या में स्थान देकर परा विद्या से क्‍यों परथक किया 
गया, यह विचारणीय बात है। महर्षि दयानन्द वेदों को सब सत्य विद्याश्रों 
की पुस्तक कहते है |” योगिराज श्ररविन्द के शब्दो में बेद प्राचीन भारतीय 
रहस्यवादियों की प्रतीकात्मक पवित्र पुश्तक हैं और उनका अ्रभिप्राय आ्राध्या- 








(कल. +०क३न-->े 


१--चार वेद ; ऋगचेद, यजुवंद, तामवेद और श्रथवंवेद । 
वेंदांग : शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छुन्द और ज्योतिष | 
१--मनुस्मृति २।६ 
२--म नुस्म ति ४।४ 
३ “भनुस्मृति १२|६७ 
४>-अआय समाज का प्रथम नियम । 


[ दंड |] 


त्मिक तथा मनोवैज्ञानिक है |१ ये थेद क्‍या परा विद्या श्रथवा ब्रह्मविद्या से 
एकान्ततः शूज्य थे, जो उपनिषद्‌ के ऋषि द्वारा श्रपरा विद्या में सम्मिलित 
किये गये ! 
वेद वस्तुतः ब्ह्म-विद्या-परक हैं। आस्तिक परम्परा उनमें समस्त 
विद्याश्रों के बीज मानती रही है, पर ब्रह्मविद्या श्रत्यन्त पवित्र एवं गोपनीय 
विद्या है। सामान्य मानव उसको ग्रहण करने में श्रसमथ है और "यदि ग्रहण 
कर भी ले, तो अ्रपनी श्रधोगामी प्रवृत्तियों के कारण उसका दुरुपयोग कर 
सकता है| इस प्रकार इस विद्या के विक्ृत हो जाने का मय रहता है। यही 
कारण है कि वेदकालीन ऋषियों ने उसे दो रूपों में प्रक८ः किया | एक रूप 
अन्तरिक था, दूसरा बाह्य । बाह्य रूप में यज्ञादि द्वारा पूजा की विधि रखी 
गई थी, जो लोकिक एवं सामान्य प्राणियों के लिये उपयोगी होने के साथ ही 
दीक्षित साधकों के लिए श्रान्तरिक श्रनशासन का काम देती थी । आन्तरिक 
रूप में वह अध्यात्म पथ के पथिकों को प्रकाशमार्ग दिखलाती थी | इस प्रकार 
उत्का एक स्थूल श्रथ लगता था और दूसरा स॒क्रम | स्थूल श्रथ तो परम्परा 
द्वारा प्रचलित रहा, पर सक्षम श्रथ गुह्य होने के कारण कालान्तर में तिरोहित 
हो गया । उपनिषद युग के ऋषियों ने उसे पुनरुजीवित करने का प्रयत्न तो 
किया , पर श्रपने ढंग से । उन्होंने अपने विचारों के प्रतिपादन में अनेक बार 
तदेष श्लोकः” (प्रश्नोपनिषद्‌ ४॥१०) “इति वेदानुबचनम” (तैतिरीय 
१।१०) आ्रादि कहकर वेदों की दुह्ई दी है, फ़िर भी वेदों का याशिक कमे- 
काण्ड वाल स्थूल रूप ही प्रधान रूप से उनके समक्ष रहा है श्रौर इसी हेत 
वे वेदों को श्रपरा विद्या के श्रन्तर्गत रखते हैं । 


बैंदिक ऋषियों ने श्रान्तरिक एवं बाह्य, आत्मिक एवं लौकिक जीवन 
में जो संतुलन स्थापित किया था,वह उपनिषद युग के आते-श्राते अस्त-व्यस्त हो 
चुका था । उपनिषदों को वेदान्त (वेंद-शान, उसका अन्त अर्थात्‌ चरम, 
अन्तिम सीमा) कहा जाने लगा था | इस प्रवृत्ति ने वेंदिक कर्मकाणड की ही 
नहीं, मूल वेद की उपयोगिता को भी अ्रप्रचलित करना चाहा | मूल वेद को 
कंठसथ करने वाला कमकारिडयों का वर्ग जो प्रारम्भ में पुरोहित, शिक्षक 
और श्रध्यात्म श्ञान की निधि बना हुआ था, वैदिक ऋषियों की विचारप्रणाली 
से दूर जा पड़ा था । यद्यपि उपका दिव्य श्रन्तज्ञान घुंघला हो गया था, तो 
भी इस वश ने वेदों का साथ नहीं छोड़ा । पुरोहित वेदों का पल्ला पकड़े रहे 





अिकलननशनसनकपत- कक +५ कन्‍3कन-नफ.. 


१--वबेद रहस्य पृष्ठ ३४४, प्रथम खण्ड, प्रथम संस्करण | 


[ ६१ | 


श्रतः वेद पुरोहितों तक ही सीमित रह गये और उपनिषद्‌ अ्रथवा वेदान्त 
सन्‍्तों की सम्पत्ति कहे जाने लगे | जैन औ्रौर बौद्ध मतो ने इस पद्धति का और 
भी अधिक पोषण किया | परिणामतः ब्रह्मविद्या ब्राह्मणों के हाथ से निकल 
कर साधक सन्‍्तों के हाथ में पड़ गई | भगवद्‌ गीता ने कई स्थानों पर कम 
काणड के नाम से प्रचलित वेद और उनके रक्षक ब्राह्मणों को ब्ह्मविद्या और 
उपके वेत्ताओं से निम्न स्थान पर रखा है।'" जब वेद श्रपरा विद्या के 
अन्तर्गत मान लिये गये, तो ब्रह्म विद्या के जिज्ञासु उनका पारायण करने के लिये 
क्यों लालायित होते १ 


एक बात श्रौर भी थी । परा विद्या का तात्पये पुश्तक-सम्बन्धी शान 
नहीं समझा जाता था। परा विद्या का अ्रथ साधना से सम्बन्ध रखने वाला 
ज्ञान था। यह साधनिक ज्ञान सेद्धान्तिक ज्ञान से भिन्न था। यह क्रियात्मक 
या प्रयोगात्मक ज्ञान था और उस पथ के पारदर्शी गुरुओं से ही सीखा जा 
सकता था | श्रतः ऐसे पथ के पथिक के लिये किसी पुस्तक का पढ़ना आव- 
श्यक नहीं था। आ्रावश्यक था गुरु के चरणों में बेठकर साधना सम्बन्धी 
क्रियाओं का अभ्यास करना | वेद के पठन-पाठन की ओ्रोर इस कारण भी 
प्रवृत्ति कम होती गई । 

बौद्ध धम के प्रारम्मिक युग एक भीषण क्रान्ति को लेकर श्रग्नसर हुए 
थे, जिनमें पड़क € श्रनेक प्राचीन परिपाटियाँ ध्वस्त हो गई थी। अभिनव 
निर्माण में प्रचलित लोक-भाषा का प्रयोग एक महत्वपूर्ण प्रयोग था। इस 
प्रयोग का अनुकरण साधना-पथ के प्रायः सभी सम्तों ने किया। लोक-भाषा 
में ही जब अलौकिक ज्ञान प्राप्त होने लगा, तो वेद के दुर्गम, दुरूह प्रतीकों के 
आवरण में भ्राच्छादित, संदिग्ध ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयत्न कोई क्‍यों 
करता ? पुरोहितों ने याशिक क्रियाश्रों की वीभत्सता से जनता को वैसे ही 
विरक्त कर रखा था; अ्रतः सन्‍्तों की चमत्कारपूर्ण साधनिक क्रियायें लोक के 
लिए रच्िकर एवं आकषक सिद्ध होती गईं | ब्राह्मणों के प्रति सम्मान की 
भावना बनी रही, पर सन्‍्तों के प्रति आदर माव दिन प्रतिदिन बढ़ता 
ही गया | ' 


१--श्रीमद्धगवद्गीता २, २०४२, ४५, ४६, ४३ । 


२--बांभन गुरू जगत का साधू का शुरु नाहे | कबीर 
पिता तुम्हार राजकर भोगी । पूजे विप्र मरावे जोगी | जायसी 


[ ६६५ ै 


इन्हीं सन्‍तों में नाथपंथ के सन्‍्तों की गणना है। नाथपंथ मूलतः एक 
योग-सम्प्रदाय है, जिस पर बौद्ध एवं शैव दोनों मतों का अभाव पड़ा है । बोद्ध 
धर्म ने नागाजुन के समय में महायान का रूप धारण किया । कालान्‍्तर में 
महायान मंत्रयान में श्रौर मंत्रयान वज़्यान में परिणत हो गया | यही वच्रयान 
बौद्ध तन्‍्त्रवाद के नाम से भी प्रख्यात है | सिद्ध मत के ८४ सिद्ध इसी तन्त्रवाद 
की देन हैं। इनका विचार था कि हृठयोग की साधना श्रौर कुण्डलिनी के 
जागरण द्वारा महासुख की प्राप्ति होती है। शेव मत में भी हठयोग का विशेष 
प्रचार रहा है। नाथपन्यथ वाले शिवजी को ही हृठयोग का प्रथम प्रवारक 
श्रौर आदिनाथ मानते हैं । नाथपंथ के बहुत पूर्व से ही योगधारा चली आ 
रही थी | तन्त्रशात्ष का भी इस योगधारा से सीधा सम्बन्ध था | इस योगधारा 
के अभिनव रूप के प्रतिष्ठाता गुरु गोरखनाथ शेव थे । वे पहले बौद्ध थे, ऐसा 
भी कहा जाता है। गुरु गोरखनाथ नाथ परुपरा में तीसरे स्थान पर आते है। 


नाथपन्थ में श्रति-श्मति-विहित श्राचारों को कोई महत्व नही दिया 
जाता ।* यौगिक क्रियाओ्रों द्वारा कर्म-सम्पत्ति को भस्म करते हुए अ्रनिवाच्य 
पद ( खात्मप्रकाश ) की प्राप्ति करमा इसका ध्येय रहता है, जो सभी साधना 
पथो में एक जैसा है ।* 


सर ने योगादि क्रियाओं का वर्णन किया है। वे वैष्णव धर्म में दीक्षित 
होने से पूर्व श्रपनी प्रारम्भिक आयु में शैब थे। शैवों का प्रत्यक्ष सम्बन्ध 
हठयोग के साथ है। श्रतः हठयोग की कतिपय बाते उनके ऐसे पदों में झा गई 
हैं, जो श्राचाय बल्नम से मिलने के पूर्व लिखे गये थे । उदाहरण के लिये नीचे 
लिखे पद पर विचार कौजिये : 


भक्ति पन्‍थ को जो अनुसरे। सो अष्टांग योग को करे॥ 
यम, नियमासन, प्राणायाम । करि अभ्यास होइ निष्काम ॥ 
प्रत्याहार, धारना, ध्यान | करे जु छांडि बासना आन ॥| 
क्रम क्रम करिके करे समाधि | सरश्याम भजि मिंटे उपाधि ॥ 
> (सुरतागर, ना० प्र० स० ३६४) 
१--इस पन्थ के श्रनुयायी श्रुति को शअ्रध्यात्म मार्ग में साधिका भी 
नहीं मानते । 
२--सुर ने भी श्रुति को कहीं महत्व नहीं दिया*है और वर्णाश्रम के आचार 
व्यवहार को |भी गौण ही समझा है | इस विषय पर हम श्रागे 
विस्तारपूर्वक लिखेंगे। 


[ ६७ ।ै 


इस पद में श्रष्टांग योग का वर्णन है| भगवद्धक्ति--परक भ्रीमद्धागवत 
ओर गीता आदि में भी अ्रष्टांग योग की महत्ता प्रदर्शित की गई है। -सर ने 
भी इसका उल्लेख कर दिया है। पर ऐपा प्रतीत होता है कि वे यौगिक 
क्रियाओं को विशेष महत्व नहीं ढेते थे। वे इन क्रियाश्रों को भक्ति-पथ के 
अवलम्बन करने वाले सन्तों के लिये ही कल्याणकारी समझते थे | ऊपर उद्ध त 
पद की ये पंक्तियाँ स्पष्टता पूर्वक इस तथ्य की घोषणा करती हैं:-- 
(--भक्ति पन्‍थ को जो अनुसरे॥ 
२--सुरश्याम भज्जि मिटे उपाधि ॥ 
दूसरी पंक्ति से शिवभक्ति नहीं, कृष्णभक्ति ही प्रकट हो रही है | पर 
सर शैव सम्प्रदाय में रहे थे श्रोर उसके विधानों के श्रनुकूल उन्होंने तपश्चयों 
भी की थी, इसका उल्लेख सरसारावली की नीचे लिखी पंक्तियों में हुआ है 
गुरु परसाद होत यह दरसन सरसठ वरैष प्रवीन। 
शिव विधान तप करयो बहुत दिन तऊ पार नहिं लीन ।। 
सरसागर दशम स्कन्ध के ८०४ से लेकर ८०८ संख्या तक के पदों में 
सर ने कुछ देवताश्रों की श्तुतियाँ लिखी हैं, जिनमें शिव की पूजा का विधान 
भी वर्शित है। ८०४ और ८०६ पदों की टेकें क्रमशः इस प्रकार हैं 
गौरीपति' पूजति ज्रजनारि। 
(सुरसागर, ना० प्र० स० १३८४) 
शिवसों विनय करति कुमारि॥ 
(सूरसागर, ना० प्र० स० १३८४) 


प्रर शिव पूजा का यह विधान भी कृष्णु-प्राप्ति के लिए, किया गया है। 
विशुद्ध, रूप से शिव पूजन का वर्णन भी सरसागर में मिलता है, जैसे-- 
नंद सब गोपी ग्वाल समेत | 
गये सरस्वती के तट एक दिन 
शिव अम्बिका पूजा हेत ॥ पद &२ 
( विद्याधर शापमोचन, बृन्दावन विहार, शंख चूड़ दानव बध वर्णन-- 
दशम श्कंघ पृष्ठ ४२६ वे० प्रेस-सरसागर द्वितीय संस्करण स० १६६१ ) । 


१--भागबत की गोपियाँ शिव की नहीं, कात्यायनी देवी की पूजा करती हैं | 


[ ६८ || 


शैब, शाक्‍्त एवं कापालिक तीनों सम्प्रदाय एक ही मत की भिन्न-भिन्न 
शाखामें थीं। ये कापालिक और शाक्‍त घोर हिंसापकक्क थे और शिव तथा 
शक्ति की पूजा करते थे | सूर ने नीचे उद्धत पद में इनकी हिंसापरक 
प्रवृत्ति का इस प्रकार वर्णन किया'है 


अपनी भक्ति देहु भगवान । 

कोटि लालच जो दिखावहु नाहिं नें रुचि आन | 

जरत ज्वाला, गिरत गिरि तें; सुकर कादत सीस । 

देखि साहस, सकुच मानत राखि स़कत न इस ॥ 
कामना करि कोपि कबहूं करत कर पसु घात। 

सिंह सावक जात गृह तजि, इन्द्र अधिक डरात ॥ 

जा दिना तें जन्म पायो यहै मेरी रीति ॥१ ४४ 

(सृरतागर, ना० प्र० स० ३० ६) 


सूर कहते हैं ; भगवान अब आ्रापकी भक्ति के अतिरिक्त मुझे; अन्य किसी 
भी वस्तु में रुचि नहीं रही है । असंख्य ऐश्वयों का लालच आप दिखावब, तो 
उन्हे तो मैं खूब देख चुका हूँ; यहाँ तक कि छुक चुका हूँ। इनकी ज्वाला ही तो 
भ्राज मुझे जला रही है। शिवाराधन में बड़े-बढ़े साइस के कार्य कर चुका हैँ । 
जब से जन्म लिया, तब से ऐसे ही तो कुछ ऊट्पर्टांग कार्य करता रहा--पशुश्रों 
को काटना, यश करना, बलिदान चढ़ाना, पंचाग्नि तपना, अपने हाथ से 
शिर काटकर महादेव के चरणों में समर्पित करना, पर्वत से गिरना और इन 
कार्यी से इन्द्र को शंक्रित करना--पर श्रव नही, अब इनमें से कुछ भी नहीं 
चाहिये। 

इन शब्दों द्वारा सुर ने अपनी पूर्वकालीन शैव-सम्प्रदायगत भावना का 
सष्टतापूर्वक वर्णन कर दिया है | पर वे जैब मत के विधानों से असंतुष्ट होकर 
हटते गए, और पुष्टि सम्प्रदाय में दीक्षित होने के पश्चात्‌ वे शैबों श्रोर 
नाथपंथियों के घोर विरोधी बन गये । 


गोरखनाथ के मत में योगी के चिन्ह मुद्रा, नाद, विभूति और आदेश 
माने गये हैं । मुद्रा कुणडल हैं जो कान फाड़कर पहनाये जाते हैं। नाद को 
श्रनाहद और »गी नाम से पुकारा जाता है। विभूति भस्म रमाना आर 
त्रिपुण्ड धारण करना है। श्रादेश मूल मंत्र या भुख्य उद्देश्य है। सूर ने अ्रमर- 
गीत के कतिपय पदों में उनकी खूब खिल्ली उड़ाई हैं और योग को निरथंक 
सिद्ध किया है । नीचे लिखे दो पढों से सूर की यह मावना सष्द हो जाती हैः-- 


| ६६ । 


हम अलि गोकुलनाथ अराध्यों। 
मन वच क्रम हरि सों धरि पतितन्नत प्रेम योग तप साध्यो॥ 
मात पिंता हित; प्रीति निगम पथ, तजि दुख सुख श्रम नांख्यो। 
मान अपमान परम परिताषी, अस्थिर थित सन राख्यो॥ 
सकुच[सन कुल सोल करषि करि जगतंवद्य करि बंदन । 
समान अपवाद पवन अवरोधन, हितक्रम कम निकन्दन || 
गुरुजन कानि अगिनि चहुँ दिसि, नभ तरनि ताप बिनु देखे । 
पिबत धूम उपहास जहाँ तहेँ, अपजस स्रवन अलेखे ॥ 
सहज समाधि बिसारि वपु करी, निरखि निमेस न लागत । 
परम ज्योति प्रति अंग माधुरो, धरत यहै निसि जागत ॥ 
ब्रिकुटी संग श्र भंग तराटक नेन नेन लगि लागे। 
हंसन प्रकास सुमुख कुण्डल मिल्रि चन्द्र सूर अनुरागे॥ 
मुरली अधर स्रवन धुनि सो सुनि अनहद शब्द प्रमाने । 
ब्रसत रस रुचि बचन-संग सुख पद्‌ आनन्द समाने ।। 
मंत्र दियो मन जात भजन लगि ज्ञान ध्यान हरि हो को | 
सूर कहो गुरु कोन करे, अलि, कौन सुने मत फीको ॥ 
सूरतागर, पृष्ठ ४१४, पद १४ | (ना० प्र० स० ४१४८) 

गोपियाँ कहती है: उद्धव हमने अपने मन-वचन-कर्म से हरि को 
स्वामी समझकर प्रेम के योग और तप की साधना की है। तुम्हारे योग से 
हमारा प्रेमयोग किसी भी प्रकार कम नहीं है। हमने माता-पिता का प्रेस 
छोड़ा है, वेद-पथ का परित्याग किया हैं और दुख-सुख, मान-अपमान आदि 
समस्त दन्दों को सहन किया है | मन की अचल स्थिति कृष्ण में की है ओर 
उन्हें जगद्वद्य समऋकर बन्दना की है| संकोच या लज्ञा ही' हमारा आसन 
अर कुल-शील ही कंडों की श्रन्नि है ।१ मानापवाद का सहन करना ही 
प्राणायाम ओर हमारे प्रेम का क्रम ही काम-संयम है। हमने गुरुजनों की 
लजा रूपी अग्नि को तापा है और उपहास रूपी धूम्र का पान किया है। 
शरीर की सुधि-बुध भुलाकर हमने समाधि की एकतानता पिद्ध की है और 
हमारी अ्पलक दृष्टि कृष्ण में निहित है ही । परम ज्योति का प्रकाश कृष्ण के 
अंग-माधुय में दिखलाई देता है और मुरली-ध्वनि का श्रवण ही श्रनाहत नाद 
का श्रवण है| हमारे नेत्र कृष्ण के नेत्रों की ओर लगे हैं, यही त्रिकुटी और 


१--करपि-कस्सी या कंडा । परसि पाठ होने पर परतना या भेट चढ़ाना 
श्रथ होगा । 


[ 9० ] 


त्राटक की साधना है। कृष्ण के बचनों में रुचि ही रस की वर्षा है और उनके 
साथ सुख की प्राप्ति ही आनन्द में लीन होना है। भजन करने के लिए. काम- 
देव ने हमें प्रेम का मत्र दिया है । हमारा ज्ञान, हमारा ध्यान श्रीकृष्ण में ही 


सीमित है| उन्हे छोड़कर अब हमें अन्य किसी को गुर बनाने की आवश्यकता 
नहीं है । 


आर उद्धब, यदि तुम अपने कष्ट्साध्य, ' कुच्कु-साधन-प्रधान योग का 
ही उपदेश देना चाहते हो, तो उसे तो हम तभी से कर रही है जब से कृष्ण 
मथुरा गए. | हमारे शिर के केश ही सेली है, कर्णफूल ही म॒द्रा या कु डल है, 
विरह ने शरीर पर भस्म रमा ही दी है, वच्न-ही गुदड़ी है, हृदय श्ज्शी बाजा, 
मुरली का स्वर नाद और नेत्र खप्पर के समान हैं, जिन्हे कैलाकर हम कृष्णु- 
दर्शन की भीख माँगती फिरती हैं। इस भाव के व्यंजक नीचे लिखे पद में 
गोपियों की विरहावस्था का योगियों की मुद्रा के साथ रूपक अलंकार द्वारा 
कितना सुन्दर ताम्य स्थापित किया गया है | महाकवि देवका 'योगिनि हो 
ज्लैदी ये वियोगिनि की अखियाँ” से श्रन्त होने वाला छुन्द सम्भव॒तः इसी पद 
के ञ्राधार पर लिखा गया है : 


ऊधो, करि रहीं हम जोग। 

कहा एंतौ बाद ठानें देखि गोपी भोग ॥ 

शीश शेली केश, मुद्रा कनक वीरी वीर । 
बिरह भस्म चढाइ बेठी, सहज कंथा चीर ॥ 
हृदय सींगी, टेर मुरली; नेन खप्पए' हाथ । 
चाहते हरि दरस भिक्षा, दई दीनानाथ॥ 

योग की गति युक्ति हम पे सूर देखो जोय । 
कहत हमकों करन योग सो योग केसो होय ॥ 


सुर्तागर, एष्ठ ४२६, पद २६ ( ना» प्र० स० ४३१२) 


गोपियों के इस कष्ट सहन के सामने नाथ पंथी योगियों के योग को 
कृच्छू साधना श्रौर तपश्वयों क्या महत्व रख सकती थी ; 


ऊपर उद्ध॒त पदों से नाथ पंथ कौ श्रन्तरंग बातों से महात्मा सूद्धात 
जी का घनिष्ठ परिचय प्रकट हो रहा है, जो श्रग्रत्यक्ष रूप से इसके 
साथ उनके यत्किचित्‌ प्राक्‌ संबंध पर प्रकाश डालता है, परन्तु जैसा लिखा जा 
चुका है, ये बातें उनको इचि के अनुकूल थीं नहीं | | 


[ ७१ ] 


श्रतः सूर शव पथ का परित्याग कर जन-मन-सुलभ भागवत धर्म की 
शोर ्राकर्षित हो गये" और अआ्राचाय बल्लभ से ब्रह्म सम्बन्ध होने पर तो थे अपने 
जीवन को कृतकाये ही समझने लगे। 


१--सूरसागर में सूरदास जी के लिखे हुए दो पद ऐसे भी उपलब्ध 
होते हैं, जिनमें श्याम और शिव दोनों का, रूपक तथा उत्प्रेज्ञा श्रल्लंकारों द्वारा 
एक साथ वणन किया गया है। ये पद हमने 'स रदास और पुष्टि मार्ग? के अंत- 
गत “सिद्धांत पक्तः के श्रन्त में राम और कृष्ण की एकता” शीषक प्रकरण में 
उद्धृत किये है | इनमें से एक पद के श्रन्त में सर ने लिखा हैः 

“सरदास के हृदय बसि रह्ौ स्थाम सिव को ध्यान |? 


क्या ये पद सूरदास के जीवन की ऐसी परिश्थिति में तो नही लिखे गये, 
जब उनका हृदय श्याम ओर शिव--दोनो में से एक का भी परित्याग करने 
में असमथता का अनुभव करता रहा हो श्रथवा दोनों को अपनाने की श्रोर 
वृत्त रहा हो ? कुछ हो, इन पदों से, सर के हृदय का आ्राकषंण शिव जी के 
प्रति रहा था, यह तो कम से कम सिद्ध हो ही जाता है। पुष्टि सम्प्रदाय में 
दौक्षित होने के पश्चात्‌ तो भगवान कृष्ण ही सर का सर्वस्व बन गये | फिर वे 
श्रन्य देवी देवताश्रो की श्रोर श्राकर्षित नहीं हुए। खयं प्रकाश हो जाने पर 
उधर जाने की आवश्यकता भी नष्ट हो चुकी थी 


यूरदास ओर कबीर पंथ 


भक्ति के तृतीय उत्थान काल में हमने बौद्ध और भागवत घम्म का एक 
दूसरे पर पड़ा हुआ प्रभाव दिखलाया है | बौद्ध धम में इस प्रभाव के कारण 
मूर्ति पूजा का प्रचार हुआ । बौद्ध घर ने मी वर्णाभ्रम-प्रधान हिन्दू धर्म को बड़ा 
धका पहुँचाया, जिसके परिणाम स्वरूप जातिगत बन्चन दीले हो गये। श्रीमद्धाग- 
वत और गीता के उद्धरण देकर हम पीछे सिद्ध कर चुके है कि वर्णाश्रम-मर्यादा 
तथा शास्त्रीय विधि-विधानों का मानना भागवत घम्म में भी परम आवश्यक नही 
रहा था| साधारण जनता बोद्ध तथा भागवत दोनों धर्मा के सम्मिलित रूप से 
अधिक प्रभावित हो चुकी थी | बाह्य आचार के स्थान पर श्रान्तरिक साधना का 
महत्व स्थापित हो गया था। 

सूर के काव्य काल से पूर्व की चार-पॉच शताब्दियाँ इसी आन्तरिक 
साधना के विकास में लीन थीं | बच्रयान के चौरासी रिद्ध बंगाल के सहजिया 
और बाउल सम्पदायों के रूप में श्रपना प्रभाव छोड़ गये थे । गोरखनाथ द्वारा 
बढ़ावा पाकर नाथ सम्प्रदाय भी जनता को श्राकषित करने लगा था--इसका 
कुछ वर्णन हम विगत परिच्छेद मे कर चुके है | इसी के साथ निरंजनी पंथ का 
भी प्रचार हुआ | इन पंथों के श्रनुतार आत्मा की खोज में कही बाहर जाने की 
श्रावश्यकता नही थी | वह अपने ही श्रम्दर व्यापक है। हठयोग की कतिपय 
क्रियाय भी इनमें प्रचलित थीं | इनके श्रनुयायी बहु-देव-पूजा के विरोधी तथा 
बाह्य-विधि-निषेघ-परक वर्ण-धर्म-स्म्बन्धी सकौणेताओं के शन्रु थे। वेद में भी 
इनका विश्वास नहीं था; पर सदाचार, श्रात्मसंयम, युक्ताहार-विहार आदि में 
इनकी वेसी ही श्रद्धा थी, जेसी जेन-बौद्धादि निवृत्ति-परायण सम्प्रदायों में 
प्रचलित रही थी। 


कबौर ने इनकी श्रान्तरिक अनुभूति, रूढ़ि-विरोध, स्पष्टवादिता, अलख- 
निरंजन-सत्ता आदि बातों को ज्यों का त्यों अपना लिया | इस प्रकार कई 


शताब्दियों तक एक आन्तरिक साधना तथा विचार-घारा का जो क्रमशः विकास 
होता रहा था, संत कबीर में वह श्रपनौ चरम श्रव॒स्था को प्राप्त हुआ | मुसलमानों 


[ ७३े | 


के सफी सम्प्रदाय पर भी इस साधना और विचार-धारा का प्रभाव पड़ा था। 
यसी ने गोरख का कई स्थानों पर नाम लिया है और त्याग, सत्य, समपंण 
आदि तत्वों में अपनी आ्रास्था प्रकट की है । 
इन तत्वों के साथ-साथ कबीरपंथ में भागवत भक्ति से अहण किए हुये 
प्रेम और भक्ति के तत्वों की भी प्रधानता थी । कबीर ने लिखा हैः-- 


नेना अन्तरि आव तु, ज्यूं हों नेन मपेड । 
ना हों देखों और को, ना तुक देखन देंड ॥ 
मन परतीति न प्रेम रस, ना इस तन में ढंग | 
क्या जाणों उस पीव सूं, कैसे रहसी रंग -॥ 


अन्य सन्‍्तों ने भी इसी प्रकार की उक्तियाँ लिखी हैं, जैसे:--- 


प्रेम पंथ सिर देइ तो छाजा 
तथा 

जिहि तन पेम कहां तेहि माया ॥ 'जजायसी!' 
अन्तर चोट बिरह फी लागी, नख सिख चोट समाणी ॥ 'हरिदास' 
सुरति सुहागिणि सुन्द्री, बस्यो ब्रह्म भरतार। 
आन दिसा चितवे नहीं, सोधि लियो करतार ॥ 'सेवादास! 
ज्यू चात्रिंग घन कूं रटे, पीब पीव करे पुकार। 
यूं राम मिलन कूं विरहनी, तरफे बारम्बार॥ 
प्रेम भक्ति बिन जप तप ध्यान, रूखे लागें सहज विग्यान | 
तुरसी प्रेम भक्ति उर होइ, तब सबही मत सांचे जाय। 'तुरसीदासः 


नाथपंथ शिव को अआ्रादि गुरु मानकर चला था, पर कबीरपंथ में शिव 
को कोई महत्व प्राप्त न हो सका । हाँ, मुण्डक उपनिषद्‌ के ऋषि ने जो श्रपरा 
ओर परा विद्या की बात लिखी थी, वह नाथपंथ क्या, श्न्तरिक साधना के 
इन सभी पंथों में स्वीकृत हो चुकी थी। नाथपथ के अ्रनुसार वेद दो प्रकार के 
हैं; श्थल और सद्म । स्थल वेद यज्ञादि का विधान करते हैं। योग्ियों को 
इनसे कोई वास्ता नहीं | उनका सम्बन्ध सक्तम वेद से है-- वेदों के मूलभूत 
श्रॉकार मात्र से है,' क्‍योंकि श्रोंकार हो वेद का सार है। कबीरपंथ में भी 
स्थूल और सूछ्रम वेद की कल्पना की गई है। “कबीर मत में कबीर की 





१-- अ्रबधु सबदसो ऊ' जोति सो आप | सुनि सोई माई चेतनि बाप ॥| 
पृष्ठ १६८, गोरख बानी- 


[ ७४ ै॥ 


कूठ वाणी सूर्म ऋग्वेद है, वकतार वाणी सृद्म यजुरबंद है, मूल शान वाणी 
सक्षम सामवेद है और बीजक वाणौ सूक्ष्म श्रथर्व वेद है ।”” १ कहने की आ्रावश्यकता 
नहीं कि संतों ने सृह्रम वेद से स्वसंवेद्य परा विद्या का श्रथ लिया है और स्थल 
वेद से उन्होंने उपनिषद्‌ में कथित अपरा विद्या वाले वेद ग्रहण किये है । 
विगत परिच्छेद में हम इस बात की ओर भी संकेत कर चुके है कि 
परा विद्या, अध्यात्म विद्या या श्रान्तरिक साधना से सम्बन्ध रखने वाले पंथों 
में पुस्तकी विद्या का कोई महत्व नहीं था । यही क्‍यों, इनमें पाणिडत्य-प्रियता 


को, पढने-लिखने तक को हेय समझा जाता था। गोरक्षसिद्धान्त संग्रहकार 
ने लिखा है 


गृहे-गृहे पुस्तक भार भाराः पुरे पुरे पंडित यूथयूथाः। 
बने-वने तापस व॒न्द्‌ बन्दाः न तअहयवेत्ता न च कमंकतों ॥ 
अनेक शत संख्याभिः तके व्याकरणादिभिः । 
पतिताः  शाख्जालेघु प्रज्यया ते विमोहिता 
अनिवाच्यपद॑ वक्तू, न शक्यते  सुरेरपि। 
स्वात्मप्रकाश रूप॑ तत्‌ कि शाख्रेण प्रकाश्यते ॥ 


गरुड़ पुराण, उत्तर खंड, द्वितीयांश धर्म काए्ड, श्रध्याय ४६ में भी 
इसी भाव का श्रमिव्यंजन करने वाली पंक्तियाँ मिलती है, यथा 


बेदागम पुराणक्षः परमाथेम्‌ न वेत्ति यः। 

विडम्ब॒कस्य तस्येव तत्सवेम्‌ काक॑े भाषितम्‌ ॥७३॥ 

शिरों बहति पुष्पाणि गंध॑ जानाति नासिका | 

पठन्ति बेद शाल्ारि दुलेभो भाव बोधकः ॥७६॥ 

गोप:ः कक्षा गते छागे कूृप॑ पश्यति दुमेति:। 

तत्वमात्मस्थमज्ञात्वा मृढुः शास्त्र षु मुहयति ॥८०॥ 

जिसने वेद, शास्त्र और पुराणों को पढ़ लिया है, परन्तु परमाथे तत्व 

को नहीं जाना, विडम्बना से भेरे हुए उस व्यक्ति का समस्त कथन काक- 
भाषित से अ्रधिक अर्थ नहीं रखता । शिर पर फूल रहते हैं, परन्तु उनकी गन्ध 
का श्ञान नासिका को हीं होता है। इसी प्रकार वेद-शासत्र के पढ़ने वालों से 
उनके भाव का ज्ञाता पृथक और दुलभ है। बकरा ग्वाले की बगल में दबा 
है, परन्तु वह दुर्मति उसे कुएँ में देखता फिरता है | इसी प्रकार परमार्थ तत्व 


१-«हजारी प्रताद द्विवेदी, कबीर एष्ठ ४६ द्वितीय संस्करण | 





[ ७४ ] 


अपने ही श्रन्दर विद्यमान है, परन्तु उसे न जानकर मूढः पुरुष व्यर्थ ही शाक््रो 
से मोह करता है। गोरज्षसिद्धान्त संग्रह में इसी भाव को श्रभिव्यंचित करने 
के लिए कहा गया था। “घर घर में पुस्तकों का ढेर लगा है, नगर-नगर में 
पंडितों की मंडली विद्यमान है। वन-वन में तपस्वियों के कुड के कु'ड हैं, परन्तु 
सच्चा कमकता या ब्रह्मवेत्ता कहीं भी दिखलाई नहीं देता | जो अक्ति असंख्य 
तक, व्याकरणादि शाख्रों के जाल में फंसे हुए हैँ,वे बुद्धिवाद से विमोहित हो रहे 
हैं | जिस अनिर्वंचनीय पद की व्याख्या करने में देवता मी असमर्थ हैं, वह 
श्रात्म-प्रकाश-तत्व शास्त्र के द्वारा किस प्रकार प्रकाशित हो सकता है १? 
कबीर भी इन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर कहते हैं:--- 


पोथी पहि-पढहि जग मुआ, पंडित भया न कोइ। 
एक आखिर पीब का, पढ़े सु पंडित होइ॥ 
कबीर पढिबा दूरि करि, पुस्तक देह बहाइ। 
बामन आखिर सोधि करि, ररे मं चित लाइ॥ 
तथा 
तू राम न जपहि अभागी । 
वेद पुरानन पढत अस पांडे खर चन्दन जेसे भारा। 
राम नाम तत समभमत नाहीं अंति पढ़ मुखि छारा ॥ 
पुस्तकें पढ़ने से भी क्‍या कभी कोई पंडित हुश्रा है! पंडित वह है 
जिसने प्रभु-प्र म का एक अक्षर पढ़ लिया है। वेद और पुराणों के पढ़ने का 
भार मनुष्य के ऊपर वैसा ही है, जैसा गधे के ऊपर चंदन का बोझ | जिसने 
राम-नाम के तत्व को नहीं समझा, उसके मुख पर श्रन्त में धूल ही पड़ती है । 
सूरदास ने भी कई स्थानों पर वेद को भगवद्भक्ति से, प्रभु कृपा से, 
नीचा स्थान दिया है। नीचे लिखे पदों की पंक्तियाँ इस तथ्य पर पर्याप्त प्रकाश 
डालती हैं:-- 
निगम ते अगम हरि कृपा न्यारी | 
प्रीति वश श्याम की, राइ के रंक कोड, 
पुरुष के नारि नहिं भेद कारी ॥७४०।॥ पृष्ठ १६१ 
सूरतागर (ना[० प्र० स० २६३५४) 
धनि शुक मुनि भागवत बखान्यों | 
जो रस राग रंग हरि कीन्हे, वेद तहीं ठहरान्यों ॥५७।] एष्ठ ३६० 
सूरसागर (ना प्र० स० ७१६१) 


[ ७६ । 


भक्त वत्सलता प्रगट करो। 
सत संकल्प वेद की आज्ञा जन के काज प्रभु दूरि धरी ॥ 
सुरसागर १-१४८ (ना० ग्र० स० २६८) 
यहाँ कहा गया है कि श्रीकृष्ण के रास रंग के सामने बेंद भी नहीं 
टहरता । प्रभु की कृपा वेद के लिए. भी अगम्य है। मगवान भक्त के लिए 
वेंदाशा को भी दूर रख देते हैं । 


रास रस रीति नहिं बरनि आबे। 
जो कहों कौन माने, निगम अगम, 
हरि कृपा बिनु नहीं या रसहिं पावे ॥ सूरसागर (ना० प्र०स० १६२४) 
अर्थात्‌ रास-रस को समझना वेद की पहुँच से भी परे है । नीचे लिखे 
पद में सूरदास वेद बचनों को प्र।माणिक मानने में हिचकिचाते हुए कहते हैः -- 
ऊधो वेद वचन प्रमान ।* 
कमल मुख पर नेन खंजन, निरखि है को आन ! 
सूरसागर (ना० प्र० स० ४६४३) 
निगम बाणी मैंटि कहि क्‍यों सके सूरजदास ॥६६।॥ प्रष्ड ५४६ 
| सूरसागर (ना० प्र० स० ४६६४ ३) 
नीचे लिखी पंक्तियों में सुर पढ़ने को भी निरथेक बताते हैं:-- 
मानो धर्म साधि सब बेठ्यो, पढ़िबे में थों कहा रहयो। 
प्रगट प्रताप ज्ञान गुरु गम ते दधि मथि घृत ले तज्यों महयो ॥ 
सार कौ सार सकल सुख कौ सुख हनूमान शिव जानि कद्यो । 
सुरसागर (ना० प्र० स० ३५१) 
जब दही को मथकर घी निकाल लिया, तो मटठे को कौन पूछता है ! 
इसी प्रकार जब तत्वों का तत्व पर्रह्म जान लिया, तो पढ़ने में क्या रखा है ! 


१--श्रुति-सम्मत हरि-भक्ति-पथ के पथिक गोस्वामी तुलसीदास जी की ये 
पंक्तियाँ भी कुछ-कुछ ऐसा ही स्वर श्रलाप रही हैः--- 
कम, उपासन, ज्ञान वेदमत, सो सब मांति खरो। 
मोहि तो सावन के अधि ज्यों सूकत रंग हरो॥ विनयपत्रिका २२६ 
तप, तीरथ, उपवास, दान, मख जेहि जो रुचे करो सो । 
पाग्रेष्ि पे जानिबो कमंफल, भरि भ्वरि बेद परोसो | विनयपत्रिका १७६ 
विनयपतन्निका के १२१ वें पद में भी ऐसा ही वर्ण है|... 


[| ७७ ै 


कबीरपंथ में जहाँ योगमार्ग की कुडलिनी, शून्य गगन, श्रमतखाव 
अ्रनहद नाद, ज्योति आदि का महत्वपूर्ण स्थान दे, वहाँ प्र म और भक्ति को 
यज्ञ, तप श्रादि से उच्च पद दिया गया है। वर्ण-मेद, उच्च-नीच की विषमता 
कृत्रिम एवं यत्रवत बाह्य आडम्बर आदि वहाँ मान्य नहीं है | हम पीछे लिख 
चुके हैं कि भागवत भक्ति में भी प्रेम के साथ. लगभग ये सब बाते स्वीकृत 
हो चुकी थीं। इस भक्ति में प्रेम को ही परम धपुरुषार्थ माना जाता था, जिसके 
आगे कुलीनता भी कोई चीज़ नहीं थी । भगवद्धक्ति के बिना शासत्र-शान, 
पांडित्य श्रादि सब व्यथे थे |* इस प्रकार वेद-शास््र-मयादा से बाहर रहकर 
भी जिस साधना ने लोक-हृदय पर श्रपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था, 
वैष्णव आचायों ने उस साधना के साथ सहयोग किया और अ्रपने प्रभाव से 
देश के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक उसका प्रचार कर दिया। जब हम 
सर की स्वना पर विचार करते है, तो उसमें हमें इस साधना की प्रायः सभी 
बातें मिल जाती हैं। 
* सर की प्रेमाभक्ति-- यों तो समस्त सरसागर प्रेम की लम्बी-चौड़ी 
दिनचयों का अ्रथाह सागर है; प्रेम के विविध रूप दास्‍्य, सख्य, वात्सल्य,माधुय 
आदि दर्प॑ण में प्रतिबिम्ब की भाँति उसमें जगमशा रहे हैं और कृष्ण के साज्षात्‌ 
भगवान होने के कारण अन्ततः सब भगवद्धक्ति में ही पर्यवसित हो जाते हैं, 
फिर भी यदि शुद्ध रूप से भक्ति-सम्बन्धी प्रेम को ही लिया जाय तो उसका मी 
अनन्य साधारण रूप सरसागर में दिखलाई देता है | 
भगवान प्रेममय हैं | प्रेम के ही कारण उन्होंने श्रवतार लिया है, इस 
बात को नीचे लिखे पदों में कितनी सुन्दरता के साथ अभिव्यक्त किया गया हैः -- 
प्रीति के बश्य ऐहें मुरारी । 
प्रीति के वश्य नटवर भेष धारुयौ, प्रीतिवश गिरिराज धारी ॥ 
सूरसागर (ना० प्र० स० २६३६) 
प्रीति वश देवकी गर्भ लीन्हों वास, प्रीति के हेत वज भेष कीन्हों। 
प्रीति के हेतु कियो यशुमति पयपान, प्रीति के हेतु अवतार लीन्हों 
सरतागर (ना० प्र० स० २६३५) 
सर ने प्रेम की परिभाषा निम्नलिखित शब्दों में की हैः-- 
प्रेम प्रेम ते होइ प्रेम ते पारहि पेये । 
प्रेम बंध्यो संसार प्रेम परमारथ लहिये ॥ 


१--गरड़ पुराण, तृतीयांश ब्रह्मकांड, अध्याय ७ में लिखा है;-- 
यज्जिहवाग्रे हरि नामेव नास्ति स ब्राक्षणो नेव, स एवं गोखरः |३४ 


िलनिल++-+न तक पफनकन»कन-ननअपपनपन-. 


जी | 


एके निश्चय प्रेम को जीवन मुक्ति रसाल | 
साँचो निश्चय प्रेम को जेहिरे मिलें गोपाल ॥४३॥ एप्ठ ५४६३ 
सुरतागर (ना०प्र०स० ४७१३) 
इन पंक्तियो में सूर ने प्रेम को प्रेम से ही उत्पन्न होनेवाला कहा है। 
प्रेम से ही मानव भवसागर से पार हो सकता है। प्रेम से ही परमाथ प्राप्त 
होता है| प्रेम के मधुर पाश में हो सारा संसार बेँंधा हुआ है। प्रेम का एक 
निश्चय ही सरस जीवन-मुक्ति है क्योंकि उसी से भगवान प्रात होते है | मगवान 
स्वयं, प्रेम की डोर में बंधे हुए, मक्त के पास खिंचे चले आते है| नीचे लिखे 
पद में सूर कहते हैं कि सत्य प्रेम विरहानुभव के बिना प्रकट नहीं होताः-- 
ऊधो बिरही प्रेम करे । 
ज्यों बिनु पुट पट गहत न रंग को रंग न रसे परे ॥ 
ज्यों धर देह बोज अंकुर गरि तो सत फरनि फरे। 
ज्यों घट अनल दहत तन अपनों पुनि पय अमी भरे ॥ 
ज्यों रणसूर सहत शर सन्मुख तो र व रथहि ररे। 
सर गोपाल प्रेम पथ चलि करि क्यों दुख सुखन डरे॥४८।॥पृष्ठ५५१ 
सूरसागार (ना० प्र० स० ४६०४) 
कबीर लिखते हैं:--- 
विरद्दा बुरहा जिनि कहो, विरद्य है सुलितान । 
ज़िस घटि विरह न सँंचरे, सो घट सदा मसान ॥२१॥ 
विरह को श्रंग, 
कबीर हंसणा दूरि करि, करि रोवण सोौं चित्त । 
बिन रोयां क्यू पाइये, प्रम पियारा मित्त ॥२७॥ विरद को अंग 
जब तक व्त पर पुट नहीं दिया जाता, तब तक उत्त पर कोई रंग नहीं 
चढ़ सकता । जब तक बीज मिट्टी में गल नहीं जाता, तब तक न अंकुर निक- 
लता है और न फल ही लग सकते हैं। जब तक घड़ा अग्नि में जल कर पक 
नहीं जाता, तब तक उसमें पानी नहीं भरा जा सकता | इसी प्रकार जब तक 
कोई व्यक्ति विरह-व्यया का श्रनुमव नहीं कर लेता, रो नहीं लेता, तब तक 
उसके अन्दर सच्चा प्रेम प्रकट नहीं हो सकता । सभी सन्त भगवान के वियोग 
को तीव्र रूप से अ्रपने हृदय में श्रनुभव करते रहे हैं | तभी तो वे प्रभु के सच्चे 
प्रेमी बन सके | 
जाति पाँति की अभेदता--भगबान का यह प्रेम ब्राह्णं और 
शुद्ध में मेंद नहीं करता । रंकु और सजा उसके लिये एक जैसे हैं। काले और 


[ ७६ | 


गोरे सब ग्रभु-प्रेम के श्रधिकारी है। जो श्रपने कुल का घमंड करता है, वंश 
विशेष की महत्ता मानता है, उसे प्रभ्ुु-प्रेम प्राप्त नही हो सकता | कबीर 
लिखते है :-- 

कबीर कूल तो सो भला, जिहि कल उपजैे दास। 

जिहि कुल दास न ऊपजे, सो कत्ल आक पत्लास ॥5५॥ 


साध महिमा को अंग 
कबीर चंदन के निड़े , नींव मि चंदन होह । 


बूड़ा बंस बड़ाइतां, यों जिनि बूड़ कोइ ॥१२॥ 
निगुणां को अंग 

है गे गेंबर सघन घन, छत्रपती की नारि। 

तास पव्तर नां तुले, हरिजन की पनिहारि ॥४५॥ 

क्यू" नूप नारी नींदिये, क्यू" पनिहारी को मांन । 

बा माँग संबारे पीव को; वा नित डठि सुमिरे रास ॥६॥ 

साथत बांभन मति मिले, बेसनों मिले चंढाल । 

अंक माल दे भेटिये मांनों मित्रे गोपाल ॥6॥ 

साध महिमा को अंग 

कबीर की इस विचार-धारा में एक तीखापन है, जो प्रभ्ु-भक्ति से 
विरहित व्यक्तित्व को सहन नहीं कर सकता । कुछ ऐसा भी प्रतीत होता है कि 
धनिक, शक्तिशाली और प्रभुत्व-सम्पन्न व्यक्ति कबीर की दृष्टि में प्रवणशशील 
भक्ति के अ्रयोग्य थे । इसीलिये वे उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति को बाँस के समान 
कहते है, जिसमें भगवद्धक्ति रूपी चंदन की सुगन्ध व्याप्त नही हो पाती । एक 
दीन-हौन, निर्धन पनिह्री उनकी दृष्टि में सम्मान के योग्य है, क्‍योंकि वह 
प्रातःकाल उठते ही भगवान का नाम लेती है, परन्तु एक चक्रवर्ती राजा की 
रानी, जिसके पास हाथी, घोड़े और विशाल सम्पत्ति है, सम्मान का भाजन 
नहीं बन सकती, क्योंकि वह परम प्रभु को नही, श्रपने प्रिय को आ्राकर्षित करने 
के लिये श्र गार-सजा करती है। 

शक्ति की देवी दुगा के उपासक शाक्त श्रपनी हिंसामयी मनोजृत्ति के 
कारण उन दिनों समाज में लांछित हो रहे थे। कबीर ने भी शाक्तों की बार- 
बार निन्‍्दा की है श्रोर लिखा है कि यदि शाक्त ब्राह्मण भी है, तो उससे भेंट 
नही करनी चाहिये | वैष्णव यदि चांडाल कुल में भी उत्पन्न हुआ हो, तो 
उसे भजा भरकर गाढ़ आलिंगन देना चाहिये, क्योंकि वह कबीर की दृष्टि में 
चांडाल नही, साक्षात्‌ भगवान है | 


| कक :। 


सभाज की जिस परिस्थिति में कबीर की उक्तियों की यह सतेज तीव्रता 
संचरित हुई, वह उसे ग्रहण करने के लिये पहले से ही समुद्यत थी। समाज का 
निम्न वर्ग जो अपनी हीनता का श्रनुमव करके क्रान्ति के चोराहे पर खड़ा था 
इन अक्तियों को सुनते ही तमाश्वस्त हो गया | भगवद्धक्ति रूपी मणि को हाथ 
में लेकर उत्तने अपना मस्तिष्क उन्नत ही नहीं, आलोकित भी किया । 

कबीर जिस वर्ग में उत्पन्न हुए थे, उस वर्ग को प्रतिष्ठित बनाने के लिए 
वे सयत्न हों, यह नितान्त स्वाभाविक था | फिर वे प्रतिमा-सम्न्न थे, स्वामी 
रामानन्द से वेष्णव भक्ति में दीक्षित होकर प्रश्नु-प्रेम के पात्र बन॒ गये थे ओर 
अपनी व्यक्तिगत साधना द्वारा सिद्धियाँ भी प्राप्त कर चुके थे। अ्रतः उनके वर्ग 
के समकक्ष वर्गों पर उनका प्रभूत प्रभाव पड़ा । इन वर्गों की सीमा के बाहर 
भी यह प्रभाव पहुँचा और सामान्यतः लोक-हृदय उनको शिक्षाओ्ों की ओर 
अ्रकृष्ट हुए बिना नहीं रू सका। 

महात्मा सरदास का लालन-पालन, शिक्षा-दीक्षा, अवणश-मनन जिस 
सांस्कृतिक वातावरण में हुआ, वह कबीर के वातावरण से भिन्न था। यह वह 
वातावरण था, जिसने सामंजस्य को प्रधानता दी | हमारी संस्कृति कम-प्रधान 
रही है | वह इस युग के देन्य एवं समृद्धि को इस युग से ही नही, विगत युग से 
भी संबद्ध करती है श्रौर भावी युग में अपने कर्म के बल पर उसमें परितंन 
होना भी मानती है। श्रतः उसकी दृष्टि में चाहे निर्धन हों श्रौर चाहे धनवान, 
सभी कम करने में स्वतन्त्र हैं, सभी अ्रपने को उन्नत करने के श्रघिकारी हैं । 
जैसे एक रंक अपने को भगवद्धक्ति का धनी बना सकता है, वबैंसे ही एक 
राजा भी । सम्भव है, अ्रपनी समृद्धि की चक[खौंध में वह कुछ काल के लिए 
अपनी अ्राध्यात्मिक सम्पत्ति से बंचित और पराडः मुख रहे, पर इसे श्रथवाद 
ही कहा जायगा, शाश्वत नियम नहीं । अथवाद के अनुसार तो एक रंक भी 
परिस्थिति-जन्य मानसिक दशा को लेकर श्राध्यात्मिकता से पराड मुख हो 
रुकता है | अभ्रतः शाश्वत नियम यही रहेगा कि मानव चाहे जिस अवस्था में 
हो--निधेन या समृद्ध, ब्राह्मण या शुद्र--वह कम करने में स्वतन्त्र है। इस 
युग के पारिभाषिक शब्दों में कहना चाहे, तो कबीर का स्वर सामंतवादिता 
(#७४९०४७४) के लिए, विसंवादी एवं विरोधी स्वर था औ्रौर सरदास की वाणी 
आग संस्कृति की संवादिनी एवं पोषिका। 

वेद के इस वाक्य--“न की रेवन्तं सख्याय विन्दसे! | ऋ०८।२१।१४ 
अ्रथोत्‌ प्रभु धनवान का सखा नहीं बनता और बाइबिल के इस कथन को कि 
“घनी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता”?--श्रथंवाद के श्रन्तगंत ही 


| ८१ | 


रखना चाहिये, जिनमें सत्य का सम्पूर्ण स्वरूप नहीं है, आंशिक है। आय 
सस्क्ृृति ने ऐसे राजाश्नों को जन्म दिया है, जो आपादमस्तक वेमब में डूबे होने 
पर भी “पद्मपत्रमिवाम्भसा?” बने रहे, अपार धनराशि के स्वामी होकर भी 
अध्यात्मधन के धनी बने । दूधरी श्रोर ऐसे भी व्यक्ति है, जिनकी हीन कुल में 
उत्पत्ति उन्हे प्रभु कौ ओर जाने से नरोक सकी | तमी तो सूरदास लिखते है;-- 
राम भक्तवत्सल निज बानों। 
जाति, गोतव, कुल, नाम गनत नहिं, रंक होइ के रानों ॥ 
ब्रह्मादिक शिव कौन जाति प्रभु, हों अजान नहिं जानों। 
महता जहाँ, तहां प्रभु नाहीं, सो छता क्यो मानों ॥ 
प्रकट खंभ ते दये दिखाई, यद्यपि कुल कौ दानों । 
रघुकुल राघो कृष्ण सदा ही गोकुल कीनों थानों ॥ 
बरनि न जाइ भजन की महिमा बारम्बार बखानों। 
ध्रूव रजपूत, बिदुर दासी-सुत, कौन कोन अरगानो ॥ 
युग युग विरद यहे चलि आयो, भक्तन हाथ बिकानों । 
राजसय में चरन पखारे, श्याम लये कर पानों। 
रसना एक, अनेक स्याम गुन कहें लो करो बखानो। 
सूरदास प्रभु की महिमा है; साखी बेद पुरानो ॥ 
सुरसागर (ना० प्र० स० ११) 
भगवान भक्त-वत्तल हैं, यही उनका विरुद है, बाना है, स्वभाव 
है। भक्त चाहे जिस जाति, गोत्र, कुल और नाम का हो, चाहे रंक हो और 
चाहे धनी, जो उसकी शरण में पहुँच गया, वही उसका हो गया | श्रूव राज- 
पूत-बंश का था, विदुर दासी-पुत्र था, प्रह्मद दानव-कुल में उत्पन्न हुआ था 
ओर जनक राजर्षि थे | मुख्यता रंकता या धनवत्ता को नहीं, जाति और कुल 
की नहीं, अ्रहंकार के त्याग की है, महत्ता के दृष्टिकोण में परिवर्तन की है। 
भक्ति के क्षेत्र में जाति-पाँति की श्रभेदता मान्य हो चुकी थी और लोक- 
मानस पर उसका प्रभाव पड़ रहा था | इस प्रभाव की पुष्टि सूरदास के नीचे 
लिखे पदों से भी होती है; -- 


श्री भागवत सुने जो कोई । ताकों हरि पद प्रापति होई ॥ 

ऊँच नीच व्योरों न बड़ाई । ताकी साखी में सुनि पाई। 

जैसे लोहा कंचन होई । व्यास भई मैरी गति सोई॥॥ 

दासी सुत ते नारद भयों। दुःख दासपन को सिटि गयो ॥११५॥। 
सूरसागर (ना० प्र० त० २३०) 


है 


[ ८३१ |] 


क्रहयी शुक श्री भागवत विचार । 
जाति पाँति कोड पूछत नाहीं श्रीपति के दरबार ॥११६॥ 
सूरसागर (ना० प्र० स० २३१) 
सोइ भलौ जो रामहिं गावे | ' 
श्वपच प्रसन्न होहि बड़ सेवक, बिनु गुपाल ह्विज जन्म न भावें। 
वाद विवाद यज्ञ श्रत साथे,' कतहूं जाइ जनम डहकावे ॥१-१२१ 
सुरसागर (ना० प्र० स० २३३) 
१-- गरड़ पुराण, उत्तर खंड, द्वितीयांश धर्मकांड, अध्याय ४६ में लिखा हैः-- 
नाम मात्रेण संतुष्ट; कमकांडरता:नराः | 
मंत्रोचारण होमाद्ो:प्रामिता:ऋतु विस्तरैेः |॥६०॥ 
यहाँ वेद-पाठ, यज्ञों के विविध “विस्तार आ्रादि में निसरत कमकांडियों की 
निन्‍्दा की गई है, जो नाम मात्र के लिए, आडम्बर के लिए,, इनमें फेसे 
हुए हैं | आगे ६१वें श्लोक में अत, उपवास श्रादि द्वारा कायशोषण को 
भी माया-विमोहित मू ढों का कार्य कहा गया है और लिखा हैः-- 
देहदंडन मात्रेण का मुक्तिरविवेकिनाम्‌ | 
बल्सीक ताडना देव मृतः किनन्‍नु महोरगः ।।६२)।। 


बाह्याडम्बर-परायणता का खडन नीचे लिखे श्लोकों में भी तीज्रता के 
साथ किया गया हैः--- 


जदामाराजिनैयु क्ताः दाम्मिका वेष धारिणः । 
अ्रमन्ति ज्ञानि बल्लोके श्रामयन्ति जनानपि ।॥६३॥। 
संसारजसुखासक्त' ब्रह्मशोइस्‍्मीति वादिनम्‌ । 

कम ब्रह्मोभयश्रष्टं त॑ त्यजेदन्त्यज॑ यथा ||६४॥। 
तृण॒पर्णोंदकहारा: सततं॑ बनवासिनः | 


जम्बुकाखुमृगाद्याश्च तापसाध्ते भवन्ति किम ॥६७॥| 
आजन्म मरणान्तंच गंगादितटिनी स्थित: । 


मंड्रकमत्स्य प्रभुखा योगिनस्ते भवन्ति किम ॥६८। 

पारावता;शिलाहारा: कदाचिदपि चातकाः । 

न पिबन्ति महीतोय॑ ब्रतिनस्ते मबन्तिःकिम्‌ ॥६६।। 

. इसी शैली में कबीर ने बाह्याचारों का खंडन किया था श्रौर इसी शैली 
का अवलम्बन इस थुग में श्रार्य समाजियों ने किया । इससे इस शैली की 
लीतता एवं उपयोगिता का पता चलता है । सम्भव है, गरुड़ पुराण के ये 


« रैलोक मध्यकाल में ही लिखे गए हों | पुराणों में क्षेप्कों का समावेश 
मुगल काल तक होता रहा है। 


| परे | 


काहू के कूल तन न विचारत | 

अविगत की गति कहि न परति है, व्याध अजामिल तारत ॥ 

ऐसे जनम करम के ओडछे, ओछे ही अनसारत । 

यहै सुभाव सूर के प्रभु को, भक्त वछधल प्रण पारत ॥१२॥ पृष्ठ ३ 
न रसागर (ना० प्र०्स ० १२) 


हरि की भक्ति करे जो कोई | सूर नीच सो ऊँच सु होई ॥5॥ 
पृष्ठ ६१, सुरसागर (ना० प्र० स० ४२७) 


कियो सुरकाज, ग्रह चलने ताके । 
पुरुष और नारि को भेद भेदा नहीं, क लीन, अकुलीन आवत हौ काके|। 
दास द्वासी स्थाम भजन ते हूजिये रमासम भई सो कृष्ण दासी ॥ 
मिली बह सूर प्रभु प्रेम चंदन चरचि के, मना कियो तप कोटि कासी ॥ 

।.. सरसाग़र (ना० प्र० स० ३७१६) 


पूर्व उद्ध त पदसंख्या ११८ में सूर ने लोहे ओर कंचन का साथक 
एवं सुसंगत उदाहरण दिया है; बीरबल की भाँति गधे और घोड़े का नहीं जो 
प्रसंगबाह्य, निरथंक ओर आय जाति के लिये घोर श्रभिशाप सिद्ध हुआ । इस 
भक्तिरूपी पारस ने निम्न वर्ग में उत्पन्न लोहे रूप व्यक्तियों को स्वण में परिणत 
कर कितना आश्वासन दिया, उन्हें कितना उठाया-- इसके लिखने को 
झावश्यकता नही है। 


पद१२१ में सूर लिखते हैं कि जो राम के भजन में लीन है, वही अच्छा 
है। चांडाल भी यदि प्रभु का भक्त है, तो वह उस ब्राह्मण से श्रेष्ठतर है, जो 
वाद-विवाद में, थोथे यज्ञ और व्रत करने में तो श्रपना तमय व्यतीत करता है, _ 
पर ईश्वर-मक्ति से शून्य है। भक्ति ही मनुष्य का उत्थान करने वाली है| 


इस प्रकार की पंक्तियाँ पूर्व प्रचलित साधना के प्रभाव का ही परिणाम 
हैं, और जैसा लिखा जा चुका है--- भागवत घम या वैष्णव संप्रदाय इस प्रभाव 
को श्रात्मतात कर चुका था | श्रीमद्धागवत के माहात्म्य प्रकरण में लिखा है;--+ 


न तपोमिन वेदेश्च न ज्ञानेनापि कर्मेणा । 
हरिहिं साध्यते भकक्‍त्या तमाणं तत्र गोपिका ॥२१८॥ 
वेदों का पढ़ना, ज्ञान(वाद-विवाद), तप (अत आदि), कर्म (यज्ञादि) 
प्रभु को प्राप्त नहीं करा रुकते | प्रभु तो भक्ति से ही सुलभ होते हैं | 


[| पड | 


इस प्रकरण में यहाँ तक जो कुछ लिखा गया है, वह श्रान्तरिक-साधना- 
परक पंथों और भागवत धर्म के श्रन्योन्य प्रभाव का सूचक है। कबीर और सूर 
दोनों में ये बातें सामान्यतः पाई जाती है| हाँ, एक बात में ये दोनों अवश्य 
भिन्न हैं| कबीर की भक्ति निगुण कहलाती है और सूर की सगुण | पर सूर 
निगु ण॒ भक्ति का निषेध नहीं करते, उसे अ्रगम्य और गीता के शब्दों में क्लेश- 
कर बतलाते हैं | सूर सागर का द्वितीय पद इस सम्बन्ध में ध्यान देने योग्य है, 
जिसमें सूर कहते हैं कि श्रविगत की गति अ्रवर्शनीय है। जैसे गूगा मीठे फल 
को खाकर उसके आस्वाद को अन्दर ही अन्दर श्रतुभव करता है,उस आस्वाद का 
वर्णन नहीं कर सकता, उसी प्रकार निराकार प्रभु का ध्यान श्रौर तज्जन्य आ्रानन्द 
यणन करने में नहीं आते | यद्यपि यह श्रास्वादन, यह रस, सबसे उच्चकोटि का 
है, इससे अमित सन्तोष उत्पन्न होता है, फिर भी यह मन और वाणी का विषय 
नही है। आलम्बन से विहीन होकर मन मला कहाँ दौड़ लगा सकता है! सूर 
ने इसीलिए सगुण लीला का गान किया है | 

इससे स्पष्ट है कि सूर को निगुण भक्ति भी अ्रमान्य नहीं थी । सूर 
वैष्णव धर्म में दीक्षित होने से पूर्व निगु शपंथ के साधको के सम्पर्क में श्राये 
श्रवश्य थे। उनकी उध समय की रचनायें, जो सूरसागर के प्रारम्भिक स्कों में 
मुरक्षित हैं, इस तथ्य की पुष्टि करती है। 

कबीर से पूर्व कुछ सिद्धाचार्य हुए, जिन्हे सहजावस्थ। प्राप्त थी । कबीर 
ने भी इस सहजावस्था का उल्लेख किया है, जैसे: 


सहज सहज सब कोइ कहे, सहज न चीन्हें कोइ । 
जिन्ह्‌ सहज विषय तजो, सहज कही जे सोइ ॥१॥ 
जिन्ह सहजें हरिजी मिलें, सहज कहीजै सोइ ॥४।। 
--महग को शअ्रद्ध 
सिद्धाचाय कान्ह लिखते है; 


कान्ह बिलसवा आसव माता | सहज नलिनिबन पइसि निवाता ॥ 
अर्थात्‌ सहज रूपी पद्मबन में प्रवेश करो और मत्त होकर मधुपान 
करो । इसी प्रकार आचार्य भूसुक कहते है कि सहजानन्द लीला में ही महा- 
सुख है। एक स्थान पर आचाय॑ सरहपाद चित्त को संबोधन करते हुए 
लिखते हैं; 
जहि मन पवन न संच्र्‌इ, रवि शशि नांह पवेश | 
' वृह्दि बट चित्त विशाम्‌ कुरु, सरहें कहिय उ्ेश || 





[| ८५ | 


आई न अन्त न मज्क णउ, णड भव ण॒उ निव्वाण | 

ण्ड्ु सो परम महासुह, ण॒ुड पर णड अप्पाण ॥ 

अर्थात्‌ हे चित्त )! वहाँ चलकर विश्राम करो जहाँ मन श्रौर पवन भी 
संचरित नहीं होते; जहाँ सूर्य और चन्द्र का प्रवेश नहीं है; जहाँ श्रादि भी नहीं 
श्रन्त भी नहीं, जन्म भी नहीं, मरण भी नहीं, श्रपना भी नहीं, पराया भी 
नहीं--जहाँ महासुख है। कबीर के शब्दो में-““उदे न अस्त सूर नही ससिहर 
ताको भाव भजन करि लीजे ।।”?* 

तथा 


“पन के मोहन बीठुला, यहु मन लागो तोहि रे। 

चरन कंवल मन मानियां और न भावे सोहि रे॥ 

त्रिवेणी मनहि न्हवाइये, सुरति मिले जो हाथि रे। 

तहां न फिरि मघ जोइये, सनकादिक मिलि हैं साथि रे ॥ 
गगन गरजि मघ जोइये, तहां दीसे तार अनन्त रे॥ 
बिजुरी चमकि घन बरसिहै, तहां भीजत हैं सब सन्त रे। 
पोडस कंवल जब चेतिया, तब मिलि गये श्री बनवारि रे ॥ 
जरामरण भ्रम भाजिया, पुनरपि जनम निवारि रे॥ 

गुरू गमि तें पाईये, मंखि मरे जिन कोइ रे। 

तहीं कबीरा रमि रहया, सहज समाधी सोइ रे ॥ * 


जिस सहजावर्था की बात सिद्धाचार्य लिखते है, उसी को कबीर सहज 
समाधि कहते है | सिद्धाचायों के शब्द हैः “जहाँ आ्रादि नही, श्रन्त नहीं, जन्म 
नही, मरण नही, सूर्य नही, चन्द्र नहीं-वहां विश्राम करो |?” कबीर के शब्द 
हैं; “मैं वहाँ रम रहा हूँ जहाँ उदय नहीं, अस्त नहीं, सूर्य नहीं, चन्द्र नही 
जरा नहीं, मरण नहीं, पुनज॑न्म नहीं; जहाँ पोड्श दल कमल का विकास है 
विद्य त जेसा प्रकाश है, बादल जेसी अ्रमत वर्षा है और जहाँ सनकादिक 
मुक्तात्माश्रों का साथ है |"? ऊपर उद्ध त दोनों के शब्दों में पर्याप्र समता है । 
अब इन शब्दों में अकित विचारों को सूरदास के नीचे लिखे पदों में अ्रभि 
व्यंजित विचारों से मिलाइये। कितना श्रपू्ब॑ शब्द, विचार एवं शैली का 
साम्य दृष्टिगोचर होता है :--- 





१--कबीर ग्रन्थावली, प्रथम संस्करण, पृष्ठ १३४, पद १४७ । 
२--कबीर ग्रन्थावली, प्रथम संस्करण, एप्ठ ८८, पद ४ | 


| ८६ | 


चकई री चलि चरन सरोवर, जहां न प्रेम वियोग। 
जहेँ भ्रम निसा होति नहि कवहूँ, सो सायर सुख जोग॥ 
जहाँ सनक से मीन, हंस शिव, मुनिजन नख रविश्रभा प्रकास। 
प्रफुलित कमल, निमिष नहिं शशि डर, गुब्जत निगम सुवास ॥ 
जिहि सर सुभग मुक्ति मुक्ताफल, सुकृत अम्रत रस पीजे। 
सो सर छॉडि कुबुद्धि बिहंगम, इहोँ कहा रहि कोज॥ 
लच्मी सहित होत नित क्रीडा, शोभित सूरजदास। 
अब न सुहात विषय रस छीलर वा समुद्र की आस ॥१५८७॥ 
पृष्ठ २६, सूरतागर (ना०प्र०स० ३३७) 
चलि सखि तिहि सरोवर जांहि। 
जिहि सरोवर कमल कमला रवि बिना विकसाहिं ॥ 
हँस उज्ज्वल, पंख निमल, अंक मलि मलि नहाहिं। 
मुक्ति मुक्ता अम्बु के फल तिन्हें चुनि चुनि खाहिं ॥१८४॥ 
सरसागर (ना०प्र०्स ३२८) 
सुआ चलि ता वन को रस पीजे। 
जा वन राम नाम अमृत रस श्रवण पात्र भरि ल्लीज॥ 
बड़ी वाराणसि मुक्ति क्षेत्र है चलि तोको दिखराऊ। 
सूरदास साधुन की संगति बड़ी भाग्य जो पाऊ ॥१०ण। 
सूरसागर (ना“०प्र०स० ३४०) 
इन पदों में सूरदास ने चकवी, सखी तथा सुत्रा का नाम लेकर, 
आचार्य सरहपाद की भाँति, अपने मन को ही सम्बोधित किया है। आचाय 
कान्ह ने पद्मचन में और सूरदास ने वन में चलने को बात लिखी है। सुर- 
दास का यह कथन कि वहाँ कभी रात्रि नहीं होती, सनकादिक मुनियों का 
साथ होता है, कमल विकसित रहता है, चन्द्रादि का प्रवेश नहीं है, अमत 
रस का पान करने को मिलता है, एकान्ततः बेंसा ही है जेसा हम कबीर में 
दिखला चुके हैं | कबीर ने त्रिवेणी का नाम लिया है, तो सर ने वाराणसी 
का । चौरासी वेष्णबों की वार्ता के अनुसार ये तथा ऐसे ही अन्य अनेक भक्ति- 
सम्बन्धी पद (जिनका उल्लेख हम इस परिच्छेद में कर रहे हैं और श्रागामी 
परिच्छेद में भी करेंगे) आचाय बल्लभ से भेंट होने के पूर्व ही लिखे जा चके 
थे। इन पदों पर निस्सन्देह निगु ण, निरंजन शआ्रादि पंथों का प्रभाव पड़ा है। 
नीचे लिखे पद में सरदास ने योग, यज्ञ, तरत, तीथ-स्नान, भस्म रमाना 
जटाजूर रखना, श्रठरह पुराणों का पढ़ना, प्राणायाम करना आदि की निर- 


[| ८७ | 


थकता, ज्ञान की साथ्थकता एवं श्रनिवार्यता और कथनी तथा करनी की एकता 
पर बल दिया है, जो कबीर के ही अनुसार है :-- 


जो लो मन कामना न छूटे । 

तो कहा योग, यज्ञ, त्रत कीन्हे, बिनु कन तुसको कूटे ॥ 

कहा सनान किये तीरथ के, अंग भस्म जटजूटे । 

कहा पुराणन पढ़ि जु अठारह, ऊध्व घूम के घूटे ॥ 

करनी और कहें कछु औरे, मन दसहूं दिसि लूटे । 

सुरदास तबही तम नासे, ज्ञान अगिनि भर फूठे ॥२।१६॥ 

सुरसागर (ना०प्र>घ० ३६२)! 

कबीर के निगुशपंथ की लोक-साधना का स्पष्ट रूप में प्रभाव देखने 

के लिए, सूरतागर की नीचे लिखी पंक्तियाँ विचारणीय है :-- 


जहाँ अभिमान तहाँ में नाही, यह भोजन विष लागे। 
सत्य पुरुष घट में ही बेठे, अभिमानो को त्यागे ॥१३२॥|प्रृष्ठ२० 
सुस्तागर (ना०प्र०त २४४) 
जौ लो सत स्वरूप नहिं सुकत । 
तौ लो स्ग, मद नामि बिसारे फिरत सकल बन बूकत ॥२४॥ 
सूरणागर (ना०प्र०स० ३६८) द्वितीय स्कन्ध , 


अपुनपी आपुन ही में पायो। | ' 

शब्दहिं शब्द भयो उजियारो सतगुरु भेद बतायो ॥ 

सपने मांहिं नारि कौ श्रम भयो बालक कहूं हिरायो। 

जागि लख्यो ज्यों को त्यो ही है, ना कहूँ गयो न आयो। 

सरदास समुझे की यह गति मन ही मन मुसकायो। ' 

कहि न जाइ या सुख की महिमा ज्यों गूंगे गुर खायो ॥१२॥ एष्ठ ४१ 
सूरसागर (ना०प्र०सत० ४०७) 


अपुनपी आपुन ही विसरयो। 

जैसे श्वान कांच मन्दिर में भ्रमि श्रमि भूसि मस्यौ॥ 
हरि सौरभ म्ग नाभि बसत है, द्रम ठृण सूंघि मगूयौ । 
ज्यों सपने में रंक भूप भयो, तस्कर आरि पकरयो॥ 
ज्यों केहरि प्रतिबिम्ब देखिके आपुन कूप परयो। 
ऐसे गज लखि फटिंक सिला में इसननि जाइ अर्‌यो |। 


[ पक || 


मर्केट मूठि छांडि नहिं दीनी, धर घर द्वार फिरयो | 
सूरदास नलिनी कौ सुअटा कहि कोने जकरयो ॥|२६॥ 
सूरसागर (ना“प्र०ण्स० ३६६) द्वितीय स्कन्घ 

उपर उद्ध त पदों में सूरदास श्रात्मतत्व को नाभि में स्थित मृगमद 
की भाँति अ्रन्दर और श्रप्रकट रूप में ही स्वीकार करते है । जेसे कस्तूरी-प्राप्त 
के लिये मुग का तृण-द्र्‌ मादि की ओर बाहर भागना व्यथ है, वैसे ही आत्म- 
तत्व के साक्षात्कार के लिए. बाहर प्रयास करना निरथंक है। कबीर आदि 
निगु ण सम्प्रदाय के सत प्रभु को बाहर हू ढना व्यथ समझते थे । उनके मत में 
बाहर के पट बन्द करके अन्दर के पट खोलने से ही आत्म-दर्शन होता है | इसी 
बात पर खीऋकर तुलसी ने कहा था।-- 


अन्तर्जामिहु तें बढ़ बाहिर जामि हैं राम जे नाम लिये तें। 

पेज परे प्रह्मादहु कों प्रकटे प्रभु पाहन तें न हिये तें॥ 

पर, सूर आन्तरिक साधना से प्रभावित हो चुके थे। ऊपर उद्ध,त 
पंक्तियों में सत्य पुरुष, घट, सत स्वरूप, सद्‌ गुर आदि शब्द निश्चित रूप से 
उसी कस का प्रभाव प्रकट कर रहे है। कबीर ने इन्हीं शब्दों का प्रयोग 
किया है। 


सूरदास ने अ्रपने ही अन्दर आत्मा को हू ढ़ने की बात इसी प्रकार के 
कई पदों में लिखी है। एक उदाहरण लीजिये:-- 
धोके ही धोके डहकायो | | 
समुझ्ति न परी विषय रस गीध्यो, हरि हीरा घर मांक गंवायो | 
ज्यों कुरंग जल देखि अवनि को, प्यास न गई। चहूँ दिशि धायो। 
जन्म जन्म बहु कमे किये हैं, तिनमें आपुन आपु बंधायों ॥ 
ज्यों शुक सेमर सेब आश लगि, निसि वासर हठि चित्त क्गायो। 
रीत्यो परो जबे फल चारुयों, उड़ि गयौ तूल, तांवरी आयौ।॥ 
ज्यों कपि डोरी बांध बाजीगर, कन कन को चौहटे नचायो। 
सूरदास भगवन्त भजन बिनुकाल व्याल ले आपु डसायो ॥ १-२०६ 
सूरसागर (ना० प्र० स० ३२६ ) 
इस पद में बहिमु खी बत्ति का सूर ने कितने मीठे शब्दों में खंडन 
किया है | बाहर क्या है?! माया का विस्तृत प्रपंच, वैसा ही मिथ्या जैसा 
मुगतृष्णा का जल या सेमर का फूल। बाहर-बाहर घूमने से तो यही हाथ 
लगेगा, कण-कण के लिये इस चतुमु खी हाट में बाजीगर के बन्दर की तरह 


[| प६ 


नांचना पड़ेगा | शुक शालूमली के फल की आशा में हृठपूर्वक श्रपना चित्त 
लगाये रहता है, परन्तु श्रन्त में उसके हाथ श्रन्दर का घुआ्आा ही पड़ता है, गूदा 
नही, क्योंकि उस फल में गूदा होता ही नही । शुक का समस्त परिश्रम इस 
दिशा में व्यर्थ ही जाता है। श्रतः मगवद्धक्ति के द्वारा वृत्ति को अ्रन्तमुखी 
बनाना चाहिये। हरि रूपी हीरा तो अपने घर ( हृदय ) के श्रन्दर ही रखा 
है । फिर क्‍यों बाहर घूमते हो ! जो निकट से निकट है, उसके लिये इतने 
दूर देश की दौड़ ! ! वह भी व्यर्थ ! ! ! तार्किक कहता है--“क्या परमात्मा 
बाहर नही है !”” साधक उत्तर देता है--' है, पर मैं तो वहाँ नही हूँ । बाहर 
तो मेरे सेवक दौड़ लगा रहे हैं । जहाँ मै हूँ, वही मेरा हरि भी है ओर वहीं 
उसके दशन होते है। यदि श्रन्दर दर्शन नही हुए, तो बाहर सौ जन्मों में भी 
नहीं होगे । बाहर प्रभु तमी दीख पड़ता है, जब पहले श्रन्दर दिखाई दे जाय |” 
अ्रचाय बल्लम ने सर को आभ्यन्तर हरिलीला के ही दर्शन कराये थे | फिर 
तो सर को वह लीला यहाँ, वहाँ, सवंत्र दिखाई पड़ने लगी | 

सर के ऊपर उद्ध त पद को कबीर के नीचे लिखे पद से मिलाइये;--- 

पानी में मीन प्यासी, मोहि देखत लागे हांसी ॥ 

सख सागर नित भरो ही रहत है, निसिद्िन रहत उदासी ॥ 

कस्तूरी बन में मग खोजत, संधि फिरत बहु घासी॥ 

आत्मज्ञान बिनु नर भटकत है, कोई मथुरा कौई कासी | 

कहत कबीर, सुनो भाई साथधो, हरि बिनु कटत न फांसी ॥ 

दोनों पदों में बहिमु खी वृत्ति की व्यर्थता सिद्ध की गई है और भग- 
वद्धक्ति द्वारा अ्रन्तमु ख होकर प्रभु को प्राप्त करने का वर्णन किया गया है। 
सरसागर., प्रथम श्कध, पद संख्या ४ में सर ने नामदेव का इस प्रकार 
उल्लेख किया है;--- 

कलि में नामा प्रगटियो ताकी छानि छवावे। 


०.० 


सूरदास की बीनती कोड ले पहुँचाबे॥ 


ये नामदेव भी मूर्ति पूजा के विरोधी, पर प्रभु के उच्च कोटि के भक्त 
थे। वैष्णव सम्प्रदाय में पहले ये विष्णु स्वामी के शिष्य कहटे गये हैं, परन्तु बाद 
में ये निगु ण भक्त बन गये थे । 

इस प्रकार पुष्टिमाग में दौक्षित होने के पूर्व की रचना सरदास पर पड़े 
हुए निगु ण॒ भक्ति के प्रभाव को स्पष्ट रूप में प्रकट कर रही है । 


सूरदास ओर वेष्णव सम्प्रदाय 


चौरासी वार्ता के अनुसार, श्राचाय बल्लभ से ब्रह्म सम्बन्ध होने के पूर्व 
सूरदास अपने शिष्यों के साथ गौघाट पर रहा करते थे और अन्य सन्‍्तों की 
भाँति भजन बनाकर गाया करते थे। उनके भक्ति-मरित भावपूर्ण गीतों को 
सुनकर श्रोता मुग्ध हो जाते थे | रन्तों में शब्द अथवा गीत लिखने की प्रथा 
बहुत दिनो से प्रचलित थी | सिद्धाचायों के दोहों तथा चर्यागीतियों केपश्चात्‌, 
प्रसिद्ध नाथपंथी बाबा गोरखनाथ से लेकर निगु ण-भक्ति-मार्गी कबीर, दादू, 
तुलसी, रदास, .नामदास आदि में होती हुई यह प्रथा झराज तक चली आरती 
है। इस शब्द अथवा गीति पद्धति की स्वनाओं में एक विचित्र शैली-गत 
समता दिखलाई देती है | इनमें बाह्य विडम्बनाश्रों के प्रति घुणा, वर्ण सम्बन्धी 
संकीग्रता के प्रति विरोध, हृठयोग की क्रियाश्रों के द्वारा चित्त-शुद्धि, सहज 
भाव तथा काठ के भीतर-अग्नि या बीज के भीतर वृक्ष की भाँति श्रात्मा की 
अपने श्रन्दर खोज ञ्रादि कई बातें पाई जाती हैं । 

सूरदास उन दिनों जो भजन बनाकर गाया करते थे, उनमें इस प्रकार 
की बातें रहती थीं--यह हम क्गित दो परिच्छेंदों में प्रकट कर चुके है। कुछ 
विद्वानों का ऐसा भी मत है कि सरदास आचार्य बल्लम से भेंट होने के पूर्व 
स्वामी दरिदास जी श्रश्ववा उनके शिष्य श्रौर ममेरे भाई बिटठल विपुल द्वारा 
वैष्णव सम्प्रदाय में दीक्षित हो चुके थे |) वेष्णव सम्प्रदाय भक्ति-प्रधान रहा 


*--भिश्रबन्धु--हिन्दी नवरत्न, संस्करण सं० १६६८ 
प्रकरण सरदास 
सरताग्रर से बन्दाबन-को निज धास होने काजजो महत्व प्रदान किया 
गया है, वह भी संभच्र है-हरिद्धासी सम्प्रदाय का ही प्रभाव रहा हो । सर 
सागर, श्कन्घ २, पद २ में सर लिखते हैं:--- बंशीवटठ, वृन्दावन, यमुना 
शेष अगले एष्ठ पर 


[ ६१ ] 


है। सिद्ध, निरंजन, निशु ण, नाथ आदि पंथों में भक्ति को कभी प्रधानता 
प्राप्त नहीं हुईं, यह बात अ्रब तक की खोज में प्राप्त हुई इन पंथों की रचनाश्रों 
से स्पष्ट है । गोरखबानी में जो हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन द्वारा. प्रकाशित हुई 
है, एक भी भक्ति सम्बन्धी पद नहीं है। “अहो निसि समा ध्यानं | निरन्तर 
रमेबा राम |?" जैसी पंक्तियाँ एकाघ' स्थान पर है भी, पर उनका अ्रंथ 
रामभक्ति नहीं, प्रत्युत योगध्यान द्वारा परात्पर भ्रात्मशक्ति का निरन्तर चिन्तन 
करना है । इसके विपरीत “मणत गोरखनाथ मछीन्‍्द्र नां दासा। भाव भगति 
औ श्रास न पासा”? | जैसी पंक्तियों द्वारा इन रचनाश्रों में भाव-भक्ति का 
खंण्डन ही किया गया है। महात्मा सरदास स्वभाव से ही भाव-भक्ति के भूखे 
थे। श्रतः श्रनुकूंल श्रवतर आते ही भगवद्धक्ति-प्रधान वेष्णव धर्म की 
और शआआकृष्ट हो गये | कबीर ने भी स्वामी रामनन्द से वेष्णव धम की दाक्षि। 


पिछले एंष्ठ की टिप्पणी 

तजि बेकुण्ठ को जाये | सूरदास हरि को सुमिरनं करि बहुरि न भव 
चलि आये ॥॥ 

इन पंक्तियों में सरदास वृन्दावन की बेकुण्ठ से अधिक महत्व देते 
आंन्चाय ब्रह्न॑भ ब्रह्म सन्न ४-२-१६४ के भाष्य में पृष्ठ १३२३ पर गोकुल 
की प्रशंसा करते हुए. लिखते हैं:--उक्तानि वस्तूनिं परे प्रकृतिकालाबतीते 
वेकुण्ठादपि उत्कृष्टे श्री गोकुलें एवं सन्ति | अ्चाय बल्लैंभ इस स्थल पर 
ऋग्वेद के--'ता वां वस्तृनि उष्मसि गर्मध्यें' आदि मंत्र को उद्ध त करते हैं 
आर गोकुल को (वृन्दावन को नहीं) वेकुंण्ठ से भी अ्रेधिक उत्प्ृष्ट 
मानते है । 

इंस सम्बन्ध में यह तथ्य मी ध्यान देने योग्य है कि सरदास जी आंचाये 
बल्लभ॑ की भेट से पूर्व संन्यास आश्रम में दीक्षित हों चुके ये भ्रॉर विधि 
पूवंक अपने शिकध्यों को स्वयं भी दीक्षा देने लगे थे। उन दिनों ऐसा 
ही सम्प्रदाय था कि शुरू से दौज्ती ग्रहण किये बिना कोई भी व्यक्ति संन्यास 
में प्रवेश नहीं कर सकता था। यह संप्रदाय संनन्‍्यातियों में श्राजतक चला 
आता है। अतः जो विद्वान स्वामी हरिदास को सर का प्रथम दीक्षा गुरू 
स्वीकार नहीं कब्ते, उनके लिए आचाये बल्लम से पूर्व सूर का संन्यास 
श्राश्षम में दीक्षित होना तथा अ्रन्यों को दीक्षित करना एंक समस्या के 
रूप में बना रहेगा । 

१--गोरखबानी पद ३३ 


४--गोरखबानी पद ३४ 


[ ६२ | 


ग्रहण की थी | श्रतणुव योगमार्गियों से सम्बन्धित होने पर भी कबीर भक्तिमार्गी 
थे। विगत परिच्छेद में कबीर और सरदास के पदों को उद्ध त कर हमने 
उनमें जो विचार-समता प्रदर्शित की है, उस समता का प्रमुख कारण यही 
भक्ति-मारग है | योग-परक तत्वों का जो उल्लेख अधिकांशतः कबीर में और 
कहीं-कहीं सर में पाया जाता है, वह नाथपथ के कारण है, पर जेसे कबीर 
अपने उत्तरकालीन जीवन में हठयोग को अनावश्यक ही नहीं, निस्थंक भी 
समभने लगेये, उसी प्रकार श्राचाय बल्लभ से दीकछिित होने के पश्चात्‌ सूरदास 
ने भी भ्रमरगीत में हठयोग की--अआसन-वध्यान-जमाना, प्राणायाम करना, श्राँख 
मूँ दना, सिंगी रखना, भस्म रमाना आदि क्रियाओं की निःसारता सिद्ध की 
है | इस निगुण पंथी प्रभाव और श्राचार्य बल्लम द्वारा प्रवर्तित पुष्टिमार्गीय 
भक्ति के ग्रहण के बीच सर का वह जीवन हैं, जिसमें उन्होंने निवृत्ति-परायण 
भगवद्धक्ति से सम्बन्ध रखने वाली रचनायें की है, जिनमें कही बिनय है 
कहीं रुदन है, कही विराग है, कही पश्चात्ताप है और कही अपनी दीनता- 
हीनता का वणन है, पापमयी प्रवत्ति का उल्लेख है, आत्मनिवेदन 

सरदास ने ऐसी ही स्वनायें श्राचार्य बल्लम की आज्ञा से उनके सामने गाकर 
सुनाई थीं, जिन्हें सुनकर वे कहने लगे थेः--“सर है के ऐसो काहे कू 
घिधियातु है, कछु भगवत्लीला वर्णन करि |” इसके पश्चात्‌ सर का जैसे 
क्रायाकल्प हो गया, विनय एव दास्‍्य भक्ति का घिघियाना एकदम बन्द 
| गया | वे प्रवत्तिपरक हरि-लीला-बणन में तन्‍्मय हो गये श्रौर जीवन 
के श्रन्तिम क्षण तक उसी में तनल्लीन बने रहे । इस हरिल्लीला का वर्णन 
श्रागामी परिच्छेदों में होगा । इस परिच्छेद में हम उनको ऐसी रचनाश्रों 
पर विचार करना चाहते हैं, जिनमें निवृक्तिमूलक वैष्णव दास्य-भक्ति का निरूपण 
है श्रौर जो श्राचाय बल्लम से मिलने के पूर्व ही लिखी जा चुकी थीं । 


गौता (७-१६) में भक्त चार प्रकार के कहे गये हैं;--श्रार्त, श्रथार्थी, 

जिज्ञासु और ज्ञानी । इन चारों में ज्ञानी भक्त को हो भगवान ने श्रेष्ठ 
स्वीकार किया है। सनक, सननन्‍्दन, समत्कुमार श्रौर नारद ऐसे ही ज्ञानी भक्त 
थे--प्रशान्त श्रौर गम्भीर | ज्ञानी भक्त उच्चकोटि के विरागी भी होते हैं | श्रतः 
वैष्णव भक्ति में ज्ञान औ्ौर वैराग्य की निन्‍्दा तो नहीं है, पर उसे भक्ति का 
सहायक और उपसे श्रवर कोटि का अवश्य माना गया है। गीता में भी ज्ञानी 
शब्द भक्त का विशेषण है, अथात्‌ ज्ञान रूपी साधन के द्वारा वहः भक्त बना 
। गोस्वामी तुलसीदास "ज्ञानहिं प्गतिहिं नहिं कछु भेदा | उभय हरहिं भव 


| ६रे | 


संभव खेदा ||”? कहकर ज्ञान और भक्ति का एक ही परिणाम सिद्ध करते है, 
पर इसी की आगे वाली प क्तियों में भक्ति को ज्ञान से ऊपर उठा देते हैं :--- 
ज्ञान के पंथ क्रपान की धारा | परत खगेश होइ नहिं बारा ॥ 
भगति करत बिन्नु जतन प्रयासा | संसुतिमूल अविद्या नासा ॥ 
श्रथात्‌ शान का मार्ग कृपाण की तेज घार है, जिस पर पैर रख कर 
मनुष्य बच नहीं पाता, परन्तु भक्ति करते हुए बिना किसी यत्न और प्रयास के 
संसार के मूल कारण श्रविद्या को नष्ट कर देता हैः-- 
सूरदास ने भी भक्ति के साधक ज्ञान की प्रशंसा की है। यह ज्ञान 
श्रश[नरूपी अ्न्धकार को नष्ट करता है--भगवान ओर भक्त के बीच पड़े हुये 
परदे को दूर करता है | श्रतः यह भक्ति रूपी साध्य के लिए. साधन का काये 
करता है | इसके पश्चात्‌ भक्ति फिर साधन बन जाती है, जिससे परम साध्य 
भगवान प्राप्त होते है। सूर की नीचे लिखी पंक्तियाँ इसी तथ्य पर प्रकाश डालती हैं : 
सूरदास तब ही तम नासे ज्ञान अगिनि मर फूटे ॥१६॥ 
सूरसागर (ना० प्र० स० ३६ २) 
सूर मिटे आज्ञान मूरछा ज्ञान मुल के खाये ॥३२॥ द्वितीय स्कम्च 
सूरसागर (ना० प्र० स० ३७४) 
सकाम ओर निष्काम भक्ति--सुर ने तृतीय स्कस्घ के ग्यारहवें पद 
में भक्ति के दो भेद किए हैं : सकाम और निष्काम । आते, श्र्थार्थी श्रौर जिशासु 
तीनों प्रकार के भक्तों की भक्ति सकाम होती है| सकाम भक्ति द्वारा भी भक्त 
क्रमशः उद्धार पा जाता है । घोरे-धी रे वह ब्रह्म (हिरणयणगर्भ-बक्षा) तक पहुँचता 
है और ब्रह्मा के साथ विष्णु-पद में लीन हो जाता है। निष्काम भक्ति द्वारा 
भक्त सीधा बैंकुण्ठ में पहुँचता है और फिर जन्म-मरण के चक्र में नहीं पड़ता | 
भक्ति के ये भेद श्रीमद्धमागवत के अ्रनुसार है। मक्ति की इस श्रवस्था में भक्त को 
न श्रशन-वस्न की चिन्ता रहती है, न पुत्र-सत्री श्रादि के पारिवारिक हित-संबंध 
का विचार रहता है। किसी के जाने का शोक और न किसी के आने का श्रानन्द 
होता है, बचनों में कोमलता और नम्नता रहती है तथा सदेव प्रभु-प्रेम में मब्न 
रहने से मुदिता भूमिका का भान होता रहता है।" 
गम न 
१--भक्ति पंथ को जो अनुसरे । 
पुत्र कलत्र सों हित परिहरे | अतन वसन की चिन्त न करें |[२।२० 
सुरतागर (ना*्प्र०स० रे ६४) 


गये सोच आये नहिं आनन्द, ऐसो मारग गहिये । 
कोमल वचन दीनता सबतों, सदा श्रनंदित रहिये ||[२।१८। 
सूरुसागर ( ना०प्र०्त० ३६१) 


[ ६४४ ] 


गीता के शब्दों में योग ज्षेमं वहाम्यहम! उसके योग क्षेम का भार प्रमु 
स्वयं वहन करते है, क्योंकि जो उनकी शरण में पहुंच गया, उसे वे केसे विस्म॒त 
कर सकते हैं। कोई पंगु द्वार पर त्रा जावे, तो उसका पोषण करना ही पड़ता 
है.-ऐसा सांसारिक नियम है। फिर वे तो विश्वम्भर है, करुणागार है 
शरणागत को बिना अपनाये केसे रह सकते है १ 
जों प्रभु के शरणागत आये। ताकों प्रभु क्योंकर बिसरावे॥ 
शरण गये को को न उबार॒यो | 
जब जब भीर परी सन्तन को, चक्र सुदशन तहाँ संभारयों ॥३॥१४ 
सुरसागर (ना०प्र०्स० १४) 
हरि सो ठाकुर और न जन को। 
जेहि जेहि बिधि सेवक सुख पावे, तेद्दि तेहि विधि राखत तिनकों। 
भूखे बहु भोजन जु उदर को, ढृषा तोय, पट तन को। 
लग्यो फिरत सुरभी ज्यों सुत संग उचित गमन गृह बन को॥१।६। 
सरसागर ( ना० प्र० स० ४६२६) 
सभी वेष्णव भक्तों ने भक्ति को ज्ञान से ऊँचा पद इसी कारण दिया 
है। इस भक्ति में पहले भावुकता श्रर्थात्‌ भगवान-विषयक रति का जागरण 
होता है | यह रति भाव ही सांद्र होकर प्रेम कहलाता है। वेष्ण॒व कवियों ने 
इस प्रम की प्रभूत प्रशंसा की है। सर की प्रेमाभक्ति का दिग्दशन हम 
पिछले परिच्छेद में करा चके हैं। नारद भक्ति सत्र संख्या ८९ के आधार पर 
भक्ति ग्यारह प्रकार की है : गुणमाहात्म्यासक्ति, रूपासक्ति, पूजासक्ति, स्मरणा- 
सक्ति, दास्यासक्ति, सख्यासक्ति, कान्‍्तासक्ति, वात्सल्यासक्ति, श्रात्मनिवेदना 
सक्ति, तन्मयतासक्ति ओर परमविरहासक्ति | भीमद्धमागवत ७।४।२३ में नवधा 
भक्ति * का वणन है जिसके श्रवण ओर कीत॑न का समावेश गुणमाहात्म्य में हो 
जाता है, अ्रचेन, पादसेवन श्रौर वन्दन पूजासक्ति में त्रा जाते हैं, स्मरण 
स्मरणासक्ति में, दास्य दास्यासक्ति में, सख्य सख्यासक्ति में और आत्म निवेदन 
आत्मनिवेदनासक्ति में श्रन्तधु क्त हो जाते है। रूपासक्ति कान्तासक्ति और 


२--सन्‍्त सुन्द रदास ने ज्ञान समुद्र! नामक ग्रन्थ के द्वितीय उल्लास में छुन्द 
संख्या ४ से लेकर श्रन्तिम छुन्द संख्या ५६ तक तीन प्रकार की भक्ति का 
वर्णन किया है ; नवधा भक्ति, प्रेमाभक्ति और पराभमक्ति जो क्रमशः 
कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम कोटि की हैं। इनमें नवधा भक्ति श्रीमद्धभागवत 
के ही श्रनुसार वर्णित हुईं है। निगु ण॒ सम्प्रदाय के सन्त होने के कारण 
उन्होंने पादसेवन भ्रादि की मानसिक रूप प्रदान कर दिया है| 


[ ४४ |] 


वात्सल्यासक्ति के साथ प्रेमार्साक्त का रूप घारण कर लेती है, जो सगुण भक्ति 
का मुख्य अंग है । 
नवधा भक्ति में श्रच॑ंन और पाद सेवन को छोड़कर शेष सात निगु ण्‌ 
भक्ति के भी श्रंग कहे जा सकते है। परम विरहासक्ति श्रौर तन्मयतासक्ति 
निगु ए और सगुण दोनों प्रकार की भक्ति की चरम अवस्थायें हैं। सर में हमें 
भक्ति के ये सभी प्रकार मिल जाते हैं । 
गुणमाहात्म्य ( प्रभ्ञ के शुणों का श्रवण श्रौर कौत॑ंन )--प्रभ्ु के 
गुणों का श्रवण और गान मक्त के हृदय में बल का संचार करता है। 
प्रभु का स्तोता प्रभु के गुण-गान में लीन होकर जिस सुख को प्राप्त करता है, 
वह सुख तप श्रौर तीथ स्नान से प्राप्त नहीं हो सकता ।" प्रश्चु के गुणों का 
वर्णन करते हुए. सूर लिखते हैं :-- 
तुम अनादि, अविगत, अनन्त गुण पूरण परमाननद्‌। 
सूरदास पर कृपा करो प्रभु श्रीज्वन्दावन चन्द्‌ ॥१। १०३। 
सरसतागर ( ना» प्र० स० १६३ ) 
तुम अविगत, अनाथ के स्वामी, दीनदयालु ,निरकुंजबिहारी । 
सदा सहाय करी दासन की जो डर धरी सोइ प्रतिपारी ।१॥१०० 
सुरसागर ( ना» प्र०स० १६० ) 
दीनानाथ, पतितपाबन यश वेद उपनिषद गाब ।१॥६३। 
सरसागर ( ना» प्र० स० १२२ ) 
प्रभ के गुणों में सर की दृष्टि बारबार उनके पतितपावन, दीनदयाल 
अभयदान-प्रदायक आदि उद्धारक स्वरूप से सम्बन्धित गणों पर जाती है, जो 
भक्त के उत्थान के लिये श्रत्यन्त आवश्यक है। वैसे प्रभ अनादि है, एकरस है 
एक है, श्रखड है, श्रनन्त है, अनुपम है, परमानन्द स्वरूप है-ये गण भी 
उनकी दृष्टि से श्रोकल नहीं होते। सर श्रपने प्रभु के गुणों को सुनकर वेसे ही 
प्रफुल्लित हो जाते है, जैसे सु्य को देखकर कमल विकसित हो उठता है ;-- 
जेसे कमल होत परिफूलित देखत द्रशन भान । 
सरदूस प्रभु हरिगण मीठे नित प्रति सुनियत कान ॥१ १०६ 
सुरतागर ( ना० प्र० स० १६६ ) 
पूजा ( अर्चन, पादसेवन, और वन्दन )--प्रभु के सामने प्रणत होना 
उनका अ्चन और पूजन करना भक्त के भ्रद्धा-सवलित हृदय के लिये श्रत्यन्त 


--जो सुख होत गोपालहि गाये | 
सो न होत जप तप के कीन्हे कोटिक तीरथ न्हाये |॥॥२,२॥ 


[| ६६ | 


स्वाभाविक है । सभी श्रद्धालु अपने अ्रद्ध य के श्रागे कुक जाते ह। मनोविज्ञान 
की यह एक सामान्य पद्धति है | सर के नीचे लिखे पदो में पूजा की यह भावना 
प्रकट हुई है :--- 
चरन कमल वन्दों हरिराई। 
जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अन्धे कों सब कुछ दरसाई ॥॥११ 
सुरसागर ( ना» प्र० स० १ ) 
चरन अम्बुज बुद्धि भाजन; ल्ेहु भरि भरि भरि ॥ १८८ ॥रकंघ१ 
सर दीन प्रभु प्रगट विरद सुनि अज हुँ दयालु पतित सिरनाई॥१६ 
सूरसागर ( ना० प्र० स० ६ ) 


शिव विरंचि सुरपति समेत सब सेवत प्रभुषद चाये ॥१॥१०३ 
सूरसागर ( ना० प्र० स० १६३ ) 


जो हम भले बुरे तो तेरे । 

तुम्हें हमारी लाज बड़ाई, विनती सुन प्रभु मेरे । 

सब तजि तुम शरणागत आये निजकर चरण गहेरे ॥१११० 
सुरसागर ( ना» प्र० स० १७० ) 


न्‍्दों चरन सरोज तुम्हारे । 
सुन्दर श्याम कमल दल लोचन, ललित त्रिभंगी, प्राण/पियारे ॥ 
जे पद्‌ पद्म सदा शिव के धन, सिंघु सुता उर ते नहिं टारे। 
जे पद्‌ कमल तात रिस त्रासत, मन बच क्रम प्रहलाद संभारे ॥ 
जे पद्‌ पद्म परसि जल पावन, सुरसरि द्रस कटत अघ भारे। 
जे पद पद्म परसि ऋषि पत्नी? बलि, नृग, व्याध पतित बहु तारे ॥ 
जे पद पद्म रमत वृन्दावन, अहि सिर धरि अगणित रिपुमारे। 
जे पद्‌ पद्म परसि ब्रज भामिनि सवेस दे सुत सदन विसारे।। 
जे पद पक्म रमत पण्डव दल, दूत भये सब काज संबारे। 
सूरदास तेई पद्‌ पंकज, त्रिविध ताप दुख हरन हमारे ॥१,३६॥ 
सुस्सागर ( ना० ग्र० स० ६४ ) 
हरि हरि हरि हरि सुमिरण करो। 
हरि चरणारबिन्द उर धरो ॥१॥१ १५॥ 
सुरसागर ( ना» प्र० स० ४६१८ ) 
परसे चरन नाहिं गिरधर के, करी बहुत अन्याई ॥१॥८८ 


[| ६७ | 


रूप--अनन्द रूप प्रभ के रूप के साथ गणों का ध्यान आ ही जाता 
है । शुण श्रान्तरिक सम्पत्ति है, रूप बाह्य बेभव है। एक में दूसरे का प्रतिबिम्ब 
पड़ ही जाता है| इसीलिये सर ने लिखा है;-- 
हरि को रूप कहयो नहिं जाइ। अलख अखंड सदा इक भाइ ॥२॥४ 
सर को प्रभु के निग ण और सगण दोनों रूप ग्राह्म हैं । वे उसे निर्वि 
शेष तथा गुण-रूप-रहित मानकर अवतार रूप में उसका सगण होना लिखते 
है| उदाहरण के लिये नीचे लिखे पदो पर विचार कौजिये ;-- 


वेद उपनिषद्‌ यश कहैं, निगुणहि बतावै । 
सोइ सगुण होइ नन्‍द्‌ की दाँवरी बंधावे ॥१॥४। 
सुरसागर ( ना“०प्र०्त० ४ ) 


अपने जान में बहुत करी 

दूरि गयो द्रशन के ताई' व्यापक प्रभता सब बिसारी ॥ 

मनसा बाचा कम अगोचर सो मूरति नहिं नेन धरी | 

गुण बिनु गुणी, स्वरूप रूप बिलु, नाम लेत श्री श्याम हरी। १४६ 
सरसागर (ना“«प्रथ्स० ११४) 


यहाँ ईश्वर को मनसा-वाचा-कमंणा श्रगोचर कहकर, गुण के बिना 
गुणी और रूप के बिना रूपघारी मानना आचाय॑ शकर के श्रनुसार है जो 
निगु ण ब्रह्म और सगुण इंश्वर में अन्तर मानते है | उनके मत में माया-उपहित 
ब्रह्म इश्वर कहलाता है | वही सगुण है, अक्म नहीं | श्राचाय बल्लभ ने ब्रह्म को 
माया की उपाधि से प्रथक और सगुण माना है। सर ने प्रथम पद में भी वेद 
उपनिषद्‌-वर्णित निराकार ब्रह्म को ही समुण श्रर्थात्‌ साकार होकर श्रवतार धारण 
करने वाला कहा है | अ्रतः इन पंक्तियों पर श्राचार्य बल्लम का कोई प्रभाव 
परिलक्षित नहीं होता और ये निर्सन्‍्देह उनकी में० से पूर्व की लिखी हुई हैं । 


अथववेद के “तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मरो नमः” की टेकवाले कई मंत्रों में* 
प्रभु के विराट रूप का वर्णन किया गया है। नीचे लिखे पद में सर ने प्रभु के 
इसी व्यापक, विशाल रूप का प्रदर्शन किया हैः-- 


नेनन निरखि श्याम स्वरूप 
रहूयो घट घट व्यापि सोई ज्योति रूप अनूप ॥ 


१-- श्रथवेवेद १०१७॥३२,३३, ३४ तथा १०।८।१। 


[ ६८ | 


चरण सप्त पताल जाके, शीश है आकाश | 
सूर चन्द्र नक्षत्र पावक सबब तासु प्रकाश ॥र२२७ 
सूरसागर (ना०प्र०स० ३७०) 


प्रभु के श्रातंकपूर्ण, शक्ति-समन्वित एवं महिमासंडित रूप का वणन नीचे 
लिखी पंक्तियों में हैः-- 


हरि के भय रवि शशि डरे। वायु वेग अतिशय नहिं करे हे ॥ 
अगिन रहे जाके भय माही | सो हरि, माया जा वश माहीं॥३।१४ 
सूर्सागर (ना०प्र०सत० ३६४ ) 


/. स्मरण--भंगवान का बार-बार स्मरण करना, मनको वासनाओं से 
हटाकर निरन्तर प्रभु में रमाना, हरि-नाम का सतत जाप करना भक्ति का एक 
प्रमुख अंग है। मगवद्भजन, हरि के नाम का स्मरण ससार-सागर से पार 
करने वाला है। सूर मगवद्धक्ति रूपी चन्द्रिका के चकोर थे | जैसे चकोर बार 
बार चन्द्र की श्रोर श्रपनी दृष्टि ले जाता है, वैसे ही सर बार-बार प्रभु का 
स्मरण करने के लिए, श्रपने मन से कहते हैं | सर के अनेक गीतों की टेक है 
४ हरि हरि हरि हरि सुमिरन करौ” | प्रभ्ु का स्मरण सनन्‍्तों का अनुपम घन रहा 
है। इस श्रमूल्य धन-राशि से सत्य-संपदा सुलभ हो जाती है। भगवान के नाम 
का जाप पाप-शाप को ध्वस्त कर देता है, कल्लुष-पाश को काट देता है। 
इसीलिए सूर कहते हैं 
रे मन सुमिरि हरि हरि हरि । 
शत यज्ञ नाहीं राम सम, परतीति करि करि करि | 
हरिनाम हिरणाकुस बिसारयो, उठयो बरि बरि बरि। 
प्रहलाद हित जिन असुर मारयौ तिन्हें डरि डरि डरि।। 
गज, गृद्ध, गणिका, व्याघ के अघ गये गरि गरि गरि ॥१ १८८५ 
सुरसाग़र (ना“०प्र०्त० ३०६) 
हांसी में कोड नाम उचारै। हरिजू ताकों सत्य विचारे॥ 
नाम सुनत यों पाप पराहीं । पापी हू बेकुंठ सिधाहीं ॥६।२। 
सूरसागर (ना०प्र०स० ४१४) 
- बड़ी है राम नाम की ओट | 
शरण गये प्रभु काढ़ि देह नहिं, करत कृपा के कोट || 


[ ६६ ।ै 


बेठत सभा सबे हरिजू की कौन बड़ो को छोट। 
सूरदास पारस के परसे मिटत लोह के खोट ॥ १॥ १२०, 
सुरसायर (न“प्र०स० २३२) 
भगवान के नाम-स्मरण में कितना बल है | इससे भक्त के दोष बैसे ही 
दूर हो जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहे का खोटापन दूर हो जाता है और 
वह सोना बन जाता है | दुख-दग्ध प्राणियों के लिए, पद-दलित जातियों के लिगे 
इससे बढ़कर श्रन्य कोन सांत्वना देनेवाला सिद्ध होगा ! प्रभु ही भक्तों के श्राश्रय 
स्थान है, हताश के लिए आरशा-खोत हैं, श्रशरण की शरण हैं। सूर 
लिखते हैं:--. 
ऐसो को दाता है समरथ जाके दये अघाऊँ। 
अन्तकाल तुमरी सुमिरन गति अनत कडूँ नहिं जाऊ ।११०४ 
सुरसागर (ना०प्र०स० १६४) 
दास्य--भक्त के लिए. मगवान स्वामी है, प्रभु है, नाथ है | भक्त प्रभु 
का सेवक है, अ्रनचर है, दास है| गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा हैः सेवक 
सेव्य भाव बिन भव न तरिय उरगारि? | आचाय॑ बल्लम की भेंट से पूव सूर ने 
इस भाव से सम्बन्ध रखने वाले पद प्रभूत मात्रा में लिखे थे । जब आचाये जी 
ने सूर से कुछ सुनाने के लिए. कहा, तो सूर ने इन्ही पदों में से नौचे ,लिखा 
पद उन्हें सुनाया था।--- 


हों हरि सब पतितन को नायक । 
को करि सके बराबरि मैरी इते मान को लायक ॥ 
»< )< »< ५९ 
ऐसी कितक बनाऊ' प्राणपति सुमिरन है भयो आड़ो | 
झब की बेर निबार लेत प्रभु सर षतित को टॉड़ी ॥१।८७ 
सूरसागर (ना०प्र०त० १४६) 
इस पद में सूर प्रभु को प्राशपति--अपने प्राणों का स्वामी कहते हैं। 
अत; यह पद दास्यमक्ति का ही समझा जायगा। सरसागर के प्रथम ध्कन्व 
में ऐसे अनेक पद हैं, जिनमें सर अपने प्रभु को नाथ और श्रपने को उनका 
जन या सेवक कहकर पुकारते हैं। जेंसे:-- 
नाथ सको तो मोहिं उधारो ॥१॥७२। सूस्तागर (ना०प्र०स० १३१) 
अब के नाथ मोहिं उधारि ॥१॥४० . सृर्तागर (ना#ग्र०्त9 ६६) 


| ९ 3 ] 


माधव जू जो जनतें बिगर । 

तऊ कृपालु करुनामय केशव ग्रञ्चु नहिं जीय घर ॥१।४५८ 
सससागर (ना०्प्र०>्स० ११७) 

जन की ओर कोन पति राख ॥१॥१४। सरसागर (ना०प्र०्स०१४) 


सख्य--अ्राचाय बल्लम से भेव् होने के पूव सर ने जो पद लिखे थे 
उनमें भी सख्य-भाव की मक्ति पाई जाती हैं। हरिलीला के पद तो इसके 
्रन्तगत आवेंगे ही. क्योंकि भगवान की लीला में भगवान के भक्त सखाभाव 
से ही भाग लेते हैं। प्रथम स्कन्घ के विनय वाले पदों में से तीन पद नीचे 
उद्ध त किये जाते है, जिनका सम्बन्ध सख्य-भाव के साथ हैः-- 


हरि सो मीत न देखों कोई । 
अन्तकाल सुमिरत तेहि ओसर आनि प्रतत्षो होई ॥१।१० 
सूरतागर (नाण०्प्र०8० १०) 
मोहि प्रभु तुमसों होड़ परी। 
ना जानों करिहो जु कहा तुम नागर नवल हरी ॥१७१ 
सूरसागर (ना“०प्र०्स० १३०) 
आज हों एक एक करि टरिहों। 
के हमहीं के तुमहीं माधव अपुन भरोसे लरिहों ॥१७५ 
सूरसागर (ना०प्र०्स० १३४) 
आत्म-निवेदन--भकत प्रभु के आगे अपने हृदय को खोलकर रख 
देता है, कोई दुराव या छुल-कपट नहीं रखता । वह यह भी जानता है कि में 
अ्रपनी बात को छिपाऊँ भी तो प्रभु से वह छिपी कब रहेगी । वेद के शब्दों 
में गुप्त से गुप्त स्थान में होने वाली--गुद्य से गुह्म--मंत्रणा तक को स्ब्यापक 
सबद्ष्टा प्रभु जान लेते हैं|) यही नहीं, आत्म-निवेदन में एक दृष्टि और 
रहती है । भक्त निवेदन किससे करे ! जो सत्ता उससे दूर बैठी है, उस तक 
संभव हैं, उसको वाणी ही न पहुँचे । श्रतः जो सत्ता निकट है, उसी से वह 
झात्म-निवेदन कर सकता है। प्रश्न के अतिरिक्त और कौन सी ऐसी सत्ता है 
जी उसके निकट हों ! प्रभु निकट ही नहीं निकट्तम हैं। वेद के शब्दों में वे 
नेदिष्ठ (१९०७४८४४) हैं | अत; भक्त जब चाहे और जहाँ चाहे. उनके सामने 
अपनी कष्ट-कहानी रख सकता है | आत्म-निवेदन से हृदय हलका, भार- 
विम॒ुक्त हो जाता है | मुक्त होने के लिए ही तो भक्त का समस्त प्रयास चलता 


उननसेनल»कल्‍्क्‍ा»»भम;3५०अनक+०+०++जनन 


१--अशथववेद ४)१६।२ 








॑िौि"भनशाषाशाभा्ाणशाणशणशणशणणणणनाणनाणणणाणा भा जी ४७७७७७७४७७७७७ए 


,ल-ननक । २५५००+मनननन-- पाक >क> 9 ०आ+ ककपक तल मलम 


[2०३ | 


है। सूर के अनेक पदों में श्रात्म-निवेदन का भाव अभिव्यंजित हो रहा है । 
नौचे लिखे पद पर विचार कीजिये ;-- 


अब में नाच्यो बहुत गोपाल । 

काम क्रोध को पहिरि चोलना, कंठ विषय की माल ॥ 
महा मोह के नूपुर बाजत, निनन्‍दा सब्द रसाल। 
भरम भरयो मन भयौ पखावज, चलत कुंसंगति चाल | 
कोटिक कला काछि दिखराईं, जल थल सुधि नहीं काल । 
सूरदास की सबे अविद्या दूरि करो ननन्‍्दलाल ॥१॥६३ 


सूरसागर (ना*प्र०्स० ११३) 


चौरासी वार्ता के अनुसार यह पद भी पूर्व रचनाश्रों के श्रन्तर्गंत है । 
इस पद को सुनकर आचांय बल्लम ने कहा था, “ “सूरदास, श्र तौ तुमे कछू 
श्रविद्या रही नही, तुम्हारी अ्रविद्या प्रभून ने दूर कौनी, तातें कछू भगवदूयश 
वर्णन करो |? इस कथन से भी यह सिद्ध होता है कि सूर को द्शन-रूप सिद्धि 
ब्रह्म-सम्बन्ध होने के कुछु समय या कई वर्ष पश्चात्‌ हुई होगी । हमने सूरसौरभ 
में यह हा सं० १४८१ में मानी है जिसमें सरस श्रर्थात्‌ मन्मथ सम्बत्‌ 
पड़ता € | 


तन्मयता--तन्मयता में श्रनन्यता रहती हैं। भक्त प्रभु में अपने 
ग्रापको इंतना लीन कर देता है कि उसे छोड़कर श्रन्यत्र जाने की रुचि ही 
नहीं करता । उठते, बैठते, सोते, जागते सदेव उसी के ध्यान में मग्न रहता 
है । सूर के नीचे लिखे पद इसी श्रवस्था के द्योतक हैं :-- 


मेरे जिये ज्ञु ऐसी बनी | हे 
छांड़ि गोपाल और जो जांचों तो लाजे जननी ॥१।१०७ 
सृरसागर (ना“प्र०्स० २०७६) 
मैरो मन अनत कहाँ सुख पावे। दि 
जैसे डड़ि जहाज को पंछी फिरि. जहाज पे आवबे ॥१॥१०८ 
सूरसागर (ना“प्र०स० १६८) 

४] ७. 2 
यहै जप, यहै तप, यम नियम बूत यहै, यहै मम प्रेम फल यहै पाऊँ। 
युद्दै मम ध्यान; यद ज्ञान, सुमिरन यहै; सर प्रभु देह, हों यहै पाऊँ । 

सरसागर (ना०प्र०स० १६७) 


[ १०२ | 


कृपा अब कीजिये बलि जाहें। 
नाहिं मेरे ओर कोड बल्नि चरण कमल बिनु ठाहु ॥१६6 
सरसागर (ना०«प्र०स० १२८) 
जाको मन लाग्यौ नंद्लालहि ताहि ओर नहि भाव हो। 
ज्यों गूंगो गुर खाइ अधिक रस सुख सवाद न बताव हो ॥ 
जसे सरिता मिले सिंधु को बहुरि प्रवाह न आव हो। 
ऐसे सूर कमल लोचन तें चित नहिं अनत डुलाव हो ॥२॥६ 
सूरसागर ( ना०प्र०ण्स० ३४३) 
सर की दृष्टि में प्रभु को छोड़ कर अन्य देवी देवताओं के पास नही 
जाना चाहिये | कल्याण-केन्द्र कृष्ण रूपी कामघेनु हो जब मिल गई तो छेरी 
रूपी देवताओं को कौन पूछुता है ! गंगा को छोड़कर क्यो कोई कप खोदने 
बेठेगा ! सूर के ही शब्दों में -- “और देव तब रंक भिखारी त्यागे बहुत अनेरे | 
जो देव स्वयं याचक है, वे दूसरों को क्या दे सकते हैं! देंगे भी तो उसी 
प्रभु से माँग कर देंगे | फिर स्‍्वय भगवान को ही क्‍यों न पकड़ा जाय ? तुलसी 
के शब्दों में-- “जिहि जाचत जाचकता जरिजाय जरावत जोर जहानहि जो ।” 
सूर की श्रपने प्रभु में ऐसी ही एकतानता, तन्मयता थी । उसका जप, तप 
ध्यान, ज्ञान आदि सब कुछ ईश्वर ही था| 
रम विरह--सभी भक्त प्रभ के बिरह की अनुभूति से व्याकुल रहे 
हैं। यही व्याकुलता उन्हें उसके पास ले गई है। सर की वियोगन-व्याकुलता 
विरह-व्यथा अपार थी, अ्रगाघध थी--यह तथ्य उनके अनेक पदों में अभिव्य 
ज्ञित हो रहा है | विरह में श्राचायों ने एकादश श्रवस्थाओं का परिगणन 
किया है जो लौकिक पक्ष में ही संभव हो सकती है। अध्यात्मपक्त में स्मरण, 
गुणकथन, श्रभिलाषा, व्याकुलता जेंसी कुछ थोड़ी-सी अवस्थायें ही श्रा सकती 
हैं | स्मरण श्रौर गुणकथन भक्ति की एकादश श्रवस्थाश्रों के ही अ्रन्तर्गत है 
जिनका वर्णन हो चुका है । श्रमिलाघा, व्याधि और उद्बंग (व्याकुलता) के 
सुचक पद नीचे उद्ध त किये जाते हैं। 
अभिलाषा--चकईद री चलि चरन सरोवर जहाँ न प्रेम वियोग। 
जहभ्रम निसा होति नहिं कबहूँ सो सायर सुख जोग ॥ 
सूरतागर (ना० प्र० स० ३३७) 
चलि सखि, तिहि सरोबर जाहिं। 
जिहि सरोवर कमज़ कमला रवि बिना बिकसाहिं ॥११८५ 
सूरसागर (ना० प्र० स# ३३८) 


[ १०३ ] 


अपनी भक्ति देहु भगवान ! 
कोटि लालच जो दिखावहु नाहिने रुचि आन ।१॥४७ 
सूरसागर (ना०प्र०स० १०६) 
उद्ं ग (व्याकलता)-मैरी तौंगति पति तुम, अन्तहिं दुख पाऊ । 
हों कहाइ तिहारी, अब कौन को कहाऊ ॥ 
सूर्तागर (ना*प्र०स० १६६) 
अब के राखि लेहु भगवान | 
के 2 
हम अनाथ बेठे द्र॒म डरिया, पारधि साथे बान ॥१३८५ 
सूरसागर (ना०प्र०स० ६७) 
हृदय की कबहुँ न जरनि घटी । हि 
बिन्नु गोपाल बिथा या तन की केसे जाति कटी।। 
(विवशता)--अपनी रुचि जितही तित खेंचति इ न्द्र्य प्राम गटी। 
हो तित ही उठि चल्लत कपट लगि बाँधे नयन पटी। 
व्याधि--दिन दिन हीन छीन भइ काया, दुख जंजाल जठी। 
चिन्ता गई अरु भूख भुलानी, नींद फिरत डचटी ॥१॥३६ 
सूरसागर (ना“प्र०स० ६८) 
कान्तासक्ति और वात्सल्यासक्ति के उदाहरण हरिलीला वाले पदों में 
तो बाहुल्‍य से हैं, पर सर को पूव रचनाश्ं में उपलब्ध नही होते । कान्तासक्ति 
का केवल एक उदाहरण द्वितीय स्कघ के पाँचवें पद में है जो इस प्रकार है;-- 
गोविन्द सो पति पाइ कहा मन अनत लगावे। 
गोपाल भजन बिनु सुख नहीं जो चहुँ दिसि धावे।। 
पति को बृत जो धरे त्रिया सो शोभा पा! 
आन पुरुष को नाम लेत तिथ पतिहि लजाबे।॥ 
सूरतागर (ना०»प्र०त० ३४२) 


कबीर की साखियों और पदों में कान्तासक्ति के कई उदाहरण हैं। 
वात्सल्यासक्ति का उदाहरण वेद ने “वत्सं न मातरः” कहकर उपस्थित किया 
है। सर ने उपके विपरीत क्रम से लिखा हैः--“लग्यौ फिरत सुर भी ज्यों सुत 
संग उचित गमन ग्रह बन कों |? वेद में मातायें अ्रनेक भक्त हैं, प्रभ॒वत्स 


हैं। सर में प्रभु गौ है, भक्त बछड़े हैं। इन उक्तियों में एक वचन और 
बहु बचन के प्रयोग भी ध्यान देने थोग्य 


[ १०४ | 


प्राचीन आचायों ने श्रात्म-निवेदन को छः भागो में विभाजित किया 
था ।१ अनुकूल का सकलप, प्रतिकूल का त्याग, ग्रोप्तृत्ववरण, रक्षा का 
विश्वास, श्रात्मनिक्षेप और कार्पण्य । सूर की रचनाओं में से इन सब के 
उदाहरण नीचे दिए जाते है। 
अनुकूल का संकल्प-झुवा चलि ता बन को रस पीजे। 
जा बन रामनाम अमृतरस श्रवण पात्र भरि लीज॥ 
सूरसागर (ना०प्र०स० ३४०) 
श्रात्मा के उत्थान के अ्रनुकूल जहाँ वातावरण मिले, वही जाने का 
संल्कप इन पंक्तियों प्रकट हुआ है । 
प्रतिकृत का त्याग-- 
दिये लेत नहिं चार पद्ारथ, चरण कमल चित लाये। 
तीन लोक तृण सम करि लेखत, नंद नंदून उर लाये ॥२२ 
सूरसागर (ना०प्र०स० २४६) 
अब न सुहात विषय रस छीलर वा समुद्र की आस ॥१।१८४ 
सूरसागर (ना०प्र०स० ३३७) 
जो पदार्थ श्राध्यात्मिक उत्थान के अ्रनुकूल नहीं है, प्रतिकूल हैं, मक्त 
उनका परित्याग कर देता है । 
गोप्तृत्ववरण--प्रम में अनन्त शक्तियाँ है, जो गुप्त हैं, रहस्यमय हैं । 
प्रभ की ये शक्तियाँ भक्तों की रक्षा किया करती है। वेद ने “ऋष्वाते बाहू”” 
“बृहन्ताशरणा”, “अन्वितवम”? श्रादि शब्दोंरे द्वारा प्रभ की इन शक्तियों 
की ओर संकेत किया है | प्रभु की इस छिपी हुई कृपा का दान इतना श्रधिक 
है कि भक्त उसे अनुभव करके मुग्ध हो जाता है। सूर लिखते हैं 
भ गीरी चलि चरन कमल पद जह नहिं निसि को त्रास। 
जह विधि भानु समान प्रभा नख सो वारिज सुखरास ॥ 
स्‌ रसागर (ना०प्र०स० ३३६) 
करनी करुनासिंधु की कछु कहत न आदवे। 
कपटठ हेतु परसे बकी जननी गति पावे ॥१॥४ 
करूनामय तेरी गति लखि न पर | 
धर्म अधमे अधर्म धममें करि अकरन करन करे ॥१।४४५ 
3 3 23 3 “सरल रर (नो? म8सं6:; (ना०प्र०स० १०४) 
१--कल्याण, साधनांक, पृष्ठ ६५ | ह 
२--ऋ० १०।१२५।५ 


[ १०४ |] 


अवगति गति जानी न पर । 
समन, बच, अगम अगाध अगोचर केहि बिधि बुधि संचरो॥ 
सूरसतागर (ना० प्र० स० १०५) 
रक्षा का विश्वास--भक्त को अपनी कठिन से कठिन परिश्थितिं 
में यह विश्वास रहता है कि प्रभु उतकी रक्षा करेंगे | संसार में माता, पिता, 
बन्धु, पुत्र, कलत्न, सम्बन्धी--पब भले ही साथ छोड़ दे, विश्वासधाती बन 
बेंठ, पर प्रभ साथ नहीं छोड़ेगा, वह विश्वासधात नहीं करेगा--((+0०0 
शत) 700 प्राप्त ७ ए'क॥07.)--यह विश्वास जीवन-यात्रा में भक्त के 
लिये शम्बल का कार्य करता है | सूर की रचनाश्रों में रक्षा का यह दृढ़ 
विश्वास विद्यमान है | ' 
सूर कहत जे भजत राम को तिनसों हरि सों सदा बनी ।१२७ 
सूरसागर (ना०प्र०स० ३६) 
जब जब दीनन कठिन परी । 
जानत हों करुनामय जनकों तब तब सुगम करी ॥११६ 
सूरसागर (ना०प्र०स० ३६) 
जाको मन मोहन अंग कर । 
ताको केस खसे नहिं सिर तें जो जग बेर परे ॥१२२ 
सुरतागर (ना० प्र० स० ३७) 
जाको दीनानाथ निवाजे। 
भव सागर में कबहुँ न कूके, अभय निसाने बाजे॥१२१ 
सुर्सागर (ना०प्र०त० ३६) 
आत्म निक्षेप--आत्म समपंण द्वारा भक्त अपने आपको प्रभु के 
हाथों में सौंप देता है जैसे:-- 
जो हम भल्ते बुरे तो तेरे । 
सब तजि तुब सरनागति आयो निजकर चरन गहे रे ॥१।११० 
सरसागर (ना०प्र०सत० १७०) 
कापपण्य--भक्त प्रभु के श्रगे श्रपनी निबलता खोल कर रख देता 
है, प्रभु की सर्वशक्तिमता के सामने अपने कार्पण्य एवं देन्य का प्रकाश करता 
है । आत्म-निवेदन का यह श्रावश्यक श्रंग है, जेसे:--- 
प्रभु हो बड़ी बेर को ठाड़ो । 
ओर पतित तुम जेखे तारे तिन ही में ज्िखि काढ़ो ॥१॥७८ 
सूरसागर (ना०प्र०ण्त० १३७) 


[ १०६ | 


जो पे तुम ही विरुद विसारयो | 
तौ कद्दौ कहाँ जाई करुनामय कृपण कम को सारयों ॥१६७ 
सृरतागर (ना“०प्र०स० १५४७) 
ऊपर आत्म-निवेदन के जिन श्रंगों का वर्णन किया गया है, वे लक्ष्मी- 
तंत्र संहिता के अनुतार है। परव्ती आचायो ने आत्म-निवेदन के सात विभाग 
किये है जिन्हे हम विनय भक्ति की भूमिका कह सकते हैं | ये सात विभाग हें: 
दीनता, मान-मर्षण, भय-दर्शन, मत्संना, मनोराज्य, आश्वासन और विचारणा। 
श्रश्वासन में प्रभु की उदारता, शरणागतवत्सलता और रक्षा का विश्वास रहता 
है, विचारणा में श्रपने पापों का स्मरण और पश्चात्ताप | इस भाव-भूमिका के 
श्रमाव में विनय-भक्ति श्रधूरी रहती है। नीचे क्रमशः सातों विभागों के उदा- 
हरण दिये जाते हैं ;-- 
दीनता-- 
कोन सुने यह बात हमारी । 
समरथ ओर न देखों तुम बिनु; कासों बिथा कहों बनवारी ११०० 


सूरसागर (ना०प्र०स० १६१) 
जैसे राखहु तेसे रहों । 


जानत दुख सुख सब जन के तुम मुख करि कहा कहों ॥१।१०१ 
मान-मर्षण--इसमें अ्रभिमान का त्याग और विनम्नता का वर्णन 
रहता है; जेंसे:--- 
मैरी कौन गति त्रज़नाथ | 
भजन विमुख अरु शरण नाहीं, फिरत विषयनि साथ ॥। 
हों पतित अपराध पूरण जर्‌यौ कर्म विकार। 
काम क्रोधरु लोभ चितवनि नाथ तुम्हें बिसार ॥ 
उचित अपनी ऋपा करिहो तब तो बन जाइ | 
सोइ करहु ज्यों चरण सेवे सूर जूठनि खाइ ॥१६७ 
सू रतागर (ना०प्र०्त० १२६) 
भय-दशेन--मयावह वस्तुओं और दृश्यों के दर्शन करके श्रथवा अपने 
सम्मुख भय उपस्थित देखकर भक्त प्रभु कौ शरण जाता है और श्रपनी भयभीत 
परिस्थिति का निवेदन करता हैं; जेंसे:-- 
अब के राखि लेहु भगवान | 
हस अनाथ बेंठे द्रम डरिया पारधि साथे बान ॥१॥३८ 
| सूरसागर (ना०प्र०स० ६७) 


[| १०७ | 


भत्सेना-- इसमें मन को डाँट फटकार कर प्रभु की ओर उन्मुख किया 
जाता है। मन को इस श्रवस्था में पहुँचाये बिना आत्म-निवेदन हो ही नहीं 
सकता; जैसे;-- 
रे मन सूरख जन्म गँवायों | 
करि अभिमान विषय रस गीध्यौ, श्याम शरण नहिं आयो ॥१२१४ 
सूरतागर (ना०प्र०स० ३३४) 
मन राम नास सुमिरन बिनु बादि जनम खोयौ। 
: गोबिन्द गुण चित बिसारि कौन नींद सोयो ॥१॥२०६ 
सूरसागर (ना०प्र०स० ३३०) 


मनोराज्य--यह समभकर कि मुझे प्रभु ने अपना लिया है, भक्त 
निद्द न्द हो जाता है और अपने पावन मनोराज्य में विचरण करता है | नीचे 
लिखे पद इसी अ्रवस्था के द्योतक हैंः--- 


हमें नन्‍द चन्दन मोल लिये । 
यम के फनद्‌ काटि मुकराये अभय अजात किये ॥१॥११९ 
सुरसागर (ना०प्रण्स० १७१) 
कहा कमी जाके राम धनी । 
मनसा नाथ मनोरथ पूरण सुख निधान जाकों मौज धनी ॥ 
अ[नन्‍द सगन राम गुर गावे दुख सन्‍्ताप की काटि तनी ॥१।२४ 
सूरसागर (ना०प्र०स० ३६) 
आश्वासन--इसमें प्रभु की उदारता, शरणागतवत्सलता श्रोर रक्षा 
का विश्वास रहता है। भक्त प्रभु की महनीय महता से आश्वस्त हो जाता है। 
बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी वह अपने साहस को नहीं छोड़ता । 
(प्रभु की उदारता) 


प्रभु को देखो एक सुभाइ | 

अति गंभीर उदार उद्धि सरि, जान शिरोमणि राइ॥ 

तिनका सो अपने जन को गुण मानत मेरु समान | 

सकूचि समुद्र गनत अपराधहिं बूंद तुल्य भगवान ॥ श८ 
सूरसागर (ना“प्र०स० ८) 

दीन को दयालु सुनों अभयदान दाता। 

सांची विरुदावलि तुम जग के पितु माता॥| 


[कल] 


तीन लोक विभव दियो तंदुल के खाता । 
सबस प्रभ रीभि देत तुलसी के पाता ॥१-६४ 
सरसागर (ना“प्रण्स० १२३) 
(शरणागतवत्सलता) 


राम भक्त वत्सल निज बानों। 
जाति गोत कत्ल नाम गनत नहिं रंक दहोइ के रानों ॥१।११ 
सरसागर (ना“०प्र०त० ११) 
भक्त बछल श्री यादवराई | 
भीष्म की परतिग्या राखी अपनों बचन फिराई ॥ 
सूर भक्त वत्सलता बरनों सब कथा को सार ॥१॥१४७॥ 
सरसागर (ना“प्र०्स० २६८) 
भक्त वत्सलता प्रकट करी.। | 
सत संकल्प वेद की आज्ञा जन के काज प्रभु दूरि धरी ॥१।१४८ 


(आश्वासत्र) 
सूर जलधि सींचे करुणानिधि निज जन जरनि मिटी १३6 
सूरसागर (ना०प्र०स० ३८) 
(रक्षा का विश्वास) 
जाको हरि अंगीकार क्रियो । 
ताके कोटि विध्त हरि हरि के अभय प्रताप दियो ॥१॥२३ 
विचारण[--इसमें अपने पापों का ध_्सरण और पश्चात्ताप की भाव- 
नायें रहती हैं; जेसे।--- 
(पापों का स्मरण) 
बिनती करत मरत हों लाज । 


नख शिख लों मेरी यह देही है पाप की जहाज ॥१।श५८ 
सूरसागर (ना०प्र०स० ६६) 


सो कहा जु में न कियो, सोइ जौ चित धरिहोौ। 
पतित पावन विरद्‌ सांच कौन भांति करिहो॥ 
जबतें जग जन्म लियो जीव है कहायौ । 
तब तें छुट अवगुण, इक नाग कहि न आयो ॥ 


शक 


साधु निन्दक; स्वाद लम्पट, कपटी, गुरु द्रोही । 

जितने अपराध जगत लागत सब मोही ॥ 

गृह गृह गृह द्वार फिरयो तुमको प्रभु छॉड़े। 

अन्ध अन्ध टेक चले क्यो न परे गाढ़े । 

कमल नेंन करुनामय सकल अन्‍न्तयामी | 

विनय कहा करे सर कूर कुटिल कामी ॥१६४५ 
सूरसागर (ना“प्र०स० १२४) 


(पहचाताप) 


बाद॒हिं जन्म गयो सिराइ। 

हरि सुमिरन नहिं गुरु की सेवा, मधुबन बस्यो न जाइ ॥ 

अबकी बेर मनुष्य देह धरि भजों न आन उपाइ। 

भव्कत फिग्य़ों श्वान की नाई नेंक कूठ के चाइ ॥ 

कबहूं नःरिकये लाल गिरिधरन विमल विमल यश गाए | 

प्रेम सहित पग बाँधि घूंघछ सक्‍यौ न अंग नचाई ॥ 

श्री भागवत सुन्यो नहिं श्रवननि नेंकहु रुचि उपजाइ । 

अनन्य भक्त नरहरि भक्तन के कब॒हेूँन घोए पाँइ॥ 

कहा कहो जो अद्भुत हे वह, केसे कहूँ बनाइ । 

भव अम्बोधि नाम निज नोका सूरहिं लेड चढ़ाइ ॥॥१।६४५ 
सूरसागर (ना“«प्र०स० १४४) 


पापों के स्मरण में अपने दोषों, अपराधों अ्रथवा कुत्सित कृत्यों पर भक्त 
का ध्यान जाता है; परन्तु पश्चात्ताप में विशेष रूप से सत्कृत्यों पर उमकी दृष्टि 
रहती है जिन्हें वह सम्पादित नहीं कर सका। दोनों दशाओं में वह अपने मन 
में ही सन्‍्थन करता रूता है। इसी कारण इसे विचारणा का नाम दिया 
गया है। 

भक्ति की महत्ता--ऊपर सुर की वेष्णवभक्ति का जो वैज्ञानिक 
विवेचन किया गया है, उसका यंह तालय नहों है कि सूर ने अपनी भक्ति 
सम्बन्धी स्वनाय इसी प्रकार-भेद वाले दृष्टिकोण को सामने रखकर लिखी थीं | 
प्रकार-मेद तो पांडित्य-प्रियता के सूचक हैं। वे विश्लेषणमयी बुद्धि के परिणाम 
हैं । सूर इन सब बातों से ऊपर थे | संकीर्ण मनोद्ृत्ति वाली साम्प्रदायिकता से 
भी ऊपर थे । जैसे कबीर ने अपने प्रभु को राम, गोविन्द, केशव आदि विभिन्न 
नामों से पुकारा है, वैसे ही सूर ने उसे राम, कृष्ण, गोविन्द, हरि श्रादि नामों 


[ ११० | 


से सम्बोधित किया हैं। ये सब नाम उन दिनों भगवान के लिये सामान्य रूप 
से प्रयुक्त होते थे | सूर ने सम्प्रदाय विशेष के कारण नामों में भेद की स्थापना 
नहीं की । वे जहाँ-“कलि में राम कहे जो कोई | निश्चय भव जल तरिहे 
सोई |”-..इस प्रकार का कथन करते हैं, वहाँ ऐसा भी लिखते हैं;-“बिनु 
गोपाल विथा या तन की केसे जाति कटी |”? 


सरदास वास्‍घ्तव में भक्त थे। भगवद्धक्ति ही उनका प्राण---उनका 
सर्वत्व थी | एक सच्चे, उच्च कोटि के सन्‍त की भाँति वे मगवद्धक्ति को निखिल 
कार्यो की साधिका मानते थे | उनका विश्वास था कि यदि भक्ति है, तो जप, 
तप, वेदपाठ आदि सब लाभदायक होंगे श्रौर यदि भक्ति नहीं है तो इनमें से 
एक भी काम नहीं श्रा सकेगा । “ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं??-इस सिद्धान्त के 
स्थान पर उनका सिद्धान्त था-- “भक्ति के बिना मुक्ति नहीं” “ज्ञानाग्निः 
सब कर्माणि भस्म सात कुरुतेइजु न?--के स्थान पर सूरदास का कथन था-- 
“सूरदास भगवन्त भजन बिनु कम रेख न कटी ।” भक्ति को वे सर्वोपरि स्थान 
देते थे । यही नही, भक्ति उनके लिये व्रत, संयम, योग, स्वाध्याय, तीथे आदि 
सब कुछ थी ।१ 


उनका विश्वास था कि भक्ति के बिना मनुष्य निरन्तर आवागमन की 
चक्की में पिसता रहता है | तृतीय स्कन्ध के सोलहवें पद में उन्होंने लिखा है।-- 


पुनि दुख पाइ, पाइ सो मरे। बिनु हरि भक्ति नरक में परे ॥ 
नरक जाइ पुनि बहु दुख पावे। पुनि पुनि यों ही आवे जावे।। 
तऊ नाहिं हरि सुमिरन करे। ताते बार बार दुख भरे॥ 
सूरसागर (ना०प्र०स० ३६४) 

सूरदास की सम्मति में भक्ति ही तो वह सम्पत्ति हैं जिसके हाथ आरा जाने 

से यम के हाथ बिकना नहीं पड़ता । यह वह श्रोषधि है जिसके सेवन से काल- 

रूपी व्याल के दशन का कोई श्रसर नहीं होता । यह वह संजीवनी जड़ी है जो 

मयेणधर्मा मानव को श्रमर बना देती है। जिसके हाथ यह नहीं पड़ी, वह 

स्वाधीनता का संहार करके अपने श्राप तेली के बेल की तरह पराधीन हो 

जाता है। प्रथम स्कन्ध के २१०वें पद में सूर लिखते हैं:-- 

पक कक 7 4 
१--यहै जप, यहै तप, यम, नियम, ब्रत यहै, यहै मम प्रेमफल यहै पाऊँ । 
थहै मम ध्यान, यहै ज्ञान, सुमिरन यहे, सूर प्रभु देहु हों यहै पाऊँ | 
सूरसागर (ना०प्र०स० १६७) 


[ शश१ | 


भक्ति बिनु बेल बिराने हे हो। 

पा चारि, शिर श्रंग, गुंग मुख, तब केसे गुण गेहो ॥ 
चारि पहर दिन चरत फिरत बन, तऊ न पेट अघहो। 
टूटे कंध, सुफूटी नाकनि, को लों थे मुख खहो॥ 
लादत जोतत लकुट बाजि है, तब कहें मड़ दुरेहो। 
शीत घाम, घन विपति बहुत बिधि भार तरे मर जेहो॥। 
हरि सन्‍्तन को कहयो न मानत कियो आपुनों पेहों। 
सूरदास भगवन्त भजन ,बनु सिथ्या जन्म गवेहों॥ 


सूरसागर (ना“०प्र०्त०३३१) 


मानव-योनि के अतिरिक्त अ्रन्य सब भोग योनियाँ हैं। मानव-जीवन 
ही ऐसा क्षेत्र है जिसमें जीव अपने भविष्य के लिए, सुकृत के बीज बोकर कुछ 
खेती कर सकता है| यहाँ उसे कुछ स्वतन्त्रता मिल जाती है। पर कुछ जीव 
इस स्वतन्त्रता का सदुपयोग करते हैं श्रौर कुछ दुरुपयोग । दुरुपयोग से जीवन 
बिकृत हो जाता है और सदुपयोग से वह संस्कृत बन जाता है। जीवन का 
सर्वाधिक सदुपयोग सरदास की सम्मति में भगवद्धजन करने में है। इसी हेतु 
वे लिखते है 


तुम्हारी भक्ति हमारे प्रान । 
छूटि गये केसे जन जीवत ज्यों पानी बिन प्रान ॥ १।१०६ 


सूरतागर (ना०प्र०स० १६६) 


जैसे पानी के बिना प्राणी जीवित नहीं रह सकते, वैसे ही मगवद्धक्ति 
के बिना प्राण धारण करना व्यथ है | 


बद्धक्ति सर के शरीर की रग-रग में, प्राण के प्रत्येक स्पन्दन में 
हृदय की एक-एक धड़कन में विधी पड़ी थी | सर के 0740 ह की लहरे 
उमड़-उमड़ कर भगवद्धजन के ऊपर न्योछावर हो जाती थीं हे से उप्त बाँके- 
बिहारी की छुबीली छुट उनके मानसचक्षुश्रों के सम्मुख प्रकाशित हुईं, तबसे 
उनकी श्रात्मा उसीके ध्यान में तल्लीन रहा--उसी के गुण-गान में मग्न रहा | 
उनका सरतागर वस्तुतः भक्तिरपी मणियो की खान है| यह पाथिव सागर 
साधारण रत्नों का आकर होने से रत्नाकर कहलाता है, पर सरसागर सच्चे 
और बहुमूल्य रत्नों की खान होने से सच्चा सागर है--वास्तविक रत्नाकर है। 
बुका हृदय-सागर भक्ति के इन्ही मणियों की ज्योति से जाज्वल्यमान था जो 


[ ११२ ] 


वाणी द्वारा निकल कर सरसागर में प्रतिबिम्बित हो गया | इस मक्ति रसामृते 
का पान कर सरदात ही नही, उनकी कृति सरसागर भी श्रमर हो 326 

सूर स्वयं तो गोविन्द के गुणगान में मग्न रहते ही थे, उनकी व्यापक- 
विवेकिनी दृष्टि इस विशाल ब्रह्मांड' को, समग्र संसार को भी प्रभु के गुण-कीतन 
में लीन हुआ अनुभव करती थी | द्वितीय श्कथ के श्रद्ठाइसवें पद में उन्होंने 
श्रारती के एक विशाल, रमणीय रूपक की आ्रायोजना की है, जिसमें उनकी 
वह अलौकिक श्रनुभूति इस प्रकार प्रकट हुई हैः-- 


हरि जू की आरती बनी। 

अति विचित्र रचना रचि राखी परति न गिरा गनी ॥ 
कच्छुप अध आसन अनूप अति, डाॉड़ी शेष फनी। 
मही 'सराव, सप्त सागर घृत, बाती शैज्ञ घनी ॥ 
रवि शशि ज्योति जगत परिपूरण, हरत तिमिर रजनी । 
उड़त फूल उड्गन नभ अन्तर अंजन घटा घनी॥ 
नारदादि सनकादि प्रजापति, सुर, नर, असुर अनी। 
जाके उदित नचत नाना विधि “गति अपनी अपनी ॥ 
काल कम गुण आदि अन्त नहि, प्रभ इच्छा रचनी । 
यह प्रताप दीपक सु निरन्तर लोक सकल भजनी || 
सरदास सब प्रकृति धातुमय अति बिचत्र सजनी ॥|2< 

सूरसागर (ना०प्र०सत० ३७१) 


आनन्द कंद भगवान की अ्रदूभृत श्रारती हो रही है। श्रत्यन्त विचित्र 
है इसकी स्वना ! वाणी इसका कया वर्णन करेगी ? आरती के नीचे का श्रासन 
स्वयं कच्छुप महाराज के रूप में हैं। डॉड़ी का काम शेषनाग कर रहे है। 
पृथ्वी सरबा (दीपक), सातों समुद्र घी और पव॑त बत्ती का काम कर रहे है। रवि 
शशि के रूप में इस आरती के दीपक की ज्योति चारों ओर उजाला कर रही है 
जिससे रात्रि का अन्धकार दूर हो रहा है। नक्षत्र ही आकाश में उड़ते हुये 
ज्योति के फूल हैं और यह सघन घन-घटा उससे उत्पन्न हुआ्आा काजल है । इस 
ज्योति के उदय होते ही नारदादि मनि, सनकादिक ऋषि, ब्रह्मा, देव, मानव 
और अ्रसुरों का समदाय शरारती के श्रागे प्रेम में मग्न हो, भक्तिभाव से विभोर 
हो, अपनी-अपनी गति में, अपने-अपने ढंग से नाचने लगता है | इम प्रकार 


जा 


»(--इस पद में अंतिम पंक्तिसे पूर्व की एक पक्ति लुप्त हो गई है, ऐसा प्रतीत होता है। 





[ ११३ ] 


समस्त प्रकृति, निखिल ब्रह्मांड प्रभु की आरती उतार रहा है। उसके स्तवन में 
लीन हो रहा है । घातुमय श्रर्थात्‌ ब्रह्ममय ही बना हुआ्ना हे ।र 

भगवान की यह विराट श्रारती है । समस्त लोक लोकान्लुर इस रूप में 
श्रपने खष्टा का, अपने द्रष्ट का भजन कर रहे*हैं | सर की कितनी व्यापक 
भावना है! धन्य है उसकी यह विराट कब्पना और प्रगल्म॑ श्रन॒भूति !! 


१--कठोपनिषद्‌ प्रथम श्रध्याय, द्वितीय वल्ली, श्लोक २० में 'घातु प्रतादात्‌? 
शब्द आये हैं जिनमें धातु का श्रथ धारण करने वाला पसत्रह्म है । 


हरिलीला क्‍या हे / 


विगत परिच्छेद में हमने जिस वेष्णवभक्ति का विवेचन किया है वह 
उस पुष्टिमार्गीय भक्ति से भिन्न है जिसका प्रवर्तन एवं प्रकार श्रीमद्बल्लभा- 
चायजी ने किया था| श्राचायंजी पुष्टि सम्प्रदाय में महाप्रभ्रु कह्दे जाते हैं । वे 
वास्तव में कोरे ज्ञानी ही नहीं, सिद्धयोगी महात्मा भी थे। चौरासी वैष्णवों 
को वार्ता और स्वयं सूरदास की स्वीकारोक्ति के अनुसार उन्होंने सन्त सूरदास 
को हरिलीला के दर्शन कराये थे ।* आचाय॑ेजी के प्रसाद से ही सूर ने लीला 
के भेद को, रहस्य को दृदयंगम किया था | जिस लीला की श्रनुभूति ने, दशन 
आर साज्ञातकार ने सूरदास जैसे विरागी सन्त के जीवन को कऋ्तकृत्यता की 
सुददढ भूमि पर प्रतिष्ठित कर दिया, जिसे पाकर वे अ्रभीष्ट कौ उपलब्धि एवं 
पूर्णानन्द की तृप्ति का अ्रनुमव कर सके, जिसने उनके श्रशान्त जीवन में शान्ति 
का संचार किया, वह लीला क्‍या है १ उसके भेद का, रहस्य का क्‍या स्वरूप है ! 


हरिलीला का सामान्य श्र हरि की लीला श्रथात्‌ प्रभु का खेल है। 
यह खेल ही सृष्टि है| सृष्टि का श्रर्थ स्वना है, परन्तु अपने व्यापक रूप में 
खजन एवं घ्वंस दोनों ही उसके दो पाश्व है, एक ही तत्व के वक्ष एवं प्रष्ठवत्‌ 
दो रूप हैं| महाकाल शंकर जिस प्रकार शिव और रुद्र दो रूपों वाले हैं ओर 
लास्य एवं तांडव उनके दृत्य ( लौला, खेल ) के दो भेद कहलाते है, उठी 
प्रकार सृष्टि में सूजन एवं ध्वंस की दोनों क्रियायें विद्यमान है। यह हविविध 





अेललसमनमाधताजनमक& बनाम न न+- मना फकनन 


विन 


१--तब सूरदासजी स्नान करि आये. तब श्रीमहाप्रसुजी ने प्रथथ सरदास को 
नाम सुनायो, पाछे समपंण करवायों और दशम स्कंच की श्रनुक्रमणिका 
कही । सो तातें सब दोष दूर भये । तातें सरदासजी को नवधाभक्ति सिद्धि 
मई, .,तब अनुक्रमणिका तें सम्पूणं लीला फुरो। सूरदास, वार्ता प्रसंग १ 
चौरासी वेष्णवों की वातो | 
गुरुपरसाद होत यह दरसन सरसठ बरस प्रबीन ।॥१००२॥। 
ओर बल्लम गुरु तत्व सुनायौ लीला भेद बतायौ ।|११०२॥ सूरसारावली 


[ श१८ | 


खेल इस सृष्टि में प्रति क्षण हो रहा है। आकर्षण और विकर्षण, विधि 
ओर निगेध, धन और ऋण, गुणा और भाग, संयोग और वियोग, हास्य और 
रुदन, उल्लास और विषाद, ऊप्ा और सध्या, उदय और अस्त, सूथ श्रीर चन्द्र 
पितृयान और देवयान, प्राण और रयि, उत्तरायण श्रौर दक्षिणायन" ज्वार 
कौर भाटा, दिवा और रात्रि, जड़ श्रौर चेतन, पुरुष श्रौर स्नी, मू्त और अ्रमूत 
थ्रादि श्रनग्त इन्द्र इसी श्रनन्त खेल के अनन्त रूप हैं। ऋग्वेद के अघ- 
मषण यूक्त में इन्ही को ऋत और सत्य कहा गया है | एक में गति है और दूसरे 
में स्थिति | एक में प्रसार है तो दूसरे में संकोच । प्रकाश और अन्धकार की 
भाँति यह बु॒ुग्म एक होकर भी श्रपने दो रूप रखता है। जेसे एक बीज में 
पुन्निंग और स्लीलिंग नाम के दो दल रहते है, उसी प्रकार इस सृष्टि का मूल 
द्विदलात्मक है, द्विविध रूप वाला है। 

डुग्म के, मिथुन के इसी मूल में वह लीला श्रन्तहित है जिसे वैज्ञानिक 
अपनी प्रयोगशाला में परीक्षा करता हुआ्आा अ्रनुमान के आधार पर केवल एक 
भलक के रूप में देख पाता है, दार्शनिक अपने चिन्तन, मनन एवं निदिध्यासन 
के द्वारा जिसका दर्शन करता है, योगी श्रपने योगबल से समाधि द्वारा जिसका 
सष्ट साक्षात्कार करता है श्रौर कवि अपनी भावना शक्ति के सहारे, मघुमती 
भूमिका में, जिसे हृदयंगम औ्रौर अनुभव करता है। 


ऋग्वेद के नासदीय सूक्त का कवि जिसे अपने हृदय में भावित्‌ करके 
गा उठा था--“कुत श्रा जाता कुत इय॑ विस्तृष्टिः” श्रथवा कश्मे देवाय हृविषा 
विधेम” कहता हुआ वैदिक कवि जिसे अपनी हथि समर्पित करने के लिये उता- 
वला हो उठा था, शतपथ ब्राह्मणकार ने 'कःप्रजापतिः” तथा 'क वे सुखम? 
कहकर उस लीलामय प्रभु को इस प्रजा का, सृष्टि का, स्वामी तथा स्व: 
आनन्दमय माना है। इसी लीलामय, आनन्दमय प्रभ से यह विविधरूपा 
सृष्टि उत्पन्न हुई है। इसी झ्ानन्दमव प्रभु को हमारी हृथि समर्पित होनी 
चाहिये। 

हवि-समपंण भी एकांगी क्रिया नहीं है। वह संकुचित श्र वाली भी 
नहीं है | जिस यज्ञ के साथ इस हृवि का सम्बन्ध है, वह भी व्यापक और विस्तृत 
अथ रखता है | पर श्रपने सकुचित श्रर्थ में मी हृवि तथा यज्ञ के दो पक्ष हैं, 


सामना, ७०+ाइकाो००५+-प >सवााकका 


१--प्रश्नोपनिषद १--४,५ 
स॑ मिथुनम्‌ उत्पादयते, रिश्व प्राणद्र । 
श्रादित्यं, ह वे प्राणो रगिरेव चन्द्रमा || 


जीन जन ५व४3क५++लस लिन ललननन 2गितवििनना धन शनि भा चयन " 





के छननन ७ कडनन-मननभमनकयमन 


[ ११६ ]ै 


हत्नि ओर हृवि से प्रत्यागत, परिणाम रूप सुख, यज्ञ औ्रौर यश्ष का फल | वेंद 
के शब्दों में एक ओर कृत है तो दूसरी ओर जय है", एक ओर कर्म है, तो 
दूसरी श्रोर फल । युग्म यहाँ भी है और जेसा लिखा जा चुका है, थुग्म की 
स्थिति सत्र है । इसी हेतु आचाय॑ बल्लम ने नवनीतप्रियके साथ नवनीतप्रिया 
को भी रक़्खा हे, नाथ के साथ श्री को भी स्थान दिया हें कृष्ण के साथ राधा 
को भी उनके अंगरूप में प्रतिष्ठित किया हे ।* 

ऊपर जिस जुग्म का हमने वर्णन किया है और लिखा है-कि इस युग्म 
के मूल में वह आ्रानन्दमयी परमशक्ति निवास करती है, उत्र थुग्स की विद्य- 
मानता का पल-पल में और पद-पद पर अनुभव करके भी हम उसकी तात्विक 
स्थिति से वैसे ही अ्रतंपक्त रहते है जेसे जल से कमल |+ श्वेताश्वतर डप- 
निषद्‌ में स्वाभाविकी शञानबल क्रिया चः कहकर प्रभ की लीला को स्वाभाविक 
अतएव॑ शाश्वत कहा गया है| परन्तु शाश्वत श्रौर नित्य होते हुये भी यह 
त्तीला, बुग्म का यह प्रदशन, हम सामान्य प्राणियों के लिए स्थिर रूप से 
ग्रहीतव्य नही होता । विरल है वे महामानव, जो इसकी भलक पाकर भाव- 
विभोर हो जाते हैं और श्रत्यंत विरल हैं वे अतिमानव, जो इसे अ्नुमव करन७के 
श्रानन्द में मग्न हो उठते हैं और इसका अंचल पकड़कर फिर नहीं छोड़ते । 


अज्ञान के श्रन्धकृप से सूर को निकालकर जब कृष्ण तिरोहित होने लगे, तो 
सूर ने कहा था ; 


बाँह छुड़ाये जात हो, निबल जानि के मोहि | 

हिरदे ते जब जाइही, मरद बदोंगो तोहिं॥ 

उस परात्पर श्रानन्दमयी श्रवस्था की श्राभा उप्री समय सुर के मान- 
सिक चल्तुश्रों के सामने प्रकट हो गई थी, पर उत्की स्थिर, अकम्प ज्योति तो 


१---क्त॑ मे दक्षिण हस्ते जयो मे सब्य आहितः | अथव ७|४२|८। 
२---नमासि ह॒दये शेषे लीला क्षीराब्धिशायिनम्‌ | 
लक्ष्मी सहख लीलाभिःसेव्यमानं कलानिधिम्‌ || 


३--सिद्ध और साधारण मानव में कितना वेपरीत्य है। सिद्ध ससार में रहता 
हुआ भी उससे श्रलग श्रौर हम सामान्य जन परमानन्दपूर् प्रभ में रहते हुए 
भी उ3से प्रथक | एक सत से सम्बद्ध और दूधरा असत से आबद्ध | हरिलीला 
फिर भी दोनों श्रोर है । एक श्रोर उसका ऊज स्वित श्रानन्दमय रूप है, दूसरी 
ओर विधादमय | विषाद से प्रसाद की श्रोर, दुख से आनन्द की शोर 
जाने के लिये दृष्टि-परिवर्तन की श्रावश्यकता है । 


|. १२७ | 


भगवान के वरदान के श्रनुसार, दाल्षिणात्य, ब्रह्म-वंशोद्धव, महाप्रभ॒बल्लभा- 
चाय द्वारा ब्रह्म-सम्बन्ध कराने पर ही, सरदात के श्रन्तस्‍्तल में जाग्रत हो सकी। 
उसके पश्चात्‌ तो वह सर के हृदय की सम्पत्ति बन गई। सूर का हृदय ओर 
यह आनन्दमयी ज्योति दोनों बेद के शब्दों में सघसल्थः हो गये, श्रथांत्‌ चिर- 
काल के लिए आमने-सामने बने रहे | सर की प्रतिज्ञा 'हिरदे ते जब जाउगे 
मरद बदौगो तोहि” सत्य पिद्ध हुई, पूण हुई । 

भक्त ने कहा था : 'इहि श्रवतर कत बांह छुड़ावत इंहि डर श्रधिक 
टर॒यौ ।” (सरसागर १-६६), भगवान ने कहा, हम भक्तन के भक्त हमारे |" 
सुन अज न परतिज्ञा मेरी यह ब्रत व्रत न ठारे ॥१-१४२। अतः सब कुछ छोड़ 
कर भगवान ने जन को भायो कीन्हों ।१-१४३ । 

लीला के सम्बन्ध में अ्रपनी भावना प्रकट करते हुए, हिन्दी-काव्य- 
साहित्य के अ्रमर कलाकार स्वर्गीय जयशंकरप्रसाद कामायनी के भ्रद्धा संग में 
लिखते हे ई--- 

कर रही लीलामय आनन्द, 
महाचिति सजग हुई सी व्यक्त । 
विश्व का उन्‍्मीलन अभिराम, 
सभी होते इसमें अनुरक्त ॥ 

वह महाचिति, परम -चैतन्य सत्ता सतत सजग बनी हुई लीलामय श्रानन्द 
का अ्भिव्यंजन कर रही है। विश्व की अ्रभिराम अ्रभिव्यक्ति के मूल में यही 
लीला, यही श्रानन्दवाद है | विश्व का प्रत्येक प्राणी इस आनन्द की ओर 
उन्मुख है | आनन्द की खोज में जानें-अनजाने सी व्यस्त हैं | सभी उस परम 
सुख की ओर अनुरक्त हुए चले जा रहे हैं । पर विस्मय इसी बात का है कि 
उधर जाते हुए भी, सब उधर नहीं जा रहे | मुझे भूख लगती है। भूख से कष्ट 
होता है, उस कष्ट का निवारण करने के लिए मैं रोटी, चावल, दाल, 
हुआ, दही, दूध जो कुछ मिल जाता है, उसे उदसस्थ कर लेता हूँ और श्रल्प- 
काल के लिए भूख के कष्ट से त्राण भी पा जाता हूँ। इस त्राण से मुझे सुख 
होता है | यह क्रिया प्राणी-जगत में प्राय; सब्रके साथ घटित होती है | पर 
हममें से ऐसे कितने है जिन्होंने इस सुख का श्रनुभव करके उसे ग्रहीत किया हो ! 
भोजन का उद्दश्य इसी सुख को पाना था, पर उद्देश्य रूप में यह सुख हमारे 
सम्मुख रहता कब है १ हम उद्दश्य को भूलकर और उसे छोड़कर घाधनों के 


333२०. +_-न+ मन बनाना जे नमन्‍ ८ ऊ5न सन" अपभलमजण- “फीफा. स्‍कलनथ-- टन >नकनन नपमपनात+ ० प++ककस+>कन-+० ८-०५: 


१--त्वमस्माकं तवस्मसि | ऋ० ८।६२।३२। 


[ १५१ ] 


साथ चिपट जाते हैं | साध्यरूप आनन्द की झलक आती है ओर तिरोहित हो 
जाती है। साधनों से चिपटे हुए. हम दुर्बल मानव उन्ही को उद्देश्य समक् कर 
दिन-रात उनकी प्राप्ति-चेष्टा में संलग्न रहते है । आनन्द को कलक श्राकर 
कहतौ है, “मुझे देखो,” पर हमें इतना अवकाश ही कहाँ कि उसकी ओर 
अपनी दृष्टि भी ले जा सके-... 
[हम कामी, कुरूप, कायर क्या करें प्रभो तेरा आराधन $ 
हमें कहों अवकाश नाश से केसे कर अम्रत पथ साधन ? 
मुख तो तम की ओर, कहाँ फिर वह प्रकाश की रेखा पावन ९ 
डूब रहे दुख-देन्य-सिन्धु में, कहाँ शान्ति-सुख-छत्र सुहावन १ ]* 
आनन्द की खोज में पड़ा हुआ मानव, इस प्रकार निरन्तर श्रानन्द से 
वंचित रहता है | साम्राज्य-लिप्सा में उसकी भूख का विराट बिडम्बनापूर्ण रूप 
परिलक्षित होता है | यह तो ज्वाला है, जो स्वयं जलती है और अपने उपा- 
सकों को भी जलाती हैं | यह दाह तो दश्ध करने वाला है। यह वह ज्योति 
नही, वह प्रकाश नहीं, जो हृदय-कमल को विकसित और श्रात्मः को आन- 
न्दित करता है | इस प्रकाश को देखने के तो वही व्यक्ति अधिकारी है, जो रोटी 
को भूख दूर करने का साधन मात्र समझते हैं, साध्य नहीं, जो रोटी खाकर 
उससे उत्पन्न आनन्द को ही अपना सर्वस्व समझते हैं और उसे पकड़कर रोटी 
क्या, रोटी से उपलक्षित अन्य सभी साधनों को उनके मूल्य से बढ़कर मूल्यवान 
नहीं मानते | 
हरिलीला और श्रानन्दवाद का श्रन्योग्याभ्रित सम्बन्ध है। जिसने हरि- 
लीला को पहचान लिया, वह आनन्द की भूमिका में पहुँच गया और जो 
आनन्द धाम में पहुँचा, उसने हरिलौला के दशन कर लिये। जिसने हरि- 
लीला की ऋलक भी पा ली, उसका जीवन धन्य है। बल्लमाचाय ने इस लौला 
में भाग लेने को मोक्ष से भी बढ़कर माना है।* 
इस प्रकार हरिलीला का प्रदर्शन युग्म में है। जैसा लिखा जा चुका 
है, द्यावा-पृथ्वी का एक युग्म है। स्त्री-पुरुष का दूसरा जुग्म है | ऐसे युग्म इत 





१--लेखक की लिखी भक्ति तरंगिणी से उद्ध त । 
२--आ्राचाय बल्लम ब्रह्मसूत्र ४-४-१४ के भाष्य में पृष्ठ १४१३-१४१४ पर 
लीला को केवल्य और परम मुक्ति (मुक्ति से भी बढ़कर) बताते हुए लिखते 
:-- “लीला विशिष्यमेव शुद्ध पर॑ ब्रह्य, न कदचित्‌ तद्गहितं इत्यथें: । 
तेन च (लीलाया:) नित्यत्वम्‌ | अ्रथवा लीला एवं केवल्यम्‌, जीवानां 
मुक्तिस्पम्‌, तत्न प्रवेश: परमा सुक्तिरिति |?! 


[ १११ ] 


विश्व में श्रनम्त हैं| मिखिल विश्व स्वतः पुरुष एबं प्रकृति का जुग्स है। श्रमा- 
सक्त पुरुष श्रपनी शक्ति प्रकृति के साथ क्रीड़ा कर रहा है। यह पुरुष ही कृष्ण 
है और प्रकृति राधा है। श्रीमद्चगवद्गीता के अ्रनासक्ति योग के श्रमुतार यदि प्रत्येक 
मानव क्रीड़ा करने लगे, तो वह पुरुष-प्रकृति के, राधा-कृष्ण के इस शाश्वत 
खेल में, नित्य लीला में, भाग लेने का अधिकारी ही जाता है। 

बैष्शवं भक्ति के एृष्टिमार्गीय सम्प्रदार्थ में राधा-कृष्ण कीं यह शाश्वत 
लीला प्रमुख स्थान रखती है। भागबंत सम्प्रदाय अपने प्रारम्भ से ही क्‍यों 
श गौर-प्रंधाम॑ रंहा है, इसका सूच्तम श्राभास ऊपर लिखी पंक्तियों से प्राप्त दो 
सकेगा । 


सूर-प्रतिमा का श्रधिकोश भाग राधा-कृष्ण के इसी लींला-गायन में 
व्यय हुश्ा है। यह लीला श्रप्रत्यक्ष रूप से सर्वदा होती रहती है। भौमद्भागवत के 
श्रनुतार यह लीला, यह शाश्वत क्रीड़ा शरद्‌ पूर्णिमा के ज्योत्स्ना-चवल वाता- 
वरण के अ्रन्तगंत वृन्दावन में होती है । इस लोक का वृन्दावन अपना पार्थिव 
श्रस्तित्व लिये हुए. उप्ती का प्रतीक मात्र है। मंगवान और उनकी अंगीभूत 
गोपियाँ तथा अ्रंशभूत गोपाल सब इस लीला में भाग लेते हैं | मक्तों का इत 
लीला में भाग लेना तो उपयुक्त कहा जा सकता है, परं॑ मगवान इसमें क्‍यों 
भाग लेते हैं, इसका एक भाव-मरित कारण सूर नीचे लिखी पंक्तियों में 
उपस्थित करतें हैं:-- 


जो चरशारबिन्द श्रीभूषण, डरते नेंकु न ढारति। 

देखों धो का रसु चरणलु में, मुख मेलत करि आरति ॥ 

जा चरणारबिन्द के रंस कों, सुर नर करत विवाद । 

यह रस है मोकों अति दुलभ, ताते ल्ेत सवाद॥ 

सूरसागर (ना०«प्र०स० ६६२) 

जो स्वयं श्रनिन्दमय है, वंह भी इस लीला में भाग लेंकर आ्रानन्दा- 
स्वांद का अ्रवुभंव करना चाहंता हैं। प्रश्न उपनिंषद के ऋषि ने मी इन्हाँ 
शब्दों पर प्रामाणिकता की छाफ लगाते हुए कहा हैः “प्रजाकामो कै प्रजापति: 
स त्योडतप्यत स तपस्सप्वा स सिथुनमुत्पादयते! |१।४। प्रजापति परमात्मा के 
अ्रन्द्र प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा होती है। इसीलिए कह तंप तप्ता है और 
तप-ताकर मिथुन या सुगम को उत्पन्न करता है। प्रजापति की यह इच्छा, 
भ्रन्द्र उत्पन्न काम, बाह्य सृष्टि में अमिव्यंजित होता है। श्रत: यह उसकी 
श्रपनी ही श्रन्तश्तृत्ति है । जो रकयं तृप्त है, पूर्ण काम है, वह इस प्रकार जगत- 


[ १२३ | 


रचना के द्वारा पुनः तृप्त-काम बनता है और यह उसके स्वभाव के श्रन्तर्गत 
है| श्रतः यह क्रिया श्रनवच्छिन्न रूप से हो रही है । 

इस हरि-लीला का मुख्य सम्बन्ध पुष्टिमा्गीय भक्ति से है। श्रतणुव 
आगामी परिच्छेद में हम पुष्टिमार्गीय भक्ति के मुख्य तत्वों का निरूपण करंगे। 


१--श्राचाय बल्लम, ब्रह्म सूत्र भ्रध्याय २, पाद १, सूत्र ३३ के अग्युभाष्य, धृष्ठ 
६०१ में लिखते है;:--“न हि लीलायां किश्वित्‌ प्रयोजनमस्ति | लीलाया 
एव प्रयोजनत्वात्‌ ।” श्रथात्‌ लीला में कोई विशिष्ट प्रयोजन उद्देश्य बनकर 
निहित नहीं रहता । लीला का प्रयोजन केवल लीला ही है। यह लीला 
मगवात के ख्माव के झ्रन्तगत हैं । जो वच्तु स़मभावगत होती है, उसका 


कोई मयोजन नहीं होता | 


मा (१९6 ८५ 
पृष्टिमार्गीय भाक्ति 
भक्ति-रसामृत-सिधु में श्रीरूप गोस्वामी ने भक्ति के दो भेद लिखे है:--- 
गौणी तथा परा ! परामक्ति सर्वोच्च कोटि की और सिद्धावस्था की सूचक है। 
गौणीभक्ति दो प्रकार की है: १--वैधी और २--रागानुगा।" वेधीभक्ति 
में शास्रानमोदित विधि-निषेध का श्रनसरण करना पड़ता है। * रागानगा 
भक्ति-मावना, राग अ्रथवा प्रेम पर श्रवलम्बित है |* कृष्ण के प्रति राधा 
तथा अन्य गोपियों का प्रेम रागानगा भक्ति के अ्रन्तगंत आता है | पर रागा- 
नगा भक्ति श्रन्तिम सीढ़ी है, जिस पर चढ़ने के लिये प्रथम कई सीढ़ियाँ पार 
करनी पड़ती है | भक्त एकदम छुलांग मारकर अन्तिम सीढ़ी पर नहीं पहुँच 
जाता | वह त्यागपूर्वक श्रवण, कीर्तन आदि साधनों द्वारा श्रागे बढ़ता है 
तब कहीं रागानगा भक्ति का बीज हृदय में जम पाता है । रागानगा भक्ति 
में भी भक्त चारों ओर से अपने चित्त को हटाकर भगवान में केन्द्रित करता है | 
वह पहले प्रभु से स्नेह करता है। फिर धीरे-धी रे स्नेह आसक्ति में परिवर्तित 


१--ये भेद गौड़ीय सम्प्रदाय-सम्मत हैं । पृष्टि सम्प्रदाय में रागानगा भक्ति की 
ही मान्यता हे। ब्रह्म सूत्र ३-३-३६ के अशुभाष्य में, पृष्ठ ११०४ पर 
श्राचार्य बल्लम लिखते हे--.“भक्तिस्तु विहिता अधिष्तिता च इति द्विविध:| 
माहात्म्य शानयुत ईश्वर्वेन प्रभो निरुषधि स्नेहात्मिका विहिता | अ्रन्यतो 
प्राप्त्चात्‌ कामादि उपाधिजा सा तु शअश्रविहिता । एवं उभयविधाया श्रपि 
तस्या मुक्तिसाधकत्वम्‌ इत्याह। कामादि उपाधिजस्नेहरूपायां कामादि 
एवं मुक्ति साधनम्‌ भगवति चित्त प्रवेश हेतुत्वात्‌। श्रादि पदात्‌ पुत्नत्व 
संबधित्वादयः | **** *** द्व घादिरपि संणक्ते | तेन भगवत्‌ संबंध मात्रस्य 
मोक्ष साधकलमुक्तम भवति ।” 
२--शासनेनेव शा्त॒स्व सा वैधी भ्क्ति रुच्यते | 
(भक्ति इसामृतसिधु पूवविभाग, लहरी २, श्लोक ४) 
१ै:--भक्ति रसामृत रिंशु पूर्व विश्ञाग, लद्दरी २, इलोक $२,| 


[ १२४ |] 


हो जाता है और यह आसक्ति श्रन्त में व्ययन बन जाती है | व्यतन से भक्त 
प्रम की पूणता प्राप्त कर लेता हैं|) बेधी भक्ति में भक्त गोस्वामी तुलसीदास 
की भाँति प्रभु के ऐश्वये-ज्ञान से सम्पन्न रहता है। यह मयोदा का माग है ।* 
पर रागानुगाभक्ति भगवान की कृपा पर आश्रित है। भगवान का अनग्रह ही 
इस भक्ति का पोषण करता है। श्रतः इसे पुष्टिमार्गीयमक्ति भी कहा गया 
है ।३ इसमें प्रभ के ऐश्वय का नहीं, प्रम और करुणा का महत्व है | बल्लभ 
सूर, चेतन्य अ्रादि सन्‍त इसी भक्तिमाग के श्रनयायी थे । 


रागानगाभक्ति दो प्रकार की है। १--कामरूपा श्रौर २--सम्बन्ध 
रूपा ।* गोपियों की भक्ति कामरूपा थी, जिसमें क्ृष्ण-सुख के श्रतिरिक्त श्रन्य 
भावना नहीं रहती । सम्बन्धरूपा भक्ति भगवान और भक्त के सम्बन्ध की दृष्टि 
से चार प्रकार की है; दास्य, सख्य, वात्सल्य और दाम्पत्य | दास्यमक्ति के 
आदर्श हनुमान है | सख्यभक्ति के आदर्श उद्धव, श्रजुन और सुदामा हैं। 
वात्सल्यमक्ति का आदश ननन्‍्द, यशोदा, वसुदेव और देवकी में दिखाई देता 
है। राघा और रुक्सिणी दाम्पत्य भाववाली भक्ति की आदर्श हैं। यह 
दाम्पत्य भाव ही माधुय भाव हैं और सवश्रेष्ठ रस का आ्राघार है । लौकिक माधुये 
से इस माहुय में भेद हैं | लोक में मधुर रस, दाम्पत्य भाव सबसे नीचे, उससे 
ऊपर वात्सल्य, फिर सख्य, फिरं दास्य और सबसे ऊपर शान्त रस है। पर भक्ति 
में चिद्‌ जगत के निम्नतम भाग में शान्तस्वरूप निगु ण ब्रह्मलोक, उसके ऊपर 
दास्य रूप बेंकुठ तत्व, उसके ऊपर गोलोकस्थ सख्यरस और सबके ऊपर मधुर- 
रस-पूण वृन्दावन है, जहाँ परम पुरुष प्रकृतिरूपा ब्र॒जांगनाओं के साथ क्रीड़ा 
करते हैं। 

बैधी और रागानुगाभक्ति के दोनों प्रकार साधनावश्था के श्रन्तगंत है | 
जब भक्त को भगवान से प्रेम करने का व्यसन हो जाता है, तमी रागानगा 
भक्ति की कृताथता समझनी चाहिए। इस श्रवस्था में भक्त के अन्दर प्रभ- 


१--ततः स्नेहस्तथा55सक्तिव्यसनं व तदा भवेत्‌ ।॥।३॥ 
यदास्थाद्व्यसनं कृष्णे कृताथ: स्थात्तदेव हि ॥|५।। 
भक्तिवद्धिनी (षोडश ग्रन्थ) 
२--वैधी भक्ति रिय॑ केश्चिन्सर्यादामा्ग उच्यते | 
(भक्ति रसामत सिंधु लहरी २, श्लोक ६०) 
३--पुष्टिमार्गीउनुग्रहिक साध्यः । अशुभाष्य ४॥४।६। की टीका | पृष्ठ १४०४ 
४>«भक्ति रसामृत्‌ सिन्धु |२६३।| पूर्व विभाग | 


[ १२६ | 


प्रेम के अतिरिक्त और कोई कामना शेत्र नहीं रहती । वह परम तृप्ति क्र 
अनभव इसी प्रेम में करने खगता है। यही पराभक्ति है. 'जे के लिये रा्रा- 
नंगा भक्ति श्रन्तिम सौढी मानी गई है| परा भक्ति की भूमिका में पहुँच का 
भक्त को किसी साधन, नियम आ्रादि की श्रावश्यकता नहीं रहती । वह प्रभ 
प्रेम में विभोर हो, उनके स्वरूपामृत का पान करता हुआ, विधि-निषेध को 
श्र'खल।|ओ्रों को तोड़ फेकता है और समस्त श्रघ-श्रोध को भस्म कर देता है। 


आचार्य बल्लम ने जीवों करे विकास को चार शअ्रवस्थायें मानी हैं, 
प्रवाहमार्गी, मर्यादामार्गी, पुष्टिमार्गी और शुद्धपुण: । इन्हीं के श्राघार पर भक्ति 
के विकास की भी चार श्रवस्थायें हो जाती हैं; १--प्रवादी पृष्ट्मिदित डिपो 
भक्त प्रभ से श्रनन्त काल से प्रेम को याचना करता चला आर रहा है ।१ प्रभ 
के प्रति भक्त का यह प्रेम जगत के जटिल जालों से व्यवहित होता रहता है। 
फिर भी जीव की ईश्वर से मिलन की यह थ्रार्काज्ञा हैं शाश्वत । २--मयादा 
पुष्ट भक्ति--इस श्रव्॒स्था में भक्त मन को सब ओर से हटाकर प्रभ में लगाता 
है श्रोर प्रभु के प्रति उतकी श्रासक्ति दृढ़ होती जाती हैं। ३--पुष्थिपुष्ठ भक्ति-- 
जिससे भक्त को भगवान के प्रति प्रेम करने का व्यसन-सा हो जाता है। 
४-शुद्ध पृष्ठ भक्तों की स्थिति भक्ति की पूण या सिद्ध अवस्था है । इती में भक्त 
भगवान का क्ृपा-पात्र बनता हे, उसके अनग्रह को अनभव करता है श्रौर 
परमानन्द को प्राप्त होता है। 


इस प्रकार श्राचाय बल्नम द्वारा प्रवतित युष्टिमार्गीय भक्ति की दो 
शाखाये दिखलाई देती हैः--एक साधन रूप और दूसरी साध्य रूप | प्रथम 
शाखा में भक्त के लिये प्रयत्न करना आवश्यक समझा गया है। प्रयत्न करने 
के उपरान्त जब भक्त श्रशक्त हो जावे, तब उसे अपन्न हो कर प्रभ को शरण 
जाना चाहिये, जेसे बन्दर का बच्चा उछुल-कूद करने के पश्चात्‌ श्रपनी मां 
को शरण जाता हे | भक्ति की यह साधनावस्था है, जिसमें शान शौर कम 
भक्ति के साथ मिल-जुल कर चलते हैं। नवधामक्ति भी इसी के श्रन्तर्गत 
श्राती है | पर ये है साधन ही, लक्ष्य नहीं। लक्ष्य है प्रेमा या परामक्ति 


2 उनका» म 


(--अभ्ु शब्द का प्रयोग भगवान के सामान्य अ्र्थ में, यहाँ पर, किया गया 
है | पुष्टि सम्प्रदाय में ब्रह्म, परमात्मा और भगवान शब्द क्रमशः ज्ञान 
कम ओ्रोर भक्ति के ज्षेत्र में प्रवुक्त होते हैं ८ वदन्ति तत्‌ तत्वविदः तत्व॑ 
नज्तातमदयम्‌ | ब्ह्लति पर्मात्मेति भगवानिति शब्दते।?” 


भागवत १-२-१६ 











[ १५७ |] 


की ग्राप्ति। दूसरी शाखा में भक्त को प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं 
रहती | प्रभ स्वयं प्रम-श्रोत-स्वरूप है। जैसे बिल्ली अपने बच्चों की चिन्ता में 
म्याऊँ म्यांऊ करते हुये बच्चों के पास स्वतः पहुँच जाती हैं, उसी प्रकार प्रभ॒ 
भी शरणागत भक्त को अपनाने के लिये स्वयं उसके पास आ जाते हैं, प्रकट 
हो जाते हैं, प्रकाशित हो उठते हैं| मकत के लिए प्रभ की श्रोर उन्मुख हो 
जामा, हृदय में प्रभ-प्राप्ति की प्रबल पिपासा का जाग्रत हो जाना श्रथात्‌ परा 
भक्ति की निष्ठा का दृढ हो जाना भर पयाप्त है | श्रतः आ्राचाय बल्लभ के 
मतानसार प्रभ के प्रति अविचल प्र म साधथ्य रूप हे | इस अ्रविचल प्रम के 
उत्कष के लिये प्रभ-प्राप्त की अभिलाषा विरह-व्या कुलता का जागरण एकान्त 
आवश्यक है | इस विरह-व्यथा में,संयोग और मिलन की श्राकांज्षा में तड़पते 
हुये कक पर भगवान स्वय आकर कृपा करते हैं, उसे श्वय उठाकर गोद 
में लेते है । 


पुष्टिमार्गीय सम्प्रदाय में प्रवेश करने के समय भक्त को ब्रह्म-सम्बन्ध 
कराया जाता है, जो एक प्रकार का संस्कार है | इस संस्कार में साधक अपना 
सर्वेश्व भगवान को समर्पित करता है और गुरु उसे श्रीकृष्ण: शरशंसम' मंत्र 
देता है। यह मंत्र भक्त को सदेव अपने ध्यान में रखना चाहिये। सिद्धान्त॑- 
मकतावली, विवेक पैयाश्रय आदि ग्रन्थों में श्र॒चाय बल्लभ ने इत बात परबड़ा 
बल दिया है कि पुष्टिमा्गीय भक्त के लिए! परम आराध्य देव श्रीकृष्ण ही हे। 
श्रीकृष्ण में अनन्य भक्ति-भावना, अविचल विश्वास, पूर्ण समपंण और श्रद्धा 
भाव भक्त के उत्थान के लिए आवश्यक माने गये "है। चतुःश्लोकी में 
श्रॉचार्यंजी लिखते है :-- 


सबेदा स्बंभावेन भजनीयथो त्रजाधिपः । 
स्वस्यथायसेवर्धर्मों हि नान्‍य: क्वापि कदाचन ॥१॥ 
एवं सदा स्वकतेव्यं स्वयमेव करिष्यति। 

प्रभ: सर्वे समर्थों हि ततो निश्चिन्ततां तज्ञेत ॥२॥ 
यदि श्री गोकलाधीशो धतः सबोत्मना हृदि । 

ततः किमपरं बत्रहि लोकिकेबद्किरपि ॥३॥ 
अतः सवोत्मनः शश्वद्‌ गोकलेश्वर पादयोः 
स्मरण भजन चापि न त्याज्यमिति से मतिः ॥७॥ 


अर्थात्‌ सबंदा समस्त भावों से ब्रजाधिप श्रीकृष्ण का ही भजन करना 
चाहिये। अपना यही धर्म हैं, श्रन्य कुछ नहीं। भगवान स्व समथ हैं । जो 


[ ११८ ] 


कुछ मेरे लिये कर्तव्य है, उसे वे स्वयं कर देंगे, ऐशा सोचकर निश्चिन्त हो जानी 
चाहिये। यदि श्रीकृष्ण को सर्वात्मना हृदय में स्थापित कर लिया, तो लौकिक 
एवं वैदिक कर्मकांड द्वारा अन्य किस फल की प्राप्ति शेष रही १ श्रतः सभी भांति 
श्रीकृष्ण के चरणों में प्रणशत होकर उनका स्मरण और भजन करना चाहिये | 
यही मेरा मत है | 

भगवान का यह मजन तन, मन तथा धन, तीनों प्रकार से होना 
चाहिये। भक्त का परम पुनीत कत॑व्य प्रभु-सेवा में श्रपने शरीर, वैभव, विचार 
अ्दि सबका समपंण कर देना है | भगवान और भगवद्धक्तों की सेवा में उतके सवेस्व 
का प्रयोग होना चाहिये | पर, तन और घन से भी बढ़कर मन को प्रभु-सेवा 
में लगाना है | सिद्धान्त मुक्तावली में श्राचायंजी लिखते हैं: “कृष्ण सेवा सदा 
कार्या मानसी सा परा मता |” तन और घन तो मन के ही ऊपर है। मन सेवा 
में नहीं लगा है, तो शरीर और सम्पत्ति का प्रयोग सफल हो ही नही सकता । 


भगवद्धजन की ओर प्रेरणा देने वाला गुरु होता है। श्रतः आचाय॑ 
बल्लभ के मत में गुरु की श्राश्ा का पालन प्रभु-भक्ति का ही एक अंग है। 

आचार्य बल्लम के किसी ग्रन्थ में राधा का वर्णन नहीं है। अ्रतः कई 
विद्वानों का मत है कि युगल स्वरूप की उपासना विधि का समावेश पुष्टि- 
मार्गीय भक्ति-सम्प्रदाय में गोस्वामी विटठलनाथ ने किया ।? उन्ही ने राधा की 
स्तुति में स्वामिन्याष्टक तथा ध्वामिनी स्वोत्र दो ग्रन्थ लिखे है। आचाय बल्लन 
ने प्रथम वात्सल्य भक्ति का ही प्रचार किया था। परन्तु सर-निणय के लेखक- 
दय की सम्मति में आचार बल्लम की पुष्टि भक्ति के श्रन्तगंत बाल, केशोर, 
दाभ्पत्य और परकीय कान्ताभाव सभी प्रकार के भक्ति भावों का समावेश है | 


हमारी सम्मति में आ्राचाय बल्लम ने राधा नाम से तो नहीं, पर पशुपजा 
( गोपजा ) नाम से एक ऐसी गोपिका का वन अवश्व किया है, जिठके साथ 
श्रीकृष्ण यमुना के तट पर क्रौड़ा करते थे ।* वैसे भी उन्होंने गोपी-भाव से 
माधुयभक्ति करने का उपदेश कई स्थलों पर दिया है। श्रतः पुष्टिमक्ति में इन 
भावनाओं का समावेश उनके जीवन के पश्चात्‌ हुआ्रा, इसके मानने कौ कोई 
आवश्यकता नही है । 





१--अ्रष्यछाप और बल्लभ सम्प्रदाय, पृष्ठ ४२७ भाग २। 
२--सूर-निणंय पृष्ठ २०८-२१०। 
२३--कलिन्दोद्भूतायास्तटमनुचरन्ती पशुपजां | परिबृद्ाष्टक । 


[ १२६ ] 


गोस्वामी बिट्ठलनाथ ने आचायंजी का अनुसरण करते हुये पुष्टिमक्ति 
को और भी आगे बढ़ाया | श्रीनाथजी के श्वरूप-पूजन में आठ पहर की 
भावना, श्र गार-सजावट तथा कीत॑न आदि का मंडान उन्होने बहुत बेमव के 
साथ किया । आचाय बल्लम और उनकी पुत्र तथा शिष्य-परशथरा ने मिलकर 
पुष्टिभक्ति का जो स्वरूप खड़ा किया, उसमें भागवत भक्ति की पूर्व परमरा का 
तो समावेश क्ष ही; साथ ही उसमें वात्सल्य,, एवं ऋाधुय॑-भाव, की", रस॒-सिंचित 
धारा ने मिलकर शतताब्दियों से हृदर्य पर पड़ी हुई 'मि््वेत्ति कौ-छाप को घोकर 
दूर बहा दिया। इस भक्ति ने एक विशेष प्रकार की प्रवृत्ति उत्पन्न की, जो जीवन 
से राग करना तिखल/ती. है ही 
... उष्टिमा्ीय भक्ति का मुख्य लक्ष्य मोक्षः्प्राप्ति नही, पथ के प्रम को 
प्राप्तियी |) प्रभु का यह प्रेम भगवत्कृपा से ही साध्य थां। इस प्रेम को प्राप्त 
कर भक्त बेकुएंठ जाना भी नही चाहता था। वैष्णव कवियों ने, इस प्रेम की 
प्रभूत पशंसा की हैं | यह प्रेम प्रेम से ही उत्पन्न होता है श्रीर इसी से परमार्थ 
की प्राप्ति होती है। इसी के द्वार प्रमरूप गोपाल से भेंट होती है-। पेम पेदी 
नहीं हुआ, तो हग्लीला का दशन करना असम्भव है । 


१--श्राचार्य बल्लम ब्रह्म सूत्र, अध्याय. ३, पाद है, धर्ज'३७ के श्रशभाष्य, 
पृष्ठ ११०० में प्रमपरा पुष्टिमा्गीय भक्ति को ज्ञान से ऊँचा पद देते हुए 
लिखते, हैं;--छवं सति मुख्य - यदद्ने तश्ञानं भक्ति-भावेक. देश व्यभिचारि 
मावेधु एकतरदिति सृधप सख़्वर्णाचलयोरिव ज्ञानमक्त्योस्तारतम्यंः क्ृथों- मरे 
तीयमिति भाव: 4? यहाँ ज्ञान को वे सरतों और: भक्ति को-स्वणीचल-की 
उपमा देते है। . 


पृष्टिमार्गीय भक्ति और हरिलीला 


भागवत के द्वितीय स्कन्च के दशम श्रध्याय में वर्णित सर्ग, विसर्ग, स्थान, 
पोषण, ऊति, मन्वन्तर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, इन दस विषयों 
में एक पोषण भी है। भक्तों के ऊपर भगवान की कृपा का नाम ही पोषण है। 
आचाय बल्लम ने इसी शब्द को लेकर भगवद्धक्ति को पुष्टिमार्ग नाम दिया 
है | पुष्टिमाग में भगवान के अनुग्रह पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। प्रभु 
का यह श्रनुग्रह ही भक्त का कल्याण करता है । जितको प्रभु की कृपा-प्राप्ति न 
हुईं, वह कुलीन होते हुए भी नीच, सुन्दर होते हुये भी कुरूप, और घनवान 
होते हुए भी निर्धन है | प्रभु की कृपा ही मानव को कुलीन, सुन्दर श्रौर धनवान 
बनाती है | सूर ने नीचे लिखे पद में इसी भाव को श्रभिव्यक्त किया है;-- 


जापर दीनानाथ ढरे। 
सोई कुलीन, बढ़ो सुन्दर सोई जापर कृपा करेै॥ 
राजा कोत्त बड़ो रावण तें गवंहि गबे गरे। 
रांकक कौन सुदामा हू ते आपु समान करै॥ 
रूपव कोन अधिक सीता ते जन्म वियोग भरे। 
अधिक कुरूप कौन कुबिजा ते' हरि पति पाइ बरे॥ 
योगी कौन बड़ौ शंकर ते ताकों काम छरे। 
कौन विरक्त अधिक नारद सों निसि दिन भ्रूमत फिरे॥ 
अधम तु कौन अजामिल हू ते यम तहेँ जात ढरे। 
सुरदास भगवन्त भजन बिनु फिरि फिरि जठर जरै॥१-२० 
सूरसागर (ना“प्र०स० ३४) 
यह है भगवान के अनुग्रह का महत्व | जो बात सम्पत्तिशाली राजा की 
श्रपरिमित-धन-राशि द्वारा सिद्ध नहीं हो सकती, तौन्दय, योग तथा वैराग्य 
जिसका सम्पादन करने में असमर्थ है, सत्कम-संचय, पुण्य कर्मो का कोष भी 
जिसे प्राप्त कराने में श्रह्मम है, वह बात, वह सिद्धि, मगवत्कृपा के लेश मात्र से 


[ १३१ | 


ही सिद्ध हो जाती है | प्रभ जिस पर रीर गये, प्रसन्न हो गये, उसे सवध्व दे 
डालते हैं। सर लिखते है;-- 


सूर पतित तरि जाय तनक में जो प्रभु नेक ढरे।१। ४६। 
सूरसागर (ना०प्र०स० १०४) 


तथा 


तीन लोक विभव दियो तन्दुल के खाता॥ 
सर्वेसु प्रभु रीकि देत तुलसी पाता॥ ९ ६४ 
सरसागर (ना०प्र०सत० १२३) 
प्रभु के अ्रनुग्रह का महत्व भक्ति के आविभाव काल से ही मकतों के हुदय- 
पटल पर अंकित रहा है। आचाये बल्लम ने इस भाव-दिशा में कोई नवीन 
बात जनता के श्रद्धालु हृदय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की । भक्ति के प्रथम उत्थान 
काल में ही हमें इस प्रकार की वाणी सुनाई पड़ती है :-- 
अहमैव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेमिरुत मानुषेमिः। 
यं कामये त॑ तमुप्त कृणोमि त॑ ब्रह्माणम्‌ तमृ्िं त॑ सुमेधाम्‌। 
ऋग्वेद १०।१२४५।४ 
प्रभु जिसे चाहते हैं, उसे तेजल्वी, ऋषि, मेधावी तथा ब्रह्मा (महान) 
बना देंते हैं | देव और मनुष्य दोनों इस तथ्य से श्रवगत हो चुके हैं । 
उपनिषद्‌ का ऋषि भी कहता है;-- 
यमैवेष बृुणुत्ते तेन लभ्यःतस्येष आत्मा विवृग॒ुत्ते तनूं स्वाम्‌। 
मु डक ३॥२। ३। 
प्रभ जिसे चुन लेता है, स्वीकार कर लेता है, उसी के सामने उसका 
, स्वरूप प्रत्यक्ष हो उठता है। ऊपर सर के जो पद हमने उद्ध त किये हैं, वे भी 
हमारी सम्मति में श्राचाय बल्लभ से भेंट होने के पूर्व के ही लिखे हुए हैं। श्रतः यह 
भाव भक्ति-क्षेत्र के लिए कोई नवीन भाव नहीं था, पर जिस रूप, में आचाय 
महाप्रभ ने इसे उपस्थित किया और पुष्टिमार्गीय भक्ति के जिस रूप की उन्होंने 
प्रतिष्ठा की, वह श्रवश्य नवीन था | 


श्राचार्य बल्लम दाक्षिणात्य तेलंग ब्राह्मण श्रीलक्मण भट्ट के द्वितीय पुत्र 
श्रौर श्री नारायण भट्ट के शिष्य थे | विजयनगर के राजा कृष्णदेव की सभा में 
शवों को पराजित कर ये दक्षिण से वृन्दावन आ्राये और बालकृष्ण की मक्ति 
एवं परष्ठि मार्ग की स्थापना की । प्रयागक्के सम्रीप झ्रढेल में इनका निवास-स्थान 


[ श३१२ |] 


था । दाशंनिक क्षेत्र में इनका मत शुद्धाह तवाद कहलाता है । शंकर ने ब्रह्म को 
निगुण और माया से उपहित होने के कारण सगुण कहा था । बल्लभ ने कहा 
ब्रह्म माया के कारण नही, वरन्‌ स्वतः रूप से सगुण है। कनक-कुण्डल की 
भाँति ब्रह्म और ज़गत एक ही है । कुण्डल जेसे पिघल कर फिर स्वर्ण बन जाता 
है, जगत भी उठी प्रकार ब्रह्म से निकल कर फिर ब्रह्म हो जाता है | ब्रह्म जगत 
का निमित्त और उपरदान दोनों कारण है | इसी कारण इसे अविक्ृत परिणाम- 
वाद भी कहां जाता है। ईश्वर से जीव, श्रग्नि से चिनगारी की तरह प्रकट होता 
है|" थे जीव अ्रन॑ग्त है, और भिन्न-भिन्न है |* मेरा-तेरापन-ही संसार हे जो 
कौल्पनिक हैं। जगंत इससे भिन्न है और ब्रह्म के सदंश से उत्पन्न होने के कारण 
सत्य है. प्रलय में उसका तिरोभाव हो जाता है, विनाश नहीं । विश्व-रचना 
प्रभु की शाश्वत लीला हैं.। प्रभु लीला करना चाहता है, विश्व इसीलिए 
श्रश्तित्व में आता है'। ५. + 

इस प्रकार पृष्टिमार्गीय भक्ति का जो स्वरूप' खड़ा “किया गया, उसमें 
हरिलीला के.सैन्नावेश की सवीनता थी.। हरिलीला. के। प्रमुख, अंग , रास-लीला 
है | रास! शुम्द एस से “बल्तो हैंट।.. अतः यहः मक्ति.भी स्रसखः केईलातीः है। सूर 
ज़्सः क्रा।बण न/#िसते हुए. लिखते है:-- 
रास रस रीति नहिंबरनि आबे ।. . , - 
कहाँ बेसी.बुद्धि, कहाँ वह मने लंहों, . इहें चित जिय भ्रम भुल्ावे ॥ 
जो कहां कौन मानें, निगम अगम, हँरि कृपा बिनु नहीं या रसहि पावे। 
भाव सों भजे, बिनु भाव में ऐ नहीं, भांब हीं मांहिं “भाव चंह“बुसावे ॥ 
यहे नि्ज-मत्र, यह जन यह ध्यान है; दरंस दरस्पति अजन सार गा डँँ। 
इहे मांगों बार बार अंभ सूर के नेन दोऊ रहें, नर देह पाऊे ॥ 


कचरा गट्टाी पुन पदन+ ७ 
मप १2३ के 4३%, » है 


(75 हू छुपाण3एतए न्ल्ध्क्जा 


; सें रसीमर [जें।० प्रे०रस|० १६२४) 
' “अफित मफ्तेशसी घुद्धिःकहा प्रीर्स है. जो इंस रांसःस्स का हरिलीलो 
का वन! केरासषके [यदि में यह कहूँ कि बैदों के! लिए! भी यह अंशभ्य है; तो 
रस कोनोसाने्गा १ पर मेरां तो. पनिर्श्चित सिद्धांत हैं कि भगवान की कर्पा के 
विंनासकॉई भी व्यक्ति इस शास-स्त की' 'उपलब्धि नहीं कर संकेता रास की 
हरिलीला का माव प्रेम-माव में निवात कंरतों है ।जों अम*भव से भगवान 
का, मूजूत कर्ता, है, उसे ही-वे शत द्वोते हैं. प्रेम-भाव्‌ के...बिसा,. भ््वत्पासि 
सपा है. ।लह अत भाव भी आ्ावधन,की कपा, से .ही-सुलभ, होता, है 3, 


# 7 


स्का विश्छुलिफ द्रवा सेल तत्वदीय /झ्िबन्ध, 'शारंत्रार्थ प्रककन॒ [प. 7 ह 
रेस तासीनी वा एुश्दिते ता लित्ता एव हंशय। [दिर। युष्टमिदाइस्योदी | 


[ १३३ नै 


जब हम हरिलीला और पृष्टिमार्गीय भक्ति के नवीन रूप की बात 
कहते है, तो हमारी निश्चित धारणा इसी तथ्य की ओर रहती है। चौरासी 
वेष्णवो की वार्ता, सूरदास, वार्ता प्रसग २ के श्रन्त में लिखा है: “श्री आचार्यजी 
महाप्रभुन के माग को कहा खरूप हैं, माहात्म्यशानपूर्वक सुदृढ़ स्नेह की 
तो परम काष्ठा है |?” यह सुदृढ़ स्नेह की पराकाष्ठा ज्ञान, कर्म तथा योग तो 
जहाँ तहाँ, उपासना की भी श्रपेज्ञा नहीं रखती थी । सूरदास लिखते हैं -- 
कम, योग पुनि ज्ञान, उपासन सब ही भ्रम भरमायो । 
श्रीबज्ञम गुरु तत्वः सुनायों, लीला भेद बतायो ॥ 
सूरतारावली, ११०२ 
इन पक्तियों में सूर ने ज्ञान, कम, उपासना श्रादि सब साधनों को भ्रम- 
स्वरूप कहा है| उपासना का अ्रथ भक्तिकांड है | यदि यह भ्रम है, तो सत्य 
क्या है ? सूर कहते है, यह सत्य, यह तत्व, लीला के रहस्य को अवगत करना 
है | सूर के गुरु आचारय बल्लम ने उन्हे हरिलीला के इसी भेद को बतलाया 
था | हरिलीला के इस तात्विक रहस्य को हृदयगम कर लेने पर सूर . को अन्य 
समस्त साधन (यहाँ तक कि उपासना भी) अभ्रमात्मक प्रतीत होने लेंगे | इसी 
कारण सर सब साधनों से हटकर, हरिलीला गायन में प्रदत्त हो गये|" अतः 
पुष्टिमार्ग, पृष्टिमक्ति, हरिलीला केन्द्र ' के चारों ओर व्याप्त है। यही इसका 
नवीन रूप है |: 


ऋज्जाए ० हनी 


४ २५८ 


तो क्या पुष्टिमार्ग उपासना-साग-नहीं है,! कहते हुए सकोच होता. है 
कि यह वह-उपा सना-माग नहीं-है,, जिसे सर ने भ्रम-स्वरूप कह दिया हैं। यह 
सेवा माग हैं |* उपासना का जो माग पूर्व से प्रचलित चला आता था, उसका 
एकान्त अभिनव रूप पुष्टिमाग_में ुष्टिगोचर हुआ | पूर्वंकाल की नृवधा भक्ति 
भी इसमें अभिनव रूंप में ही समाविष्ट हुई और वह मी इस-पुड्टि-पर्थ. की 
साधन रूप बनकर | श्रवण, कोतेन और स्मरण हरिलीला से सम्बद्ध -होकर 
भगवान की नाम-लीला-परक क्रियाये बन गये | पाद-सेवन, श्रच्नन ओर वन्दन 
हरि (्रौकृष्ण) के रूप से सम्बद्ध हो गये | दास्य, सख्य और आत्म-निवेदन उन 


१--ता दिन त हरि लोला गाई एक लक्ष पद बन्द | 
ताक सार सर सारावलि गावत अति आनन्द + १०३- सारावली 
२--सेवा मार्ग दो प्रकार का है: नाम सेवा, 'स्वरूप सेवा) स्वरूप सेवा तोन 
प्रकार की है; तमुजा, वित्तजा, मौनसी | मानसी दों ग्रकारंकी है: भ्यौदा 
सा्गीय और सुष्टिमा्ीय |: 


[ (३४ | 


भावों में सम्मिलित हो गये, जिन्हे लेकर गोप-गोपिकाये प्रभ्मु के आगे लीला 
निरत होते हैं. आ्रात्म समपंण करते हैं । नारद भक्ति सूत्र सं० ८२ में जिन 
आतसक्तियों का वर्णन है, वे भी हरिलीला से सम्बद्ध कर दो गईं। उदाहरण 
के लिए प्रथम प्रकार की सख्य भक्ति थीः-- 
आजु हों एक एक करि टरिहों 
के हमही के तुम ही माधव अपुन भरोसे लरिहों ॥१।७४ 
सृर्सागर (ना०प्र०स० १३४) 
पर हरिलीला से सम्बद्ध होकर सख्य भक्ति श्रीकृष्ण श्रोर श्रीदामा के 
एक साथ खेलने में चरिताथ होने लगी | 
पहले आ्रात्म-निवेदन में सर गाया करते थे;-- 


प्रभ हों सब पतितन कौ नायक | 
अथवा 


अब में नाच्यौ बहुत गोपाल । 
पर हरिलीला में आ्रात्म-निवेदन गोपियों कौ इस प्रकार की उत्तियों 
में प्रकट होने लगा;--- 
कहा करों पग चलत न घर कौ । 


नेन विमुख जन देखे जात न लब्धे अरुन अधर कों॥ 
सुरसागर (ना०प्र०्स० २६१६) 
परत्रह्मै का विरुद्ध धर्माश्रयत्व पूवे रचनाओ्रों में ““'करुनामय तेरी गति 
लखि न परे | धर्म अधर्म श्रधम धर्म करि अकरन करन करे”? १४४ , सरसागर 
(ना०प्र०्स० १०४) इन शब्दों में प्रकट होता था, परन्तु हरिलीला के 
अन्तगंत वह इस प्रकार कहा जाने लगा;-- 
देहरी लों चलि जात, बहुरि फिरि फिरिं इत ही को आये। 
गिरि गिरि परत बनत नहिं नाँघत, सुर मुनि सोच करावे॥ 
कोटि ब्रह्मांड करत छिन भीतर हरत बिलम्बन लावे। 
ताकों लिये नन्‍द्‌ की रानी नाना रूप खिलावे 
पहले पश्चात्ताप ऐसे पदों में होता था :--- 
बाद॒हिं जन्स गयो सिराइ। 
हरि सुमिरन नहिं गुरु की सेवा मधुबन बस्यौ न जाइ ॥१।९६५ 
सबे दिन गये विषय के हेत । 
तीनों पन ऐसे ही बीते केस भ्रग्ने सिर सेत ॥१ १७४ 
परतागर (ना9#प्र०स९ २७१ 5) 


[| १३४ | 


परन्तु बाद में इस प्रकार उसका श्रभिव्यंजन होने लगा ३-- 
मोतें यह अपराध परयो। 
आये श्याम द्वार भये ठाढ़े में अपने जिय गये घरयो । ६८ एष्ठ ३०६ । 


इस प्रकार भक्ति का प्रत्येक अंग हरिलीला पर घटा दिया गया । जो 
बात कुछ सूछुम और सामान्य स्तर में चलती थी, वह स्थूल और विशिष्ट स्वर 
में कही जाने लगी | श्राचार्य बल्लम जेसे सिद्ध योगी ने आय जाति की तत्का 
लीन मानसिक परिस्थिति का सद्माग्वेषण करके पुष्टिभक्ति का जो उपचार- 
चूण तेयार किया, वह जनताधघारण के अधिक निकट, सहज अनुभूतिगम्य और 
रुचिकर था। भगवान की सेवा का माग इस रूप में सबके लिये सुगम हो गया। 


पुष्टि प्रवाह मयांदा में जीवों के भेंदों पर प्रकाश डालते हुये आचाय॑े 
बल्लयम लिखते हैः-- 


तस्माज्जीवाः पुष्टिमार्गं भिन्नाएपव न संशयः । 
भगवद्रूप सेवार्थ तत्सष्टिनॉन्यथा भवेत्‌ ॥१श॥ 
तेहि द्विविधाशुद्धमिश्र भेदान्मिश्राश्षिधा पुन'। 
प्रवाह्ददि विभेदेन, भगवत्कायं सिद्धये ॥१७।॥ 
पुष्टया विमिश्राःसवज्ञा' प्रवाहेण क्रियारताः । 
मयोंदया गुणज्ञास्ते शुद्ध: प्रेम्णाति दुलेभा: ॥१४॥ 


पुष्टिमार्ग में जीव भिन्न-भिन्न हैं। उनकी सष्टि भगवान की रूप-सेवा 
के लिये हुईं हैं। जो जीव शुद्ध है, वे भगवान की कृपा से उनके प्रेम-पात्र 
बन चुके है श्रोर श्रत्यन्त दुलंभ है | मिश्र जीव प्रवाही पुष्ठ, मयादा पुष्ट, श्रौर 
पुष्यिपुष्ट नाम से तीन प्रकार के है। इन सब की रचना मगवान के कार्य की 
सिद्धि के लिये ही की गई है। भगवान का कार्य है लीला । श्रतः ये सब उस 
लीला में भाग लेने वाले हे । लीला में भाग लेकर प्रभु की सेवा करने वाले 
हैं। सेवा की यह क्रिया ही पृष्टिमार्गीय भक्ति है। श्रतः निस्ताधन भक्तों के 
लिये यह उच्चतम ओर सरलतम मक्तिमार्ग है | 


श्री हरिरायजी ने पुष्टिमार्ग का विश्लेष्रण इस प्रकार किया हैः-- 


सब साधन राहित्यं फल्नाप्तो यत्र साधनम्‌। 
फलं वा साधन यज्र पुष्टिमागं. स कथ्यते ॥१॥ 
अनुग्रहेशेव सिद्धिलॉंकिकी यत्र बेदिकी 

न यत्नादुन्‍्यथा विध्नः पुष्टि मागेः सकथ्यते ॥२॥ 


[ #शे६ |; 


सम्बन्धःसाप्रन॑ यत्र ' फलं॑ सम्बन्ध एवं हि। 
सो पि कषशेच्छुया जातःपष्टिमाग: स कथ्यते ॥ १० 
यत्र वा सुख सम्बन्धो कियोगे संगमादपि । 
सव लीलानुभवत' पुष्टिमाग: स कथ्यते ॥१४॥ 

श्री हरिरायवांड मुक्तावली, पुष्टिमाग लक्षणानि । 


जिस मार्ग में समस्त साधनों की शुज्न्यता प्रभु-प्राप्ति में साघन बनती हैं, 
अथवा साधनजन्य फल ही जहाँ साधन का कार्य करता है, जिस माग में प्रभ 
का अनुअह ही लोकिक तथा बेदिक सिद्धियों का हेतु बन जाता है, जहाँ कोई 
यत्न नही करज़ा पड़ता, -जहाँ प्रभु के साथ देहादि का सम्बन्ध ही साधन-ओर 
फूल्र-द्रोनों.बन-जाता है, जहाँ. मगवान की समस्त लीलाओ का अ्रतुभव करते 
हुए वियोग में भी संयोग सुख से रुम्बन्ध स्थापित हो जाता है, वह पुष्दिमार्ग हैं। 


इन शब्दों में श्री हरिरायजी पुष्टिभक्ति का सीधा सम्बन्ध हरिलीला 
से स्थापित करते है। 


आचार्य बल्लम के कुल्न में श्री कल्याणरायजी के पुत्र महाप्रभु हरिरायजी 

संवत्‌ १६४७, भाद्रपद, कृष्णपक्षु, पचमी के दिन उत्पन्न हुए थे। इन्होंने 

संस्कृत, गुजराती तथा ब्रजभाषा में श्रनेक ग्रन्थो की स्वना की थी । शिक्षापत्र 

इन्होंने संस्कृत पदों में लिखा है, जितकी ब्रजभाषा टीका उनके श्रनुज 
! गोपेश्वरजी ने.की है.| इसमें एक स्थान पर लिखा हैः-- 


जन्माष्टमी, अ्न्नकूट, होरी, हिंडोरा आदि बरस दिन के उच्छुव, तिनकी 
श्नेक लीला भाव करके पुष्टिमारग की रीति सों मन लगाई के करे | तथा नित्त 
लौंला, खडिता, मंगल, भोग, आरती, छिग्ार, पालनों, राजभोग, उत्थापमन.. 
सेन (शयन) .पर्यन्त, पीछे रासलीला, मानादिक जल थल्ल बिहार इत्यादि की 
भावना कंरिये | 


ब्रजभारती श्रापाढ्ग १६६८, पृष्ठ ११ 
इस उद्धरण में भी श्री हरिरायजी ने पुष्टि मार्ग को हरिलीलां से स्पष्ट 


रूप में, सम्बद्ध किया है'। उन्होंने खंडिता मान, बिहार आदि #'गारी तत्वों 
का भी उससे सम्बन्ध स्थाप्रित किया है | 


अचाय/बल्लैस ने हरि-खरूप्र-सेवा का प्रबन्ध श्रीनाथ मंदिर में नित्य 
तथा नेमित्तिक आचार के दस किया था। नित्याचार में आठों प्रहर की सेवा 
नीचे लिखे अ्रंभुसारः थी।-+-- : 


[ १६७ ] 


सेव! समय भाव कीतेनकांर 
१-मंगला प्रातः ४ से श्रनुराग के पद, खेडिताभाव,. परमानंद 
७ बजे तक जगाने के पद, दधिमंथन केपद 

२--श्गार ७से८.तक. बालरूप सौंदर्य के पद, नन्ददांत 
वेषभूषा, बालक्रीडा 

३--ग्वाल ६ से १० तक सख्य भाव के पद, कृष्ण के . गोविंदस्वामी 
खेल--चौगान, चकडोरी 
अ।दि, गोचारण, गौदोहन, 
भाखनचोरी,. पालना, 
धैया श्रारोगन 


४--राजभोग १०से११तक छाक के पद आउठों भक्त 
विशेषरूप से 

कु भनदास 

४--उत्थापन साय॑ ३।। से गो-टेरन तथा वन्य-लीला सूरदास 

४)। बजे तक के पद 

६०-भोग . ४५ बजे कृष्णुरूप, गोपीदशा, मुरली, श्राठों भक्त 
रूपमाधुरी, गाय, गोप, भ्रादि. विशेषरूप से 

चठ भुजदास 


७--संध्या आरती ६॥ बजे गो-ग्वालसहित बन से आगमन, छौीत स्वामी 
गौ दोहन, घैया के पद, 
वात्सल्य भाव से यशोदा का 
बुलाना 
८+शयन ७से ८ तक अनुराग के बद, गोपीभाव से कृष्णदास 
निकुजलीला के पद, 
संयोग शशगार 
आठों पहर की सेवा में नित्यक्रम, ऋतुक्रम तथा उत्सवक्तम के श्रनुसार 
सेबा का आयोजन बदलता रहता था | 


[अ्रष्टछाप श्रौर बल्लम सम्प्रदाय, पृष्ठ ४६८, ५६६] 

नैमित्तिक श्राचारों में पढुऋतुओं के उत्सव पर्व रक्षाबन्धनादि, अ्रव- 

तारों की जयन्तियाँ, हिंडोला, फाग, बसन्त, मकरसंक्रान्ति आदि मंदिर में 
मनाये जाते थे | गोस्वामी बिड्ुलनाथ ने इन्हें ओर मी अधिक बढ़ा दिया 


[| शरे८ | 


था | महात्मा सूरदास इन नित्य तथा नैमित्तिक आ्राचारों को विषय बनाकर 
पद-स्वना किया करते थे। इन समस्त अ्राचारों का सम्बन्ध हरिलीला से था। 
सूरसागर हरिलीला के ऊपर लिखे विषयों पर बनायें गये ऐसे ही गीतों का 
विशाल संग्रह है । 

इस प्रकार सूर ने अ्रपने श्राराध्यदेव श्रीकृष्ण की लीलाश्रों का विविध 
रूपों में वर्णन किया है | यह समस्त लीला-वर्णन, जिसमें कहीं श्रीकृष्ण कौ 
बाल लीलाश्ों, चरितों, चेष्टाश्नों आदि का उल्लेख है, कहीं पनघट, माखन- 
चोरी, गोदोहन आ्रादि का, कही रास, कही मिलन और कही विरह श्रादि 
भावों का वर्णन है,--ईश्वर भाव को ही लेकर किया गया है और सब मगवान 
की सेवा का ही अंग है। 

नबधामक्ति का प्रयोनन था भगवान के चरणकमलों में प्रणत हो 
कर शीतलता का श्रमुमभव करना, पर इस पुष्टिमार्गी भक्ति का लक्ष्य था प्रेम- 
पूर्ण प्रभु के प्रेम को प्रात्त कर मस्त रूना ओर श्रीहरिरायजी के शब्दों में 
गोपियों के भाव का श्रनुसरण करते हुए भगवान के श्रधरामत का सेवन 
करना ।" श्रतः पुष्थ्मार्गी भक्ति उष्णुमक्ति भी कहलाती है 


सूरतागर में इस सेबामूला, प्रेमपरा हरिलीला का वणन इतनी श्रधिक 
मात्रा में हुआ है कि अनेक श्रालोचक उनके »गार वर्णन को पढ़कर नाक 
भी सिकोड़ने लगते हैं । ऐसे श्रालोचकों को पुष्टिमार्गीय मक्ति के मूल तत्वों 
पर विचार करना चाहिये। तभी वे सूर को सच्ची समालोचना करने के 
अधिकारी बनेंगे | 


सूर-वर्णित हरिलीला जहाँ लोक-भाषा में संसार की व्यावहारिक बातों 
आर कथाओं पर प्रकाश डालती है, वहाँ समाधि-भाषा के द्वारा आध्यात्मिक 
तथ्कों का भी निरूपण करती है | पुष्टिमार्गीय सम्प्रदाय में दोनों एक दूसरे के 
प्रतिबिम्ब हैं | शुद्धाह्न तवादी की दृष्टि में खडिता नायिका का वर्णन भक्त के उस 
स्वरूप का उद्घाटन करता है, जिसमें वह अन्य भक्तों की सुगति-प्राप्ति से 
होड़ कर रहा है | हे हरि क्‍यों न हमारे आये | घट रस व्यंजन छाँड़ि रसोई 
साग विदुर घर खाये |[?१।१३२। इस पद को हरिल्लीला के श्रन्तर्गत किसी 
गोपी के मुख से कहला दिया जाय, तो उसकी वेदना, टीस एवं तड़पन से श्रोत- 
प्रोत वचन में बिरह व्यथित भक्त की ही चिरन्तन पुकार, उसकी क्र'दन-कात- 
रता स्पष्ट सुनाई पड़ने लगेंगी। 





निकलती पिकनलनिन- व ॑नकनकलकेनननना '७-९२७००२५५-०क-अ 3८-3५ “>-मनककाक++- “-क, 
कक त..33-342:0--+काम्नाना कक कनान्पनमा- ४: न धयक भ७+ 3०3५-३५. .2. डक ७० +.3.«५-;०ाक-. 4७३2७ ५००० ३३ +क-पाक० मकर, 


१--भक्तति दे विध्य निरूपण, श्लोक २,३। 


[ १४३६ । 


पुष्टिमार्ग में यह लीला ही वस्तुतःस्व प्रधान थी | इस लीलामें भाग लेना 
ही जीवन का चरम आदर्श था | क्योंकि यही वह सेबाकाय था जिससे भमगव- 
त्कृपा प्राप्त होती थी और जो ग्रन्त में ताघन श्रौर साध्य को अश्रन्योन्याश्रित 
कर देती थी। मक्ति इसके आगे तुच्छु समफ्की जाती थी ।! इसी आधार पर 
कृष्ण भक्तों का काये कृष्ण की नित्य एवं नेंमित्तिक जीवन-चर्या में भाग लेना 
था । प्रातःकाल उठते ही कृष्ण को जगाना, मह घुलाना, कल्लेऊ कराना 
श्र/गार कराना आदि भकतो और उपासकों का काय समझ्रा-जाता था। इसके 
पश्चात्‌ मदिर के कपाट बन्द हो जाते थे, क्योकि वह समय ऋष्ण के गोंचारण 
का था | मंदिर बन्द है, पर भक्त अपने कन्हैया के साथ मानस रूप से गोचा- 
रण में योग दे रहे है। दघि, माखन और गोदोहन के प्रसग चलते हैं । यमुना- 
तट पर क्रीड़ा होती है | छाक पहुँचाई जा रही है श्रौर दोपहर के समय भग- 
वान को भोग लगाया जा रहा है। क्ृष्ण-भक्त एक-एक क्रिया में अ्रपने भग- 
वान के साथ तन्‍्मय होकर लगे हुए है| सन्ध्या हुई, कृष्ण घर लौटे। मंदिर 
के कपाट खुले | आरती होने लगी | कृष्ण थक गये हैं। उनके शयन का 
प्रबन्ध हो रहा है। भमंगवान सुला दिये गये। भक्त भी सो गये। यह थी 
श्रीनाथ मदिर की प्रति दिन की चर्या | इस नित्य क्रिया के साथ, जेता लिखा 
जा चुका है, नैमित्तिक आचार भी चलते थे। मंदिर में वन्तोत्यत मनाया 
जाता था, फाग खेला जाता था| बृन्दाबन, गोकुल और मथुरा के मंदिरों में 
श्रावण मास के हिंडोले और मभूलने कौ राँकियाँ तो श्रतीव प्रख्यात हैं। 
आश्विन के दिनों में रास-लीला मनाई जाती थी | इस प्रकार कृष्ण-भक्तों का 
जीवन रंग-रहस्य और विनोद-प्रमोद में ध्यतीत हो जाता था | 
आध्यात्मिकता के साथ लौकिकता का इतना सुन्दर सामंजस्य श्राज 
तक किसी भी उपासना मार्ग में नही देखा गया। महाप्रभु बल्लभाचारय ने 
पराधीनता-जन्य दुखों की विकट अ्रनुभूति से तड़पती हुई आये जाति को पुष्टि 
भक्ति के पोषण द्वारा जीवित रखने का स्तुत्य प्रयत्न किया | संभव है, इस 
पुष्टिमा्गीय चहल-पहल में मुगलों के बैमव का भी कुछ प्रभाव हो । पर इसमें 
सन्देह नहीं कि इस प्रकार की उपासना पद्धति ने हिन्दुत्व को स्थिर रखने में 
बड़ी सहायता दी | इस आत्मपोषक, लोकविधायक वेमव के समक्ष हमने यवन 


१--अक्मसृत्र ३-४-४७ के अ्रण भाष्य में पृष्ठ १२४४ पर आ्राचाये बल्लभ लिखते 
है;--“भक्तिमार्गों बहुविध: इति कपिल देव वाक्यात्‌ केचन मक्‍ता :स्वण्देषु 
एव स्नेहेन भगवदाकारे विविधोपचारे: सेवां कुवन्तः तयेव निद्य त्या मुक्ति 
मपि तुच्छां मन्यन्ते ।?! 


[ १४० | 


वैभव को भी तुच्छु समफा और अ्रपने स्वाभिमान को ठेत न लगने दी। सूर 
द्वारा प्रतिपादित युष्टिमार्गीयभक्ति-भावना इसी हेतु प्रबृत्तिमुलक है। उसमें 
निराशा नही, निवृत्ति नहीं, प्रत्युत जीवन से ज्वलन्त राग और आशा का 
खोत है | इस भक्ति में भक्तों ने श्रपना सुख-दुख भगवान के साथ एक कर 
दिया था | दरिलीला में भाग लेना और इस प्रकार श्रपने प्रभु की सेवा कर 
उनका प्रेम-पात्र होना-यही इस भक्ति का केन्द्र-विन्दु था। निवृत्तिपरायण॒ता 
में भगवान भक्तों से दूर थे, अनन्त थे, श्रसीम थे, निगु ण॒ थे, पर इस भक्ति 
ने उन्हे तान्त, ससीम और सगुण भी बनाकर घर-घर में, श्रॉगन-आँगन में, 
रममाण, क्रीडमान रूप में उपस्थित कर दिया | प्रभु के इस रूप को पाकर 
भक्‍त का हृदय आनन्दमग्न हो गया । 


हरिलीला ओर वेद 


दिक वाड मय का श्रध्येता जब वेदिक ऋषियों के भावों से सर की 
रचनाश्रों का भाव साम्य अनुभव करता है, तो उसे आ्राश्वय॑ नही होता | वह 
जानता है, वेद आय जाति की श्राध्यात्मिक सम्पत्ति है, आय सस्कृति की अनु- 
पम शेवधि है । जो श्रध्यात्म धारा वेद-गिरि से निश्तत होकर जन-मन-भूमि में 
प्रवाहित हुईं, वह अ्नवच्छिन्न रूप से अपने नाम श्ौर रूप में किंचित्‌ परिवत न, 
परिवद्ध न या बिकात करती हुई आज तक चली आई है। पुष्थिमाग में भी 
भक्ति के केवल बाह्य स्वरूप में ही परिवर्तन हुआ, भाव-राशि ज्यों की त्यों बनी 
रही । इसका थोड़ा-सा दिग्दशंन हम विगत परिच्छेद में करा चुके है।इस 
भाव-विमव का सीधा सम्बन्ध वेद से है, इस तथ्य का यरत्किचित्‌ निरूपण हम 
इस परिच्छेद में करना चाहते है । 
पुष्टिपथ में प्रभु को प्राकृत गुणों से रहित होने के कारण निगु ण और 
श्रप्राकृत, आनन्दात्मक, दिव्य धर्मो वाला होने से सगुण माना जाता है | पीछे 
भागवत धरम और सगुणोपासना शीर्षक परिच्छेद में यजुवँंद के चालीखर्वें अध्याय 
के श्राठव मन्त्र को उद्ध त कर हम सिद्ध कर चुके है कि यह सिद्धान्त-मान्यता 
वेद में पूबे से ही विद्यमान है। भक्ति-तरंगिणी की प्रथम तरंग में हमने ऐसे 
श्रनेक मन्त्र रक्‍्खे हैं जिनमें प्रभु के गुणों का वर्णन है | इनमें से एक मन्त्र 
नीचे उद्ध त किया जाता है;-- 
मन्ये त्वा यज्ञियं यज्ञियानां, मन्‍्ये त्वा च्यवनमच्युतानाम। 
मन्ये त्वा सत्वनामिन्द्रकेतुं, मन्‍्ये त्वा वृष चषेणीनाम्‌।॥। 
वेद कहता है. प्रभु पूजनीयों का मी पूजनीय, श्रच्युतों को भी च्युत? 
करने वाला, बलवानों में शिरोमणि और अपने भक्तों की कामना पूण करने 
वाला हैं।? वह हमारा बन्धु है, पिता है, माता है, सला है--इन भावों को 


्यललनननननरनक+तम_-प नरक क_त 


१--आनाय बल्लभ ब्रह्मसत्र ४-२-१६ के भाष्य में पृष्ठ १३२३ पर बृषा का श्रर्थ 
लिखते हुए. कहते हैं;--“भक्त घु कामान्‌ वर्षति इति बृषा |” अर्थात्‌ जो 
भक्तों की कामना सफल करता हे, वर्षा जेसे प्राणियों के ;लिए तृप्तिकारिणी 
है, उती प्रकार जो मक्तो की कामनाश्रों को तृप्त करता हैं, वह मंग़वान बृषा 

या इृषभ है | 





[ श्४२ | 


प्रकट करने वाले मन्त्र * चेंद में अनेक हैं | प्रभु के साथ जीव के इस प्रकार 
के भाव-सम्बन्धों की स्थापना वैसी ही है, जेसे परवर्ती काल में समुद्र से तरंग 
या बूंद, अ्रग्नि से स्फुलिंगों अथवा कनक से कु डलादि के सम्बन्धों की स्थापना 
की गई है । प्रभु निगु ण होते हुए भी सगुण हैं, सृक्म होते हुए भी महान हैं, 
निकट होते हुए भी दूर हैं, अचल होते हुए भी चल हैं, एकरस होते हुए! भी 
विविध सृष्ियो के रचयिता है, ऐसा कथन वेद में कई स्थानों पर आया है ।* 
वेद ने यह भो कहा है कि यह जगत प्रभु का एक पाद है, त्रिपाद इससे भी 
ऊध्व हैं | तृतीय घाम में देव श्रमुत का आस्वादन करते हुए, उपभोग करते 
हुए, उसी प्रभु के साथ विचरण किया करते हैं |३ इन देवों को श्राचार्य बल्भ 
ने शुद्ध जीव की संज्ञा दी है, जो प्रभु का श्रनुग्रह प्राप्त करके उसके प्रेमाश्पद, 
प्रेम-भाजन बन चुके हैं ।* 


आचाय बल्लम श्रीकृष्ण को सोलह कलाश्रों का पूर्ण श्रवतार, साक्षात्‌ 
ब्रह्म मानते हैं | वेद भी कहता है--प्रभु षोडशी है, प्रजापति सोलह कलाशों 
वाला है।* महर्षि दयानन्द ने सोलह कलाओ के नाम इस प्रकार दिये हैं; 
ईच्षण, प्राण, श्रद्धा, आकाश, वायु, श्रग्नि, जल, पृथ्वी, इन्द्रिय, मन, अन्न, 
बीय, तप, मंत्र, कमलोक और नाम ।* प्रश्नोपनिषद्‌ के अन्तिम प्रश्न में भी 
पुरुष की इन्हीं सोलह कलाओं का वर्णन पाया जाता है। श्रन्तर इतना ही है 





१--त्वंहि नो पिता वसो त्व॑ माता | मंडल ८, अरष्टक ६, अ्रध्याय ७, वर्ग २ | 
स नो बन्धुजनिता स विधाता | यजु० ३२।१० 
इन्द्रस्य युज्यः सखा | ऋ० १२७१६ | 
२--अनेजदेक॑ मनसो जबवीयो |४। यजु० ४० अ्र० 
ईशावास्यमिदं सबम्‌ )१। यजु ० ४० श्र० 
तद्‌ दूरे +तद्‌वन्तिके | यजु० '४०।४ 
द्यावा भूमी जनयन्‌ देव एक; |यजु० १७१६ 
३--यत्र देवा अमृतमानशानास्तृतीयेधामन्नध्येर्यन्त | यज्ु० ३२॥१० 
४--गीता इन्हीं के सम्बन्ध में कहती हे;-..- 
मच्चित्ता, मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ | 
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति व रमन्ति चे ॥१०।६ 
४--त्रीणि ज्योतीषि सचते स षोडशी | यज्षु० ८३६ 


&--श्रायोभिविनय पृष्ठ २२२ | 


[ श४३ | 


कि महर्षि ने ईज्ञण को भी एक कला माना है तथा कम और लोक का एक 
में समावेश कर दिया है। उपनिषद में ईक्षण को कला न मानकर कम और 
लोक को प्रृथक-प्ृथक दो कलाये माना गया हे | 

वेद यह भी कहता हैं कि षोडशी प्रभु, यह सोलह कलाश्रों वाला प्रजा 
पति प्रजा के साथ रमण कर रहा हें, क्रीड़ा कर रहा है, खेल खेल रहा है |" 
इन शब्दों में वेद इत सृष्टि को स्पष्ठतः हरिलीला के रूप में ही उपस्थित कर 
रहा हैं | प्रजा उसकी उत्पन्न की हुई जगत-जीव की सृष्टि ही तो है | 

क्रश्वेद के तृतीय मंडल, सक्‍त ४४, मन्त्र ३ में हरिलीला का श्रतीव 
हृदयग्राही वन उपलब्ध होता 

द्यामिन्द्रों इरिधायसं प्रथिवीं हरिवपंसम्‌ । 
अधारयदू हरितोभूरि भोजन ययोरनन्‍्तःहरिश्चरत्‌॥ 

इस मंत्र में द्रावा से लेकर प्रुथिवी प्यन्त समग्र सष्टि को हरिमय चित्रित 
किया गया है। हरि द्यावा-प्ुथिवी में रमण कर रहा है | ऊपर देखो, वह हरित 
श्राभा वाला नीला आकाश, जि+की प्रातः एवं सायकाल कौ रंग-विरंगी चित्र- 
कारी उत अनुपम चित्रकार की कला का दिग्दशन करा रही है । नीचे देखो, 
यह हरित गर्भी, हरितांचला वसुन्धरा, जो अपनी वानस्पत्य हरीतिमा से हरिमय 
बनी हुई है | हरि इस हरितवर्णा प्रथिवी और हरिघायस आ्राकाश के श्रणु-श्रण 
में, अंग-अंग में, रोम-रोम में रम रहे हैं, अन्तश्चरण करके क्रीड़ा और केलि में 
निमग्न हो रहे है| यही केलि, यही विचरण, यही लीला इस द्यावा-प्रथिवी का 
भोजन हैं । यही इसका पोषण है । सूर ने इसी अन्तश्चारी लीला के दशन 
किये थे । 

इस लीला के मूल में प्रभु की इच्छा है, ईक्षण है, काम है |* उप- 
निषद्‌ और वेद रुब इसी, बात को कहते है। ऋग्वेद अ्रष्टक ८, अध्याय ७, 
वर्ग १७ तथा अ्रथवंवेद १६।४२।१ में लिखा हैः “कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो 
रेतःप्रथमं यदासीत्‌ । सतो बन्धु मसति निरविन्दन्‌ हृदि प्रतीष्या कवयो मनीषा ।।?? 
काम ही सष्टि का बीज हैं | उपनिषद कहती है, पुरुष में यह काम, इच्षण 
जाग्रत हुआ जितका परिणाम यह रचना हैं, जगत है। पुष्टिमाग में जगत को 
सत्य, प्रभ के संदेश से उत्पन्न माना जाता है। अतः यह महा चिति का, उस 
परम चतन्य सत्ता का ही एक अंग है | यह उस पुरुष की प्रकृति का एक भाग 





१--प्रजापतिः प्रजया स ४9 रराणः | थजु० ८।३६ 
२--स ईक्षुत इमेनुलो काःसजा | ऐतरेय ३।१। 
सोडकामयत। बहुस्या म्‌ प्रजायेयेति । तैत्तरीय, ब्रह्मानन्द बल्ली षष्ठ अनुवाक | 


[ १४४ ] 


है | इस जंगत में चर और श्रचर दो प्रकार के पदाथ है, जिनमें वह परम पुरुष 
ही समाया हुआ है | वेद ने थ आविवेश भुवनानि विश्वा), आओ प्रा द्यावा 
पृथिवी अन्तरिक्ञं! तथा आत्मा जगतस्तस्थुषश्च” कह कर इसी तथ्य का अ्रभि- 
व्यंजन किया है। उपनिषदों में प्रभु की पराशक्ति, श्रव्यक्त से हिरण्य गर्भ, 
ज्येष्ठ ब्रह्म की उत्पत्ति मानी गई है। इसी ज्येष्ठ ब्रझ् से चराचर जगत की 
उत्पत्ति होती है | अतः यह श्रव्यक्तः, प्रधान या प्रकृति जीव की माता कही 
जाती हे | वेद के नौचे लिखे मंत्र में जीव श्रौर प्रकृति के सयोग को कितने मीठे, 
माधुय रस से श्रोत-प्रोत शब्दों में प्रकट किया गया हैं।-- 
एकःसुपरेः्स समुद्रमभाविवेश, स इद्ंविश्व भुवनं विचष्टे 
त॑ पाकेन मनसा पश्यमन्तित स्त॑ माता रेल्हि स उ रेल्हि मातरम्‌ ॥ 
ऋ० १०।११४।४। 
एक सुन्दर पक्ती संसार रूपी समुद्र में प्रविष्ट हुआ है | वह इस समस्त 
संसार को देख रहा है | जब मैं अपने परिपक्व ज्ञान से अ्रत्यन्त निकट होकर 
इसे देखता हूँ तो प्रतीत होता है कि माता उसे चाट रही है और वह माता को 
चाट रहा है | 
उपनिषद के ऋषि ने कहा हैः ्रथ्वी प्राणियों के लिये मधु हे और 
प्राणी पृथ्वी के लिये मधु है ।* दोनों में एक दूसरे के प्रति आकर्षण हे। 
कृष्ण तो इस आ्राकर्षण के परम केन्द्र है ही । श्रतः जीव औ्रोर जगत एक दूसरे 
के प्रति आकर्षित होते हुए श्रन्त में उप्ती प्रभुकी ओर आकर्षित हो जाते है। 
उसी के मुखारविन्द को श्रनपम छुवि का, श्रनाप्रात शौरम का, श्रतुल सौंदये 
का पान करने के लिये प्रित हो उठते हैँ। वेद ने उसे (राजा हि क भवना- 
नामभिभ्री:) निखिल भुवनों की चमकती हुई शोमा कहा है ओर (कं) आ्रानन्द 
का धाम बतलाया है |* 
विश्व का सौंदय, प्राकृतिक दृश्यों की छुटा, शोभा और श्री जिनमें जीव 
फेस जाता है, सौन्दय के उसी लोत से आविभूत हुये है। प्रभ ही श्रभिरामता 
का वह श्रक्षय कोष है जहाँ से सोन्दर्य की अनन्त धारायें फूट रही हैं | सब उस्ती 
के सौन्दय से सौन्द्य-घनी बन रहे हैं । वेद कहता हैः--- 
त्वद्‌ू विश्वा सुभग सोभगानि अग्ने वि यन्ति वनिनों न वयाः । 
कम शि न मिलकर ऋ०६।१३।१ 
१--बृंहदारण्यक उपनिषद २।४। 
२--ऋ० १।७।६।१।| ब्रह्मसृत्र ३-२-१२ के अश्ुभाष्य में पृष्ठ ६०३ पर 
श्राचाय बल्लम द्वारा भी उद्घुत। 


[ १४४ ] 


है सुभग, परभ सुन्दरता के लोत, तुमसे निकलकर सौन्दर्य तथा सौभाग्य 
की धारायें इस विश्व में वैसे ही फेल रही है जैसे बच्च की शाखायें | 

शोभा के इस श्रनन्त सिन्धु का वर्णन कौन कर सकता है ! सूरके शब्दों 
में “सूर सिन्धु की बू द भई मिलि मति गति दृष्टि हमारी |” मानव की बुद्धि 
की गति ही कितनी जो इस सौन्दर्य की व्याख्या कर सके | सौन्दर्य की अ्रनन्त 
लहरों में पड़कर यह बूंद की तरह विलीन हो जाती है | एक बार जो उधर 
आक्ृष्ट हो गया, फिर इधर लौटकर नहीं आता । वेद के शब्दों में:--- 


न घा त्वद्विगपवेति मे सन'त्वे इत्‌ काम पुरुहृत शिक्षिय । 
राजेब दृस्म मिषदोठधि बहिंषि, अस्सिन्त्सुसोमैडबपानमस्तु ते॥ 
ऋण ८४३॥२ 

हे पुरुह्ृत, तुमको कितनो ने न जाने कितनी बार नहीं पुकारा ! पर हे 
परम दशनीय, जब से मेरे मानस च्ुश्रों ने तुम्हारी इस बाँकी छवि की राँकी 
देखी है, तब से वे वही श्रव्क गये हैं । तुम्हारी ओर गया हुआ्आा मेरा यह मन 
श्रब इधर लौटता ही नहीं है। श्रब॒ तो इस मन की समस्त कामनायें आप ही 
में ग्राश्रित हो गई हैं । 

सूर ने मी अपने हरि के अनन्त सौंदर्य के दशन किये थे। इस श्रपार 
छवि का वर्णन करते हुये वह थकता नही है | सौंदय के एक से एक बढ़कर 
चित्र चह खींचता चला जाता है। उसकी श्राँखें, सांसारिक दृष्टि से नहीं 
तात्विक दृष्टि से भी हरि के हाथ बिक चुकी थी। साहित्यलहरी के वंश-परि- 
चायक पद में वह लिख चुका हैः “ओर ना अब रूप देखों देखि राधा स्याम!!-. 
इस जुगुल जोड़ी का, हरि औ्रौर हरि की प्रकृति (शक्ति) का दर्शन करके फिर 
वह क्या देखता १ देखने को बचा ही क्‍या था ! उसका मन गौपाल की ओर 
आकर्षित हो गया, जिसका सोंदर्य निमिष-निमिष में, पल-पल में अ्रभिनव रूप 
धारण करता रहता है, जिसमें बासीपन की बू व्याप्त ही नहीं हो सकती, जो 
निरन्तर नवीन, सतत सद्य बना रहता है| 

महाचिति का यह महा सौदये श्रल्पश् जीव की पहुँच से परे हैं। जिस 
धरातल पर हम सामान्य जन रहते है, वह उस घरातल को वस्तु नहीं है। इसी 
कारण, जेता हम पीछे लिख चुके है, महाप्रभु बल्लमाचायं ने उसे सर्ब-सुलभ 
बनाने के लिए पुष्टिमार्ग की स्थापना की थी। महाग्रभु के शिष्य महात्मा सूर- 
दास ने, उन्हीं के अनुकरण पर उस परम पुरुष को श्रवम बना दिया, ऊपर से 
नीचे लाकर हम सबके पास बिठा दिया | तपः पूत वैदिक ऋषि भी इसी प्रकार 
की प्रार्थना में निस्त होकर गाया करते थेः-- 


[ १४६ ] 


स स्वन्नोउग्नेडबमो भवोती नेदिष्ठो अस्या उषसो व्युष्टो । 
, अवयदच्ब नो वरुण रराणो वीहि मृडीक॑ सुहवो न ऐधि॥ 
नकै० ४।१।४। 
हे सवश्रेष्ठ, परम-प्रकाश-स्वरूप प्रमो, तुम कितने परम हो, कितने 
ऊँचे हो, कितने दूर हो--श्रवम होते हुबे मी परम, नीचे होते हुए भी 
ऊँचे, निकट होते हुए भी दूर, ठुम हमारे और हम तुम्हारे।' कितना 
घनिष्ट सम्बन्ध! फिर भी कितना श्रधिक पाथक्य !! देव, पाथक्य के इन 
पाशों को आज छिन्न-भिन्न कर दो | वह देखो, ऊषा ऊपर से नीचे उतर श्राई 
है, हमारे ऑगन में अरुण-राग की वष्रों कर रही है, चराचर जगत को नव्य 
जीवन-दान दे रही है | इस मंगल-बेला में क्या तुम हमारे हृदय की पुकार न 
सुनोगे ! हम दुख-दग्धों के दर्द को दूर न करोगे ! प्रभो, तुम तो मंगल-भवन हो, 
शम्भव और मयोभव हो, कल्याण के केन्द्र और सुख के खोत हो । आ्राश्रो, परम 
से भ्रवम बनकर, दूर से निकट ओर निकट ही नहीं, निकटतम होकर हमोरे 
श्रॉगन में खेलो | तुम्हारे इस परम रूप तक हम घन्त्री के मानवों की पहुँच कहाँ ! 
तुम भी हमारी धरित्री के धरातल पर आर जाओ ओर यही रराण (र्ममाण), 
स्मण करते हुये, श्रपनी लीला श्रौर विनोद-क्रीड़ा से हमें सुखी बना दो | 
बेदिक ऋषि की यही प्राथना हरिलीला के खरूप में और हरसिलीला 
के गायन--स्‌ रसागर--में चरिताथ हो रही है | सूर का कन्हैया परब्ह्म होकर 
भी, श्रपना समस्त सोंदय-संभार लिए सूर के मानस में अ्रवतरित हुआ है। तभी 
तो सर ने लिखा है;-- 
शोभा सिन्धु न अन्त लही री। 
नन्‍द्‌ भवन भरिंपूरि उमगि चल, त्रज की बीथिनु फिरति बही री ॥ 
सौंदय का यह अ्रनन्त समुद्र नन्द के भवन को भरपूर करता हुआ ऐसा 
उमड़ कर चला कि त्रज कौ गली-गली उसके प्रवाह से श्रोत-प्रोत हो गई ।* 
हरिलीला का सखरूप सौदय॑-सम्पन्न एवं माधुय-भाव से मंडित है | इस 
सौंदर्य एवं माघुय का अनुभव करने के लिए. भक्त उतावला हो उठता है। जैसे 
गोपियाँ श्रौर ग्वाल प्रातःकाल होते ही अपने कन्हैया के दर्शन के लिए नन्द के 
द्वार पर पहुँच जाते है और श्रत्यन्त उतावले होकर सोते हुये कृष्ण को जगा 


देना चाहते हैं, बेसे ही एक वैदिक ऋषि अपने प्रभु को जगाने का गीत गा 
रहा है;-- 


कक» नमपनकनय सघन कम पनय न 


१--ऋ० ८ ६२। ३२॥। त्वमस्माक तव स्‍्मसि | 
२--पारावार पूरन श्रपार परब्रह्म रासि जसुदा के कोरे इकबार ही कुरे परी ।|'देव 


[ १४७ ] 


अग्नि मन्द्र पुरुप्रियं शीर पावक शोचिषम्‌ । 
हृझिमन्द्रेसि रीमहे॥। ऋ० ८। ४३। ३१ 


हे अनन्त प्राणियों के पारे, पवित्र ज्योति वाले, हमारे श्रज्ञान की श्रपेत्षा 
से सुप्त रूप में भासित, परमानन्द-पूर्ण परमेश्वर | हम पर कृपा करके श्रपने 
शयन रूप का परित्याग करो | आज हम आहलादित हृदयों से आपके दशन 
करना चाहते है, आपको प्राप्त करना चाहते है । 

प्रभु वास्तव में एक का नही, अ्रनेकों का प्यारा है। कितने गोपी और 
ग्वाल कृष्ण से प्रेम करते थे, कितने भक्त, कितने साधक उस एक से ही 
लौ लगाये रहते है। अतः वह सबका प्यारा है। कृष्ण का शारीरिक सौंदर्य 
आर मानसिक वैभव अपार था। कृष्ण से प्रेम करने में, प्रेम-भाव को उद्दीत्त 
करने में वह श्रदूमत आकर्षण रखता था । वेद भी प्रभु को तेजस्वी और श्रदूभुत 
कान्ति-सम्पन्न कहता है। पर इस प्रेम का कारण केवल दीपि ही नहीं, कान्ति 
ही नहीं, सौंदर्य-आभा ही नही, प्रभ का आनन्दरूप होना भी है। वे परमानन्द 
पूर्ण है | अ्रतः प्रत्येक भक्त “उनके सौदय से आक्ृष्ट होता है श्र उनके आनन्द- 
मय रूप को प्रात करना चाहता है। सर ने तभीतो गोपियों के मख से 
कहलाया ₹: 


कोउ कहति केहि भाँति हरि को देखों अपने धाम । 

हेरि माखन देडें आछो खाइ जितनों स्याम ॥ 

कोड कहति में देखि पाऊँ भरि घरों अकवारि। 

कोउ कहति में बॉघि राखो को सके निरुवारि।। 

सूर प्रभ के मिलन कारन करत बुद्धि विचार | 
सूरतागर (ना०प्र०ण्सत० ८६१) 
सभी गोपियों की श्राकांज्षा हैं कि सुन्दर और आनन्दी कृष्ण उन्हीं के 
पास रहे, उन्हीं को प्राप्त हो । पर वह प्राप्त हो केसे ? वेद कहता है, प्राप्त तो 
वह सबको हैं, पर हम उसका अनुभव ही नहीं कर पाते। मन्दिरों में भक्त 
घरटे-घड़ियाल बजाकर प्रभु को सोने से जगाते है, पर सो वह नहीं रहा, सो तो 
हम रहे हैं। अ्रतः श्रध्यात्म क्षेत्र में प्रभुका जागरण भक्त का ही अज्ञान और श्रविवेक 
से जाग्रत होना है| भक्त को ही श्रविकारी होना है | श्राचाय बल्लभ की सम्मति 
में भक्त की यह जाग्रत, श्रविक्ृत श्रवस्था प्रभु के अ्नुमह से ही सिद्ध होती हे ।१ 


१--महर्षि दयानन्द आरयाभिविनय के पृष्ठ २०० पर लिखते हैं; “परब्रह्म के 
ज्ञान श्रौर उनकी कृपा! के बिना कोई जीव कृभी सुखी नहीं होता ।” 


[ १४८ । 


वैदिक ऋषि इसीलिए प्रभु-प्राथना में अनेक बार 'मयस्कृषि', 'मुडय! श्रादि 
कहते हुए. प्रभु के अनुग्रह कौ याचना करते है । 


प्रभु-पराप्ति के लिए उपर उद्ध त मंत्र में एक भाव-संकेत और मिलता 
है, यह हे-- हृद्धिः मन्द्रे मिः--भक्त अपने श्राह्मदित, श्रानन्दमग्न अतएव 
शुद्ध एवं श्रविकृत हृदय को लेकर प्रभु के सामने जाता है । अपना शुद्ध रूप 
ही उसे समर्पित करता है। ऋग्वेद १।४७।१ में भी सत्य शुष्माय तकसे मति 
भरे? शब्दों द्वारा मी इसी भाव का अ्रभिव्यंजन हुश्रा है। मति, बुद्धि, प्रबोध 
श्रादि श्रात्मा के जागरण के सूचक हैं | इस प्रबुद्ध, जाग्रत, शुद्ध श्रवस्था को 
ही भक्त प्रभु के अर्पण करता है। हरिलीला में तमी तो गोपियाँ अपना सर्वेस्व 
कृष्ण पर न्यौछावर करने के लिए प्रस्तुत है | पुष्टिम[र्ग की व्याख्या करते हुए 
श्राचाय हरिराय जी लिखते है;- 


समस्त विषय ध्यागः सबे भावेन यत्र हि। 
] 94०० फ श्र 
समपणां च देहादेः पुष्टिमागेः स कशथ्यते ॥९6।>८ 


विषय-परित्याग से ही शरीर श्रौर मन निर्मल होते है। भक्त श्रपने 
इसी निर्मल रूप का समपंण प्रभु को कर देते है| प्रभु-सेवा इसके बिना हो 
ही नहीं सकती | हरिलीला में भाग लेना प्रभु की ही सेवा करना है। 


हरिलीला में कृष्ण की मुरली महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आध्यात्मिक 
क्षेत्र में वह शब्द ब्रह्म का रूप है। आचाये बल्लम के मतानुसार 
प्रभु-अनुग्रह-प्राप्त भक्त को मुरली की मोइक ध्वनि सुनाई पड़ने लगती 
है शेर उससे उसे श्रपार आ्रानन्द प्राप्त होता है | वेद के नीचे लिखे मंत्र में 
भी वोणा का स्वर सिद्धावस्था ही सुनाई देता है, ऐसा कहा गया है -- 


प्रत्नान्‍्मानादध्या ये समस्वर5श्लोकयन्त्रासो रमसस्‍्य मसन्तवः। 

अपानक्षासो बधिरा अहासत ऋतस्य पन्‍्थां न तरन्ति दुष्कृत: ॥ 
ऋग्वेद ६।७३॥६ 

श्लोक यन्त्र वाली, वेगवान जगत को जानने वाली (जगत्यां जगत 

का तात्विक शान कराने वाली) वीणा या वंशी अ्रपने पुरातन, अ्रतीत, धाम 

में (सिद्धावस्था में) बज रही है | भ्रंधे और बहरे इसे छोड़ देते है ( दुश और 

अशज जीव इसे सुनने के लिये श्रग्नतर ही नहीं होते) और दुष्ट कमों में लींन, 








#(-भी हरिराय वाझ समुक्तावली, पृष्टिमा्ग लक्षणानि | ह 


[ १४६ | 


पापी प्राणी सत्य साधना के पथ से इधर ही रहते है, उसके पार नहीं जा 
पाते |! 

हृठयोगी भी कुण्डलिनी-जागरण के समय नाद का सुनना मानते है। 
कहते हैं, यह नाद ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो जाता है| शेक्सपियर ने भी “म्चेन्ट 
आफ वेनिस” नाठक के श्रन्त में ग्रहों, पिंडों श्रौर लोकों की गति में श्रपूव 
संगीत की ध्वनि का होना स्वीकार किया है।* 

हरिलीला की चरम अवस्था रास-लीला में दिखाई पड़ती है । रास 
एक प्रकार का मंडलाकार नृत्य होता है। रासलीला में कृष्ण केन्द्र में होते है 
क्रौर गोपिकार्य उनके चारों ओर । नुत्य की गति-विधि ऐसी होती है जिसमें 
प्रत्येक गोपी कृष्ण को अपने ही समोप अनुभव करतीं है | सूर के शब्दों में 
धन में विद्युत और विद्य त में घन जैसी प्रतीति रात के अन्दर होने लगती है । 
अध्यात्म क्षेत्र में यह प्रतिपल की घटना है| गोपियाँ जौवात्मा का रूप हैं और 
कृष्ण ब्रह्म हैं | जीवात्मा में परमात्मा और परमात्मा में जीवात्मा की व्याप्ृति 
वेद के कई मंत्रों में वर्णित हुई है । जेसे:--- 

यस्तु सबोणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति । 

सबे भूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ।|यजु० ४०।६। 

जो सब भूतों को श्रात्मा में और आत्मा को सब भूतों में अनुभव करने 
लगता है, वह किसी से घुणा नहीं करता । 

गीता ने इसी भाव को इन शब्दों में प्रक" किया है :--- 

सबे भूतस्थमात्मानं सबे भूतानि चात्मनि। 

इचते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदशनः॥ 

१--ऋग्वेद के दशम मंडल के १३४वें यम सूक्त में सातवाँ मंत्र मानव शरीर 

में निहित नाड़ियों की धमन-ध्वनि को “गीर्मिः परिष्कृतः” संगीत-स्वरों से 
सुशोभित रहता है। पौराणिक अनुश्र॒तियों के अनुसार यम विवस्वान (सूर्य) 
का पुत्र और यधुना विवस्वान की पुत्री है। श्रीकृष्ण ने भी गीता में अपनें 
को राजयोग के संबंध में विवस्वान के साथ संयुक्त किया है (गीता ४॥१,२,३) | 
यमुना श्रौर श्रीकृष्ण का सम्बन्ध है ही | कृष्ण की मुरली यमुना-तट पर ही 
बजी थी | सायण' और उनके आधार पर मेकडौनेल ने “इयमस्य धम्यते 
नाडी:? का श्र किया है; “यह यम की वंशी बज रही है |? मंत्र में शरीर 


को यम का सदन और देवताओं का निवास-स्थान कहा गया है | 


2. 67878 700 086 8708)686 07४ जंग थ6प 9७700?!8%, 
डिप70 जए गा8 कांप पीट७ 8॥7॥ 878)6 8788, 
>०006 ४, ॥7608 60-6] ऐछ0/०00॥0 0६ ०४५७, 


[ १४० | 


यो मां पश्यति स्वेत्र सबे च मयि पश्यति। 

तम्याहँ न प्रशश्यामि स च में न प्रशुश्यति ॥६।२€।३० 

एक होता हुआ भी प्रशु सबके पास कैसे पहुँच जाता है, सब को केसे 
प्राप्त हो जाता है, इमका उल्लेख नीचे लिखे मंत्रों में हैः-- 


विश्वतश्च॒क्लुरुत विश्वतोमुखो विश्वतों बाहुरुत विश्वतस्पात्‌ | 
यलु० १७।१६। 


त्व॑ हि विश्वतोमुख विश्वतः परिभूरसि । ऋ" १।७४।६। 

इसी प्रकार के श्रौर मी कई मंत्र वेद में आते हैं | इनमें कहा गया है 
कि प्रभु विश्व-व्याप्त है। उसकी श्राँखें, मुख, भुजाये, पेर चारों ओर है। वह 
सब ओर से सबको घेरे हुये है | अन्दर और बाहर सर्वत्र विराजमान है। जो 
प्रभु सबके अन्दर और सबके बाहर विद्यमान है, उसको प्रत्येक मक्त अपने पास 
अनुभव करेगा हो | पर आश्चर्य यही है कि जो प्रभु सबके इतना निकट है, 
उप्तके सामीप्य का अनभव सबको सब अ्रवस्थाश्रों में नहीं होता । वेद ने कहा 
था, 'प्रभु सबके श्रन्तश्चारी बने हुये अपनी लीला कर रहे है ।? धन्य हैं वे 
व्यक्ति जो इस लीला का दर्शन करते है। १९ ऐसे व्यक्ति भी तो अनेक हैं, 
जिन्हे इस लीला का भान तक नही होता । 


रासलीला श्टगार परक होने के कारण स्वभावतः संयोग और वियोग 
दो पक्त रखती है| इसका शाश्वत संयोग तो भगवान के अनुग्रहप्राप्त शुद्ध 
जीवों के साथ है, पर आत्मा के श्रन्य जीव रूपों के साथ इसका कभी सयोग 
श्रौर कभी वियोग परिलक्षित होता रहता है । सर ने भी रास के अ्रन्तगंत दोनों 
दशाओओं का चित्रण किया हे । राधा रास के अन्तगत बाँई श्रोर) रहती है। 
सर ने राधा को गौड़ीयमक्ति-भावना के अ्रमसार परकीया नायिका का रूप 
न देकर, ब्रज की पुष्टिमार्गीय भक्ति के श्रनुसार स्वकीया नायिका का रूप दिया 
हैं और इसी कारण उसे वामांग में रखा है | पर मान करने के कारण राधा 
को कृष्ण-वियोग सहना पड़ा और रात-लीला स्थगित हो गईं, क्‍योंकि कृष्ण 
श्रन्तहित हो गये | राधा का मान जब पश्चाताप की श्रग्नि में पड़कर नष्ट हो 
गया, ठो कृष्ण युनः प्रकट हो गये श्रौर रास-लीला फिर आरम्भ हो गई | 
निम्नांकित ऋचा में इस का कारण और भी स्पष्ट कर दिया गया हें;--- 





१--वाम भुज खनि (राधा) दक्षिण भुजा सखी (चन्द्रावली) 
प्रबल कु'ज बन घास सुद्ध कृहि न जाई || 


[ १४१ | 


ढा सुपणां सयुजा सखाया समान वृक्ष परिषस्वजाते | 
तयारन्यः पिप्पलं स्वाह््ति अनश्ननअन्यो अभिचाकषीति ॥ 
ऋर० १[१६४।२० 
प्रकृति रूप वृक्ष पर ईश्वर और जीव नाम वाले दो पक्षी णैठे हुये हैं । 
दोनों सदुजा हैं, सला है | इनमें से एक (ईश्वर) इस बृक्ष के फल नहीं 
सलाता। दूसरा (जीव) स्वाद ले-लेकर इस दृक्षु के फल खाया करता हैं। फल 
खाना,फल की श्राकांज्षा रखना ही श्रासक्ति है। श्रासक्ति में ग्रसित जीव इसी लिये 
हरिलीला में भाग लेने से वचित रह जाते है। जब वे श्रनासक्ति की ओर प्रयाण 
करते है, तो इस लीला से उनका संयोग होता है श्रौर आसक्ति का विवेचन 
उन्हें विरू-भाव से अमिभूत कर देता है। विरदह की यह अ्रनभूति ही प्रेमा 
भक्ति को सुदृढ़ भूमि पर स्थापित करने वाली है । 


भगवान की इस लीला में भाग लेना ही भक्त के लिए. सब कुछ है। 
जहाँ वैधी भक्ति करने वाले मुक्ति की आकाक्षा किया करते है, वहाँ पुष्टि- 
मार्गीय भक्त मुक्ति को भी तुच्छु समझते हुए हरि-लीला में भाग लेना ही 
अपनी भक्ति का चरम लक्ष्य मानते हें.। उन्नत अ्रवस्था में भक्ति स्वतः हरि- 
लीला में भाग लेने के अतिरिक्त और कुछ नहीं रहती। 

पुष्टिमा्ग में भगवद्अनग्रह, प्रभु की करुणा ओर आआत्मसमपण 
का महत्वपूर्ण स्थान हे। इस संबंध में वेद के दो मंत्र नीचे उद्ध त कर हम 
इस प्रकरण को समाप्त करेंगेः-- 


यमगने भनन्‍्यसे रयि सहसावन्नमत्य । 
तमा नो वाज सातये विवो मदे यज्ञ षु। चित्र माभरा विबच्षसे।। 
ऋ० ९१०॥२१॥४ 
हे शक्ति के स्ोत, है महा महिमामय, श्रमर प्रभो, आप जिस धन 
को मेर योग्य समझे, उसे ही मझ्के प्रदान कर | यज्ञ-काया में प्रसन्नता के लिये 
बल-प्राप्ति के लिये उसी की श्रावश्यकता है । 


यहॉ भक्त अपनी ओऔ्रोर से किसी धन की आकांच्ा नहीं करता। उसने 

अपने आपको प्रभु के सुपुदं कर दिया है। वे जेसा उचित समर्के, करें| आत्म- 
समपंणु की यह उच्च कोटि की स्थिति है। 

दिवो नु मां बृहतों अन्तरिक्षात्‌ अपांस्तोको अभ्यपप्तदू रसेन। 

समिन्द्रियेण पयसाउइहमग्ने छन्दोमियज्ञ: सुकृतां कृतेन | 

अथव० ६॥१२४। १९ 


[ १४२ ] 


हे परमेश्वर, तेरे प्रकाशमय महान श्रन्तरिक्ष से तेरे करणा रूप जलों 
का एक खलप कण, अपने तृस्तिकारक रस के साथ, मुझ पर गिरा और उसी 
स्वल्प करुणा कण ने मुझे पराक्रम, ज्ञान, मंत्रशक्ति, शुभ कर्म और उनके 
फल-सुख-से संयुक्त कर दिया । 

भगवान की दया का, कृपा का, करुणा का, श्रनुग्रह का कैसा अ्रद्‌- 
भुत प्रभाव हैं | प्रभु की महिमा महान है। उसकी थोड़ी सी दयाद्ृष्टि जन्म- 
जन्मान्तरों से पतित प्राणी का भी उद्धार कर देती है। वेद में वर्णित इन 
भावनाश्रों का सूस्मागर में प्रतिपादित भावनाओं के साथ केसा विचित्र 
ताम्य है। 


हरिलीला ओर पुराण साहित्य 


(79 


जैसा पूर्व लिखा जा चुका है, हरिलीला द्यावा से लेकर प्रथिवी पयन्त 
समग्र विश्व में व्याप्त हो रहो है। न यह एककालिक है और न एकदेशीय | 
यह प्रकृति और पुरुष की क्रीड़ा है। प्रकृति और पुरुष मी तात्विक दृष्टि से मिन्न- 
भिन्न नही, प्रत्युत एकही सत्ता के दो पाश्व है। इन्हीं को राधा ओर कृष्ण नाम 
से अभिहित किया गया है। हरिलीला में राघा और कृष्ण का नाम प्रमख 
रूप से आता है | श्रतः इस स्थान पर हम इन दोनों नामों का पौराणिक विवे 
चन प्रस्तुत करे गे श्रोर हरिलीला से सम्बन्धित तामग्री का जो रूप पुराण- 
साहित्य में उपलब्ध होता है, उतका भी अ्रनुशीलन करेंगे | 

सर्व प्रथम हम श्रीकृष्ण को लेते है । श्रीकृष्ण का नाम भारतीय साहित्य 
के, विद्यार्थी के लिये श्रपरिचित वस्तु नही है | महामारत में कृष्ण का नाम अनेक 
बार आया हे | इस ग्रन्थ में वे कहीं राजनैतिक योद्धा के रूप में, कहीं वेद 
बेदांगवेता के रूप में श्रोर कही धर्मोपदेष्टा के रूप में चित्रित किये गये हैं |" 
गीता तो आ्राज तक उन्हीं के मुख से निकली हुई कही जाती हैं। गीता महा- 
भारत का ही श्रश हेै। गीता के उपदेश महामारत के भिन्न-भिन्न स्थलों में 
भी बिखरे पड़े है । महाभारतकार स्वयं श्रीक्षष्ण को सात्वत धरम का उपदेष्टा और 
आचाय कहता है | पाणिनि कृष्ण शब्द का तो नही, परन्तु वासुदेव शब्द का 
अजु न शब्द के साथ प्रयोग करता है ।* कृष्ण वसुदेव के पुत्र थे । श्रतः वे 
बासुदेव कहें जाते है। महाभाष्यकार पातंजलि लिखते है कि कृष्ण ने 
कथ को मारा | फिर दूसरे स्थान पर लिखते है कि वासुदेव ने कस को मारा । 
इस प्रकार कृष्ण और वासुदेव एक ही हैं, यह असंदिग्ध है । 


१--महाभारत में वर्णित क्ृष्ण-जीवन की समस्त सामग्री हमने अपने प्रकाशित 
ग्रन्थ महाभारत और श्रीकृष्ण में एकत्र कर दी है। 
२--वासुदेवाजु नाभ्यां बुआ_। ४।३। ६८। 


[ १४४ | 


छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण को देवकी पुत्र और घोर श्रांगिरस ऋषि 
का शिष्य लिखा हुआ है ।* देवकी पुत्र स्पष्ट रूप से सूचित करता है कि यह 
कृष्ण महाभारत के वासुदेव कृष्ण हो हैं। इस सम्बन्ध में छांदोग्य उपनिषद की 
वह शिक्षा भी विचारणीय है जो घोर श्रांगिसस ऋषि से श्रीकृष्ण को प्राप्त हुई 
थी | छांदोग्य में लिखा हैः-- 
अथ यत्तपो दान मारजब महिंसा सत्य वचनमिति ता अस्य दक्तिणाः । 

३॥१७।४। 

श्रैथात्‌ जो तप, दान, सरलता, श्रहिंता और सत्य वचन हैं वही यज्ञ की 
दुक्षिणा है | इन शब्दों से दृव्य रूप दक्षिणा का निषेध होता है। साथ ही 
द्रव्यमय यज्ञ का भी खंडन हो जाता है । इस प्रकार छांदोग्य उपनिषद का उप- 
देश यज्ञ एवं कमकांड परायण बाह्यणत्व का विरोधी है। गीता के नीचे लिखे 
श्लोकों में, लगभग इन्ही शब्दों में, यही शिक्षा दी गई है-- 

श्रेयान्‌ द्रव्यमयायज्ञात्‌ ज्ञानयज्ः परन्तप |४३३। 

दान दमरचयज्ञर्व स्वाध्यायस्तप आजबम्‌ |१६।१९। 

अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्याग: शान्विरपेशुन्म्‌ ।१६॥२। 

यावानथे उदपाने सबेतः सम्प्लुतोदके । 

तावान्‌ स्वंधु वेदेषु ज्राह्मणस्थ विजानतः ।२४६। 

इस शिक्षा-साम्य से सिद्ध होता है कि छांदोग्य के देवकी-पुत्र कृष्ण 
महाभारत के सात्वत धम के उपदेष्टा तथा गौता के प्रबचनकर्ता वासुदेव कृष्ण 
ही हैं। जैन ग्रन्थों में भी कृष्ण की कथा आती है और उन्हें बाईसवें तीर्थकर 
नेमिनाथ का समकालीन माना गया है। ऋग्वेद के श्रष्टम मंडल के ८४, ८६ 
श्रौर ८७ तथा दशम मंडल के ४२, ४३ और ४४ सूक्तों के ऋषि का नाम भी 
कृष्ण है | परूतु यह कृष्ण ऋषि देवकी पुत्र कृष्ण नहीं जान पड़ते | ऋषि कृष्ण 
के नाम पर कार्ष्णायन गोत्र चला है। संमवतः इसी गोत्र-प्रवतंक ऋषि के 
नाम पर वसुदेव ने अपने पुत्र का नाम कृष्ण रखा होगा। 


जिस घोर आंगिरस ऋषि का नाम छांदोग्य उपनिषद में आता है, उसी 
ऋषि का नाम कौशीतकी ब्राह्मण में भी पाया जाता है और उसके साथ 





'फमकसयशकमननममकफन- कक म<५++न्मप करन 


१--तह तद्‌ घोर आ्रंगिरस:कृष्णाय देवकी पुत्राय उक्त वा उवाच | अ्रपिपास 
एवं स बभूव । सोडन्तवेलायामेतत्त्रय॑ प्रतिपद्य त। अज्तषितमसि, श्रच्युतमसि, 
प्राणसंशितमसि । छां० ३।१७।६। 


[ श#४४ ] 


कृष्ण का नाम भी विद्यमान है। कृष्ण को इस ब्राह्मण में आंगिरस कहा 
गया है ।" 


इन उल्ल खो से सिद्ध होता है कि श्रीकृष्ण के पिता का नाम वसुदेव 
आर माता का नाम देवकी था। वे घोर आ्रांगिसस ऋषि के शिष्य थे,समश्त वेद- 
बेदांगों के ज्ञाता थे, राजनीति में निपुण थे श्रौर बलवान योद्धा थे ।* इन्होंने 
सात्वत सम्प्रदाय की स्थापना की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य पशु-हिंसा-पूर यशों 
का विरोध ओर निवृत्ति मार्ग के स्थान पर प्रवृत्ति पथ का प्रचार करना था | 
सम्भवतः इसी सर्वागीण शारीरिक, सामाजिक एवं आत्मिक उन्नतिके कारण वे 
जनता के लिए, समादरणीय एवं मक्ति-भाजन बन गये थे | एक ध्यान पर महा- 
भारतकार ने भीष्मजी से उनकी ईश्वर के रूप में स्तुति भी कराई है। 


परवर्ती पौराणिक साहित्य में उनके ईश्वर रूप का औ्रौर भी अ्रधिक 
विकास हुआ और पूतना-बच, शकट-भंजन, तृणावर्त, यमलाजु न, माखनचोरी 
आदि आलंकारिक तथा प्रतीकात्मक कथाओं का सम्बन्ध उनके जीवन के साथ 
जोड़ दिया गया । हरिवंश पुराण में, जो महाभारत के पश्चात्‌ सौति उद्रश्रवा 
द्वारा शौनक को सुनाया गयाहै, कृष्ण-चरित को सर्व प्रथम गोपियों के चरित्र 
के साथ सम्बद्ध किया गया है। हरिवंश के श्रन्तर्गत विष्णुपर्व के १२८ श्रध्यायों 
में कृष्ण-जीवन की संपूर्ण गाथा दी हुई है | कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते 
हुये हरिवंश का स्वयिता अ्रष्याय २० में लिखता!है :--- 


तास्तस्य बदन कान्‍्तं कानता गोपब्लियो निशि। 
पिबन्ति नयनाक्षेपेगां गत॑ शशिनं यथा ॥१6॥ 
शः 
हरिताल्लाद्रपीतीेन स कौर,येन वाससा। 
बसानो भद्र बसन॑ ऋष्णः कान्ततरोडमवत्‌ ||२०॥ 
५ शे 
स बड्धांगद निठ यूह श्चित्रया बनमालया। 
शोभमानो हि गोविन्दः शोभयामासतदू ब्रजम्‌ ॥२१॥ 





१--कौशीतकी ब्राह्मण का दूसरा नाम शांखायन ब्राह्मण है श्रौर इसी नाम से 
श्रानन्दाश्रम पूना से प्रकाशित हुआ है । उसके श्रन्तिम तीसवें अध्याय में 
कृष्ण के सम्बन्ध में ये शब्द आये हैं-- 
कृष्णो है तदांगिरसी ब्राह्मगांन्‍्डुन्तीयः तृतीयं सबन ददर्श । 
२--वेद वेदांग विज्ञानं बल॑ चाप्यधिक तथा | 
नृणां हि लोके कोडन्योस्ति विशिष्टःकेशवाहते।। 
महाभारत, सभा पवे,[अश्रध्याय ३८। 


आओ 


कृष्ण का मुखमडल श्रत्यन्त सुन्दर था। कान्त गोपिकाये अपने नयना- 
क्षेपों द्वारा उत सौदर्य का पान करने लगीं | उस समय वह मुख ऐसा प्रतीत 
होता था जैसे प्रथ्वी पर चन्द्रमा ही उतर आया हो | सुन्दर बस्त्रों से सुतजित 
कृष्ण वैसे भी सुन्दर थे | श्रब हरितालाद पीत कौशेय वस्त॒ (पीताम्बर) को धारण 
कर और भी श्रधिक सुन्दर दिखलाई देने लगे | भुजाञ्रों में श्रंगद नाम का 
श्राभूषण धारण करके तथा विचित्र बनमाला से शोभित होकर कृष्ण ब्रजभूमि 
को शोभायमान करने लगे | हरिवंश में यह भी लिखा है कि श्रीकृष्ण बालिका, 
युवती एवं बृद्धा सभी के लिये प्रिय बने हुये थे | त्रज में यदि कोई उपद्रव हो 
जाता, तो गोपिकाये श्रीकृष्ण को सुरक्षित देखने के लिये व्याकुल हो उठती 
थीं | कृष्ण से शून्य जज उनकी दृष्टि में कोई आकर्षण नहीं रखता था । 
हरिवंशकार लिखता है :--- 

दिवस: को बिना सूर्य बिना चन्द्रेण का निशा | 

बिना वृषेण का गावो, बिना ऋष्णेन को ज्ज- || 

बिना कृष्णं न यास्यामो विवत्सा इब घेनवः ॥ १२।२७।विष्णुपवे। 

जैसे सूर्य के बिना दिन, चन्द्र के बिना रात्रि तथा दृषभ के बिना गायों 
की शोभा नहीं होती, वैसे ही कृष्ण के बिना ब्रज शोभा-रहित है। जेंसे गायें 
अपने बछुड़ों से वियुक्त होकर गोष्ठों में जाना पसन्द नहीं करतीं, उसी 
प्रकार ब्रज-वासियों को ऋष्ण के बिना ब्रज में जाना या रहना रुचिकर नहीं था। 
यमलाजु न-भंग नाम के सातवें श्रध्याय के सातवें श्लोक में कृष्ण श्रौर बलराम 
दोनों को 'सपभोग भुजो! और 'कलभकौ? श्रथांत फन सहित सप के शरीर 
के समान बाहु बाले और हाथी के बच्चे के समान बलिष्ठ अ्रंगबाले कहा 
गया है | हरिवंश के इस स्थल पर यशोदा ने कमल-लोचन कृष्ण को रख्सी 
के द्वारा उलूखल में भी बाँधा है, परन्तु उसका कारण गोपियों का उपालम्भ नहीं 
है, प्रत्युत यह है कि समस्त ब्रज में विचरण करते हुये कृष्ण को निवारण करने में 
नन्‍द गोप भी अश्रसमर्थ हो गये थे । मूल में शब्द है, “विप्रकुबोणो?,पासु- 
दिग्घांगा! तथा 'करीषप्रोक्षिती', जिनका साधारण श्रथ है उपकार करते हुए, 
भूलिधूसरित श्रोर गोमय मडित। नीलकंठ ने अ्रपनी भारत-भावदीप नामकी 
टीका में विप्रकुर्वाणो' का श्र लिखा है--नवनीत चौर्यादिना उपकारं 
कुवांणों |? मूल में नवनीत चोरी का कहीं भी उल्लेख नहीं है । 


हरिवंश पुराण में पूतनाबध, शक्‌टभंग, यमलाबु न पतन, माखनचोरी, 
कालिय दमन, घेनुक-बध, प्रतमम्ब-बध, गोबर्धन-धारण श्रादि सभी लीलाश्ों 
की प्रभूत'एवं विशद्‌ चर्चा आ गई है |वर्षो श्रौर शरु[॒ के भी मनोरम वर्णन 


[| १४७ |] 


है। अपनी गाथात्मक श्रथवा लौकिक शैली के कारण यह पुराण अन्य 
पुराणे से प्राचीन प्रतीत होता है। 


रासलीला का वर्णन इस पुराण में इन शब्दों द्वारा किया गया है :-- 

ता वायेमाणाः पितृमि: आतमि- मात्मिस्तथा। 

कृष्ण गोपांगना रात्रो सगयन्ते रतिप्रियाः ॥२४७।श्रध्याय२०। 

तास्तु पंक्तीकृता' सर्वो: रमयन्ति मनोरमम्‌। 

गायन्तः कृष्ण चरित' इन्द्रशों गोपकन्यकाः ॥|२४ |श्रध्याय२०। 

>< ५८ >< ५९ 

एवं स कृष्णो गोपीनां चक्रवालेरलंकृतः। 

शारदीषु स चन्द्रासु निशासु मुमुदे सुखी ॥३४श्रध्याय २०। 

गोपांगनायें अ्रपने माता, पिता तथा अ्राताओ्रों के निषेध करने पर भी 
रात्रि के समय प्रेम में विहल हो कृष्ण को खोजने लगीं | कृष्ण के पास पहुँच 
कर वे मनोरम मंडलाकार नृत्य में आनन्द लेने लगी और दो-दो की जोड़ी 
बनाकर कृष्ण-चरित्र के गान में मग्न हो गई |'"*****“'गोपिकाश्रों के 


मंडल से घिरे हुए कृष्ण शरद की ज्योत्स्ना-धवल निशा में आनन्द 
करने लगे । 


ब्रह्म पुराण के श्रध्याय ७२ से १०३ तक और विष्णु पुराण के पॉचवं 
अंश के ३८ श्रध्यायों में कृष्ण-चरित सम्बन्धी श्लोक लगभग एक से है। 
कहीं-कही एकाध शब्द जैसे जंभे के स्थान पर बृत्रे, सुराः के स्थान पर द्विजाः 
आदि और एकाघ श्लोक का ही थोड़ा-सा अन्तर है ।१ श्रतः वे किसी एक 
ही कवि की कृति जान पड़ते है | 


इन पुराणों में कृष्ण का अवतार, पूतनावध, शकटभजन, यमलाजु न- 
पतन, अरिष्ट, केशी-घेनुक-बध, गोबर्ध न-धारण, कालियदमन, नाग कन्याओ्रों 
द्वारा भगवान श्रीकृष्ण का स्तवन, रास-लीला अदि अनेक बाल्य एवं केशोर 
काल की लीलायें वर्णित हुई हैं। माखनचोरी, पनघट प्रस्ताव, चीरहरण, 
भ्रमरगीत आदि के प्रसंग विष्णु पुराण और ब्रह्मपुराण में नही हैं। ये प्रसंग 
हरिवश में भी नहीं मिलते | 

भास ने बाल-चरित नाटक में माखनचोरी का संकेत इस प्रकार 
दिया है ;-- 





१--आरम्भ के श्लोकों और श्रध्यायों की श्लोक संख्या, में भी श्रन्तर है। 


| रथ |] 


ननन्‍द गोप पुत्र: एकर्सिन्‌ गेहे गत्वा क्षीरं पिबति, अन्यस्मिन्‌ 
गेहे गत्वा दधि भक्षयति , नवनीत॑ गिरति आदि । 
भास नाटक चक्रम्‌, एष्ठ ४३६।४३७| 
भास ने गोषियों के शिकायत करने पर यशोदा-द्वारा कृष्ण का उलूखल 
में बाधा जाना भी लिखा है | रासलीला सम्बन्धी कुछ श्लोक विष्णु पुराण 
के ११वं श्रध्याय से नीचे उद्ध त किये जाते हैर ;-- 
गोपी परिवृतों रात्रि शरब्नन्द्र मनोरमाम्‌ । 
मानयामास गोविन्दो रासारम्भ रसोत्सुकः ॥२७।॥ 
५८ ५ ५९ >< 
ततो. दृदृशुरायान्तं विकाशिमुख पंकजम । 
गोप्यस्रे लोक्य गोप्तारं कृष्णमक्लिष्ट चेष्टितम्‌ ॥४३॥ 
५८ )< »< ५८ 
काचिद्‌ श्रभंगरं कृत्या लत्ाटफलक हरिम | 
विलोक्य नत्र भ्रगाभ्यां पपौ तन्‍्मुख पंकजम्‌ ॥४४।। 
तामिः असन्न चित्तामिगोंपीमि: सह सादरम्‌ । 
रराम रास गोष्ठीमिरुदार चरितो हरि: ॥४८। 
>< ५ ८ >< 
ततः स ब्बुते रासश्चलद्॒लय निस्वन:। 
अजयात शरत्काव्य गेय गीति रनुक्रमात्‌ ॥५१॥ 
»< )< ] >< 
रेमे तामिरमेयात्मा कपास क्षपिताहितः ॥६०॥ 
इन श्लोकों में भी कृष्ण का वैसा ही सौदय है, कमल के समान खिला 
हुआ, प्रसन्न मुख-मंडल है, जिसे गोपिकायेँ सतृष्ण नेत्रों से टकटकी लगाकर 
देखती हैं। शरचन्द्र-मनोरमा रात्रि है, तंत्री बज रही है, गान हो रहा है, 
रास-नृत्य को ह त गति के कारण कंकण चलित हो मधुर निःस्वन करने 
लगते हैं श्रमेयात्मा, शत्रु हन्ता हरि इस प्रकार गोपियों के साथ रास-क्रीडा 
कर रहे है | 


यद्यपि हरिवंशकार कृष्ण को विष्णु के अवतार रूप में चित्रित करता 
है, फिर भी उसकी दृष्टि अधिकतर लौकिक पक्ष की ओर है। ब्रह्म या 


न 2 अलसी ५ ५४% 
२--अहधुराण में ये रलोक ८९वें श्रध्याय में हैं | 


[ १४६ ] 


विष्णु पुराणकार हरिवश के रचयिता की भाँति इसी लोक पर दृष्टि नहीं 
रखता, वह श्रीकृष्ण को परब्रह्म स्वरूप कहकर अपनी आध्यात्मिक भावना 
भी प्रकट कर देता है |*< जड़ जगत का समस्त सौदय तो रासलीला में है 
ही, आत्मिक सौदय से भी वह वचित नहीं है । 


पद्म पुराण, वायुपुराण, वामनपुराण, रे कूम पुराण तथा गरुढ 
पुराण, में भी कृष्ण-कथा संक्षेप से आती है, परन्तु ब्रह्म वेवत्त के श्रीकृष्ण 


म०००७ ०.3. सनम रमन कनमयाने वन “नाना “अत +3अननकनान.. निमामलीअनन-«मभान++९३कननमन न ++3+५ न» ७. «नमन साककननमनम-+ मान कक न-- पा «आ>ननन.... फनीनननंं-ी कान वनानान-अकमकनन- “33% 





जनम». नन«ममकक नक>ननाना. लीन... नानी. अविनन-ग- सन... डिनर कम. पहनी लाना पी... सनम ७३-०७» ४»कननारी-नक शलाका हनन-ाकी “७-०५ काम कनआमयान 


»८--आत्मस्वरूप रूपोडसो व्याप्य सबमवस्थितः || ब्ह्मपुराण |८१-४२ | 

१--पाताल खड, वृन्दावन माहात्म्य, श्रध्याय ६६४ से ८शे तक। यह पुराण 
हरि-लीला के श्राध्यात्मिक सिद्धांत पक्ष की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके 
उद्धरण “गोपियाँ' शीर्षक परिच्छेद में दिये जावेंगे | 


२--वायु पुराण, द्वितीय खड, श्रध्याय ३४ में पहले स्थमंतक मणि की कथा 
दी है जो मास्कर से शक्रनजित को श्रोर शक्रजित से उसके भाई प्रसेन- 
जित को प्रात हुई थी । श्रीकृष्ण इस मणि को प्रसेनजित से 
प्रात्त करना चाहते थे, पर न पा सके | एक दिन मुगया करते हुए 
प्रसेनजित सिंह द्वारा मार डाले गये | ऋक्षराज जाम्बवान ने उस तिंह को 
भार डाला और उस दिव्य मणि को लेकर अपने बिल में प्रवेश किया । 
इधर वृष्णि तथा श्रन्धक वशौ श्रेष्ठ पुरुषों ने ऐसा विचार किया कि कृष्ण 
उस मणि को प्राप्त करना चाहते थे, अतः उतके लोभ में इन्होने प्रसेनजित 
का बंध किया हैं | श्रीकृष्ण अपने सहवर्गियों द्वारा लगाये गये इस मिथ्या- 
रोप को सहन न कर सके और बन में चले गये | वहाँ उन्होंने अश्व सहित 
प्रसेनजित को निहत श्रवस्था में पड़े हुए देखा । उन्हीं के पास ऋच्ञराज 
जाम्बवान्‌ द्वारा मरे गये सिंह के शव को भी देखा। स्थमंतक मणि को 
वहाँ न पाकर वे ऋच्राज के पद चिन्हों के सहारे उसकी गुहा के पास 
पहुँच गये । शुह्य के अन्दर से उसी समय यह शब्द सुनाई दिया: “सिह 
ने प्रसेन को मारा और जाम्बवान ने सिंह का बंध किया । है सुकुमार ! 
मत रो, यह स्यमंतक मणि तेरी है |” ये शब्द गुहा के अ्रन्दर धात्री जाम्ब- 
वान के पुत्र से कह रही थी | इन शब्दों को सुनकर श्रीकृष्ण ने उस गुहा 
के अन्दर प्रवेश किया श्रोर इक्कीस दिन तक जाम्बवान के साथ युद्ध करके 
उसे पराजित किया | इसके पश्चात्‌ वे जाम्बवान की पुत्री जाम्बवती और 
स्थमतक मणि को लेकर द्वारिका में आये श्ौर समस्त सात्वतों की सन्निधि 


शेष टिप्पणी अगले प्रुष्ठ पर 


[ १६० |] 


जन्म खंड' तथा भीमद्धागवत के दशम एवं एकादश स्कन्चों में यह कथा विस्तार॑- 
पूर्वक वर्णित हुई है। __ 
शेष टिप्पणी पिछले पृष्ठ की 
में सत्राजित को वह मणि दे दी | इस प्रकार श्रीकृष्ण उस भिथ्या अभि- 
शस्ति से बच सके । इसके पश्चात्‌ भोज, बृष्णि तथा श्रन्धकर्वंशोय कुन्ति- 
भोज, आहुक, देवक, वसुदेव श्रादि का वश-विवरण दिया है। श्रीकृष्ण 
की उत्पत्ति के सम्बन्ध में लिखा हैः-- 
देव देवो महातेजाः पूर्व कृष्ण: प्रजापति: | 
विहागर्थ मनुष्येषु जशे नारायण: प्रभु ।।१६२॥।। 
देवक्यां वसुदेवेन तपता पुष्करेज्षणः । 
चतुर्बाहु: स॒ विज्ेयो दिव्यरूप: श्रियान्वितः ॥॥१६३॥ 
प्रकाशों भगवान योगी कृष्णो मानुषमागतः | 
श्रव्यक्तो व्यक्त लिगस्थ; स एवं भगवान्‌ प्रभु; ॥॥१६४॥ 
ग्रव्यक्त: शाश्वतः कृष्णो हरिनारायणः प्रभु; | 
जायते स्मेव भगवान्नयनेमॉहयन्‌ प्रजा; ||२०२॥ 


श्रीकृष्ण के जन्म के समय सागर कम्पित, पर्वत चलायमान और अग्निहोत्र 
प्रज्बलित हो उठे | कल्याणकारी पवन चलने लगा। अन्तरिक्ष प्रशान्त हो 
गया । ज्योतियाँ चमकने लगी | उस समय अ्रभिजित नक्षत्र था। जयन्ती 
नामकी रात्रि थी | विजय नाम का मुहूते था। श्राकाश से पुष्प-बृष्टि हो 
रही थी | सहरों गंधव और महृषि मंगलमय गीतों से मगवान की स्तुति 
कर रहे थे | 


इसी श्रध्याय में श्रीकृष्ण के प्राकट्य का कारण यह दिया गया है;-- 
अचरतू स महीं देव: प्रविष्टे मानुष्री तनुम्‌ । 
मोहयन्‌ सब भूतानि योगात्मा योगमायया ||२३१॥। 
नष्टे धरम तदा जज विष्युव् ध्णि कुले स्वयम्‌ | 
कतु धम व्यवस्थान मसुराणां प्रणशनम ॥२३२॥। 
इसके उपरान्त रुक्मिणी, सत्या, सत्यभामा, जाम्बवती, शैव्या, कालिंदी, 
मित्रविन्दा, लक्ष्मणा श्रादि श्रप्सराश्नो के चतुदंश गुणों से सम्बन्धित १६ 
सहख श्रीकृष्ण की पत्नियों का कथन है और उनके पुत्रादि का विवरण 
दिया है। न यहाँ राधा है, और न किसी प्रकार की गोप-लीला का 
शेष टिप्पणी अगले प्रष्ठ पर 


| १६१ | 


रास-लीला का उल्ल ख हम हरिवंश तथा विष्णु दोनों पुराणो में दिखा 
चुके है । हरिवंशकार ने रास के स्थान पर हल्लीस शब्द का प्रयोग किया है। 
श्रीधर स्वामी ने रास का अ्रथ स््री-पुरुष का परस्पर हाथ पकड़ कर गाना और 


शेष टिप्पणी पिछले पृष्ठ कौ 

उल्ले ख | परन्तु आगे अ्रध्याय ४२ में श्लोक ४४ से ४३ तक श्रक्षर से भी 
परे गोलोकवासी भगवान कृष्ण का उल्ल ख है, जिन्हे लीला-विल्लास-रसिक, 
वल्लवीयूथ-मध्यग, शिखि, पिच्छु-किरीट से शोभित, खंजरीट के समान 
कानों तक फेले हुए विशाल मनोहर नेत्र वाले, कुज बिहारी, पीताम्बर- 
घारी, वेणवादक, गायों के पीछे दौड़ने वाले, राधा-विलासी और गोलोक 
में क्रीड़ा करने वाले कहा गया है | यह कथन व्यास जी के उस संशय 
के सम्बन्ध में है, जिसे वे अक्षखक्म से भी परे श्रीकृष्ण को मानने में प्रकट 
करते हैं | इस स्थल पर राधा तथा गोप-लीलाओं का स्पष्ट उल्लेख है। 

३--वासन पुराण में केशी, सुर तथा कालनेमि के बध की चर्चा है | 

४--कूम पुराण के पूर्वाद्ध' में अध्याय २४ के अन्तर्गत यदुवश का वर्णन है। 
अध्याय २४ में श्रीकृष्ण पुत्र-प्राप्ति के लिए. महादेव की आराधना करते है। 
अध्याय २७ में श्रीकृष्णात्मज साम्बादि की कथा है । 


४०-गरुड़ पुराण, आचार कांड, अ्रध्याय १४४ के ११ श्लोको में पूतना, शकद, 
यमलाजु न, कालीय, गोवद्ध न-धारण, केशी-चांणूरादि का बध, सान्दी- 
पनि गुरु से शिक्षा-लाभ आ्रादि सभी कथाश्रों का संक्षेपतः संकेत कर दिया 
गया है। गोपियों का तथा रुक्मिणी, सत्यमामा आदि कृष्ण की आठ 
पत्नियों का भी उल्ल ख है, पर राधा का नाम नहीं है | इसके २३७वं श्रध्याय 
में गीता का सार भी पाया जाता है| गरुड़ पुराण के तृतीयांश ब्रह्म कांड 
के अध्याय १६ में हृव्यवाह की कन्या नीला का श्रीकृष्ण की प्राप्ति के लिये 
तप करना, श्रध्याय २० में भद्रा का तप और श्रीकृष्ण द्वारा मित्रविन्दा 
का पाणिग्रहण करना, श्रध्याय २१ में सूय-कन्या कालिंदी के तप से तोषित 
भगवान का कालिंदी नदी के तीर पर उसे स्वीकृत करना, श्रध्याय २३ में 
श्रीकृष्ण-भार्यों जाम्बवन्ती के पूरवेजन्म की आख्यायिका का कथन तथा सोम 
पुत्री का विष्णु-प्राप्ति के लिए. श्री शेषाचल पर तप करने का उल्लेख श्रौर 
श्रध्याय २७ में जाम्बवती के साथ श्रीकृष्ण के विवाह का वर्णन आदि कई 
प्रसंग आ गये है। 


[ १६२ ) 


मंडली बनाकर घृ मते हुए हृत्य करना लिखा है। हेमचन्द के श्रभिधान कोष 

में हल्लीस का अथ र्त्रियों का मंडल बना कर नाचना लिखा है |" 
प्रश्न यह है कि क्या इन लीलाओं का कृष्ण के ऐतिहासिक चरित्र के 
साथ कोई सम्बन्ध है ? महाभारत से इन लीलाश्ों की वास्तविकता पर कोई 
प्रकाश नही पड़ता । सभा पर्व में शिशुपाल-बंध के प्रसंग में इन लौलाशों में से 
कुछ की एक क्षीण फकलक श्रवश्य मिल जाती है और द्रोपदी के चीर खीचे जाने 
के समय महाभारतकार श्रीकृष्ण को गोपीजन प्रिय भी कह देता है (यद्यपि कुछ 
विद्वान इस श्थल को मूल महाभारत का अंश स्वीकार नहीं करते), पर इन 
लीलाश्रों का जैसा घटाटोप भागवत तथा ब्ह्मवेबर्त में है, वैसा अन्यत्र किसी 
भी पुराण में दृष्टिगोचर नहीं होता । तो, इन लीलाश्रों का खोत कहाँ है १ एक 
उलभन और भी है। भागवत के श्रनुतार कृष्ण का बालजीवन यशोदा और 
नन्‍्द के साथ व्यतीत हुश्रा, जहाँ वे गोप-गोपिकाशं के साथ खेलते रहे श्रौर 
शिक्षा-लाभ का कोई अवसर नहीं मिला । कस-बध के पश्चात्‌ उम्रसेन को 
सिहासनासीन करके भ्रीकृष्ण बलराम के साथ अ्रवन्तीपुर-बासी काश्य सांदीपनि 
मुनि के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए. गये । यही पर उन्होंने सांगोपॉग वेद, 
उपनिषद्‌, आ्रान्वीक्षिकी, षड्‌ विद्या, राजनीति और रहस्य सहित घनुवँद का अ्रध्य- 
यन किया |* महाभारत भी उन्हें वेद-वेदांग-वेत्ता कहता है | छांदोग्य उपनि- 
षद्‌ के अनुसार कृष्ण ने घोर श्रांगिरत ऋषि के चरणों में बैठ कर वेद-वेदांग की 
शिक्षा प्राप्त की थी। कोषीतकी ब्राह्मण भी इस बात का समर्थन करता है | इस 
प्रकार शिक्षा लाभ के सम्बन्ध में एक दूसरे का समरथन करने वाले चार प्रामा- 

हरिवंश, पृष्ठ १६६, पाद टिप्पणी । 
भास ने भी बाल-चरित नाटक के तृतीय श्रक में रास के स्थान पर हल्ली- 
सक शब्द का प्रयोग किया है, यथा 
घोष सुन्दरि | वनमाले, चन्द्रेखे***हल्लीसक दृत्तबन्ध उपयुज्यताम । 


भास नाठक चक्रम, प्रृष्ठ ५३६ | 

[पूना ओरोरियंटल बुक एजेंसी, १६३७] 

हल्लीसक एक प्रकार का हृत्य बन्ध है, जिसमें व्यायाम के साथ इस 

ब्रह्माएड की रूपानकृति भी हो जाती है। रासलीला प्रकरण में इसे 
अधिक श्पष्ट किया जायगा | 


२-- भागवत्‌ १०|४१।३३,३४ 





[ १६३ ] 


णिक ग्रन्थ है; पर लीलाओ का उल्लेख केबल श्रीमद्धागवत में है। ऐतिहासिक 
सत्य कहाँ पर है १ वास्तव में कृष्ण-जीवन से सम्बन्धित इन लीलाश्ों ने 
कृष्ण-चरित की ऐ.तिहासिकता में एक ऐसा व्यवधान डाल रखा है जो इन 
लीलाओं को कवि-कल्पना-प्रसुत माने बिना उलकन को सुलमने नहीं देता । 


ग्रियस न, केनेडी, बेवर आदि पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि इन 
लीलाओं से सम्बन्धित कृष्ण क्राइस्ट का रूपान्तर है। ग्रियसन के अनुसार ईसा- 
इयों का एक दल ईसा की दूसरी शताब्दि में सीरिया से चलकर मद्रास प्रान्त के 
दक्षिण में आबाद हो गया था | इस दल के ईंसाइयों ने श्रपनी श्रनेक बातें छोड़ 
दी थी और हिन्दुश्रों की प्रथा के अनुसार सेंट थामस पर्वत पर मंदिर बनाकर 
ये ईसा की पूजा करने लगे ये | इंसाइयों के इस भक्ति-भाव-भरित वायुमए्डल 
का दक्षिण के हिन्दुओं पर प्रभाव पड़ा और उसका प्रतिफलन दक्षिण की वैष्णव 
आड्यार शाज्ा में सब प्रथम दिखाई दिया । आढ्यार शाखा के प्राथमिक 
आचाये शठकोप, यवनाचारय अथवा यमुनाचाय॑ आदि निम्नवर्ग के व्यक्ति थे । 
श्रतः उच्चवर्गीय हिन्दुओं में यह प्रभाव आरम्भ में दिखाई नहीं दिया | जब 
ब्राह्मण वेश में उत्पन्न ग्राचाये रामानुज ने यवनाचाये से दीक्षा ली और यह 
भक्तिपूर्ण धम स्वीकार कर लिया, तो उच्चस्तर के व्यक्ति भी इस धर्म के अ्रनुयायी 
बन गये । कृष्ण का बंगाली उच्चारण क्रिस्टो हो ही जाता है। श्रतः क्राइस्ट का 
क्रिस्टो और क्रिस्टे का कृष्ण यह शब्द का रूपान्तर मात्र है। कुछ विद्वान 
वैष्णव धर्म से सम्बन्धित शेषनाग, शंख्त, चक्र आदि को भी श्रार्य जाति का 
नही मानते | इनके मतानुसार इन नामों का प्रवेश भी श्रार्य जाति में बाहर से 
हुआ है | ग्रियसेन इस बात पर मी बल देते हैं कि वैष्णवों की दास्य-भक्ति, 
प्रसाद और पूतना-स्तन-पान ईसाइयत की देन है | पूतना बाइबिल की वर्जिन 
है | प्रसाद लवफीस्ट है। और दास्य-भक्ति णप-पीड़ित मानवता का रुदन है । 
इन संकेतों से पाश्चात्य विद्वान कृष्ण को क्राइस्ट का ही भ्रपर नाम मानते हैं । 
इनमें से कई संकेतों का खडन पश्चिम के ही एक विद्वान डाक्टर ए० बी० कीथ 
द्वारा हो चुका है। और फिर जो बात पाश्चात्य विद्वान कहते है, क्या वही 
लौटकर उनसे नहीं कही जा सकती ? कृष्ण ही क्राइस्ट का रूपान्तर क्‍यों है, 
क्राइस्ट कृष्ण का रूपान्तर क्‍यों नहीं ! कृष्ण का अ्रस्तित्व हम उपनिषद तथा 
ब्राह्मण काल तक दिखा आये हैं। एतद्देशीय विद्वद्वर्ग ही नहीं, पाश्चात्य 
विद्वान भी ब्राह्मण ग्रंथों का निर्माण काल ईसा से कई सौ वर्ष पहले 
निश्चित करते हैं, जब क्राइस्ट तो क्या, उप्चकी नानी का भी जन्म नहीं हुश्रा 
था | तो कया पश्चिमी विद्वान मानेंगे कि क्राइस्ट नाम का कोई व्यक्ति नहीं 





[ १६४ | 


हुआ और भारत के कृष्ण की कथा ही वहाँ क्राइस्ट संत के नाम से प्रचलित 
हो गई ! 'बाइबिल इन इंडिया! का फ्रांसीसी लेखक जेकालियट तो ऐसा ही 


कहता है। 


पर श्रभी उलभन सुलमी नहीं। कृष्ण क्राइस्ट का रूपान्तर नहीं है 

ठीक है, पर गोपियों की लीला क्‍या है! मूल महाभारत के निर्माण काल तक 
गोपियों की कथा प्रचलित नहीं हुई थी। फिर यह कहाँ से आरा गई ! अनेक 
पश्चिमी विद्वानों श्रोर एतदशीय स्व० डा० मण्डारफर के मतानुसार गोपी शब्द 
उस श्राभीर जाति से सम्बन्ध रखता है, जो सीरिया से चलकर भारत के पश्चि 

मोत्तर प्रदेश में ईसवी सन्‌ के पूव आकर बस गई थी । यही जाति सिन्ध होती 
हुई दक्षिण में पहुँची । परन्तु यह भी एक दुरूह कल्पना है। इस देश के किसी 
भी साहित्यिक ग्न्य में श्राभीरों को बाहर से आया हुआ नहीं कहा गया है। 
विष्णु पुराण में आभीर वेश का उल्लेख है | वायु पुराण में आभीर राजाओं 
की वंशावली वर्शित हैं | यह भी लिखा है कि इन राजाओं ने शक और कुशनों 
के पूव दश पीढ़ियों तक सिन्ध में राज्य किया था। सिन्ध से वे उत्तर की ओर 
ञ्राये ओर मधुपुर से लेकर श्रानत तक का समस्त प्रान्त इनके अधिकार में आरा 
गया | सम्भव है, आभीर क्षत्रियों में बाल गोपाल की पूजा प्रचलित रही हो, 
परन्तु इससे यह केसे सिद्ध हो सकता है कि वे बाहर से आ्राये ! एक विद्वान ने 
आभीर शब्द को द्रविड़ भाषा का शब्द बतलाया है जिसका श्र गोपाल होता 
है। भागवत के दशम स्कंध पूर्वाद्द' के पंचम अध्याय, श्लोक २० और २३ में 
वसुदेव अ्राभीराधिपति नन्‍्द को अपना भाई कहते हैं। श्रीकृष्ण ननन्‍्दजी को 
मथुरा से विदा करते हुए और सन्देश भेजते हुए, उपनन्द, बृषभान आदि को 
श्रपना ज्ञातीन" श्रर्थात्‌ सजातीय कहते हैं | भ्राभीर स्वयं अपने आपको यहदु- 
घंशी आाहुक की सन्‍्तति मानते है ।* महाभारत में यदुबंश के साथ आभीर वंश 
का घनिष्ट सम्बन्ध दिखलाया गया है और लिखा है कि भ्रीकृष्ण की एक 
लाख नारायणी सेना-मुख्यतः आभीर ज्षत्रियों से ही निर्मित हुई थी और चुद्ध 
में दुर्योधन की ओर से लड़ी थी | ञ्रतः पश्चिमी विद्वानों की यह कल्पना भी कि 


अपोनकम«०-नकाुमनानममल>नन9न_»- > उन. 


१-भागवत दशम स्कन्धच | ४४।२३ (कल्याण भक्त चरितांक, संवत्‌ २००८, 
के पृष्ठ १७६ पर नन्‍्द को वृष्णि वंशी राजा देवमीढ के वंश में उत्पन्न 
हुआ लिखा है ।) 


४-- श्राहुक वंशातू समुद्भूता श्राभीरा इति प्रकीतिता ।'--यदुकुल प्रकाश 


[ १६३१ ।! 


आभीर बाहर से आये, यदि निराधार नही, तो एकदम असंदिग्ध भी नहीं कही 
जा सकती |" 

यदि कृष्ण की कथा, गोपियों की लीला, बाहर से इस देश में श्राई 
होती तो ईंसवी सन्‌ के पूव लिखे हुए. भारतीय अम्थों में वह काव्य का विषय 
नहीं बन सकती थी | काव्य का विषय बनने के लिये कथा का जनसाघारण 
में कई शताब्द पूर्व से प्रचलित होना आवश्यक है ।* गाथा सप्तशती प्राकृत 
भाषा का काव्य है और वह उसी की अन्तःसाक्तियों के अधधार पर शालिवाहन 
हाल द्वारा ईसा से पूर्व प्रथम शतक में संग्रहीत माना गया है। उसमें राधा- 
कृष्ण की लीला केसे श्रा गई ।३ महाकवि भास-रचित बालचरित्‌ , दूत वाक्य 
तथा दूत घटोत्कच नाटकों में वरित कृष्ण का चरित्र कहाँ से कूद पड़ा १ उनके 
बालचरित नाटक में तो पूतना, शकट, कालियदमन श्रादि तथा माखनचोरी 
जैसी बाललीलाओ के पूर्ण संकेत है। विद्वद्दर जायतवाल के मतानुसार मास 
ईसा से पूर्व कप्व वशी नारायण राजा के समा-कवि थे। श्रतः हमारी सम्मति 
में गोपी बल्लम कृष्ण की लीला का स्तोत भारत से बाहर हूंढ़ना व्यर्थ है । 


१--श्राभीर तो बाहर से नहीं आराये, पर कुछ सीथियन अ्रवश्य बाहर से आकर 
इस देश में बस गये थे। सम्भव है, भागवत धर्म स्वीकार करके इन्होंने 
अपने आपको यहाँ की पूर्व निवासिनी श्राभीर जाति में मिला दिया हो | 
बेस नगर के एक शिलालेख में औक राजदूत हेलियोडोरस को भागवत 
धर्म का अनुयायी कहा गया है जो ईसा से दो शताब्द पूर्व आकर इसी 
देश का निवासी बन गया था। उन दिनों ऐसे श्रनेक व्यक्ति एवं वर्ग 
बाहर से आकर इस देश में बस गये थे श्रौर श्रपने को इसी देश की जातियों 
में सम्मिलित कर चुके थे । भविष्य पुराण में लिखा है कि कश्व ऋषि मिश्र 
देश के १० सहख निवासियों को मारत लाये और उन्हे क्षत्रियादि वर्ण में 
सम्मिलित कर दिया। 


२--एक कल्पना ऐसी भी की जा सकती है कि ईसा से कई शताब्द पूर्व ही यह 
कथा बाह्य संपक या प्रभाव से इस देश में आ गई हो; पर अ्रभी तक इसके 
लिये कोई दृढ़ प्रमाण उपलब्ध नहीं हो सका है। 
३--मुह मारुएण त॑ कर्ह गोरुश्र राहिआरएं अ्रवरणेन्तों । 
एतायं वल्लवी्ं अण्णाणवि गोरअं हरसि ||१| ८६। 
संस्कृत अ्रनुवाद--मुख मारुतेन त्वं कृष्ण गोरजों राधिकाया:अपनयन्‌ । 
एतामां वल्लवीनामन्यातामंपि.. गौरव हरसि ।। 


[ श६६ |] 


सम्भव है, आभीर क्षत्रिय दक्षिण के ही हों, श्रोर दक्षिण से बंगाल 
तथा उत्तराखड में आये हों। यह भी सम्भव है कि कृष्ण के बाल रूप की 
पूजा, राधा तथा गोपियों की लीला का प्रचार प्रथम उन्हीं में प्रचलित रहा 
हो श्रोर भागवत धर्म श्वीकार करने पर उनकी ये बाते कृष्णभक्ति के साथ 
जोड़ दी गई हों, पर बाहर से आ्राई हुई तो ये लीलायें किसी प्रकार नही है। 

तो कया गोपी-बल्लम बालकृष्ण की लीला दक्षिण की देन है ! भाग- 
वत में वर्णित भक्ति का दक्षिण की श्रोर से उत्तर की ओर आगमन इस अ्रनु- 
मान की पुष्टि करता है। आरभीर यदि दाक्षिणात्य हैं और वे कृष्ण के बाल- 
रूप के उपापक है, तो निश्सन्देह उत्तराखंड की बाल-कृष्णु-पूजा का समस्त 
श्रेय इन्ही को देना पड़ेगा | भागवत माहात्म्य श्रध्यायी श्लोक ४८, ४० में 
लिखा है कि भक्ति द्रविड़ देश में उत्पन्न होकर कर्नाटक भें बड़ी हुईं। कही- 
कही महाराष्ट्र में भी उसका श्रच्छा मान हुआ, किन्तु गुजरात में उसे बुढ़ापे 
ने घेर लिया । जब भक्ति वृन्दावन में आई तो फिर श्रत्यन्त प्रिय रुप वाली 
सुन्दरी नवयुवती-सी हो गई । 


वैष्णव धर्म के लगभग सभी आचाय दक्षिण के थे। बृन्दावन के 
श्रीरग मन्दिर का मुख्य पुजारी आज तक दात्षिणात्य ही होता है। बद्रीनाथ के 
मंदिर में भी यही व्यवस्था है। कृष्ण का काला रंग भी दक्षिण की ओर संकेत 
करता है | भ्रतः ऐसा अनुमान होता है कि बालकृष्ण एवं गोपलीला के 
स्वरूप की प्रतिष्ठा सबे प्रथम दक्तिण में ही हुई । 


ऊपर हमने कृष्णलीला के मूल पर प्रकाश डालने वाली कतिपय कल्प- 
नाश्रों के सम्भव तथा असम्भव होने के विषय में विचार किया है। श्रव हम एक 
ऐसी स्थापना प्रश्तुत करते हैं जो कृष्णलीला के खोत के लिए, अ्रधिक सम्भव 
आर सत्य के निकट जान पड़ती है। 

वैदिक वाडः मय का प्रत्येक विद्यार्थी विष्यु शब्द से परिचित है । वेद 
के अनेक मन्त्रों में इस विष्णु" को त्रिविक्रम,* उरुगायरे और गोपाणे कहा 
गया है। ऋग्वेद १॥१४४।१। में 'विष्णो:पदे परमे मध्व उत्सः? श्र्थात्‌ विष्णु 
के परम पद में मधु का उत्स है, ऐसा भी कहा गया है। इन्हीं शब्दों के साथ 
नौचे लिखे मन्त्र के शब्द भी विचारणीय हैंः-- 


१|४--त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुगोंपाइदाभ्य; |क्ष० १॥२२।१८। 
२--यप्योरुषु त्रिषु विक्रमणेधु । ऋ० १।१४४।२। 
३--प्रविष्णवे शूघ्रमेतु भैन्‍्म गिरिक्षुत॑ उदगायाय वृष्ण | ऋ० १॥१४४।३१॥ 


[ १६७ | 


ता वां वास्तून्युष्मसि गमध्ये। 
यत्र गावो भूरि झूंगा अयास: । 
अत्राह तदटुरुगायरय वृष्णः 
परम॑ पदमवभाति भूरि ॥ ऋ० १। १४४।३९। 


इस मन्न में अनेक सींगोंवाली गाये आई है। कृष्ण शब्द भी ध्यान 
देने योग्य है | पुराण कृष्ण को विष्णु का श्रवतार और बृष्णि वंश में उत्पन्न 
बतलाते है | इन्हीं विष्णु का एक वामनावतार भी है, जिसने तीन पैरों में ही 
तीनों भुवनों को नाप लिया था। वेद में भी “च्ीणि पदा विचक्रमे? तथा 'त्रेघा 
निदधे पदम? जैसे वाक्य आते है | नीचे लिखे मंत्रों के पद भी देखने योग्य हैं;-- 


१--स्तोत्र॑ राधानां पते | ऋ०१॥३०।२६। 
२--गवामपत्रज॑ वृधि | ऋ०१॥१०।७। 
३--दास पत्नी अहि गोपा अतिष्ठत । ऋ० १।१२।११ 


४“ त्व नचच्ा दृषभानुपूव। कऋष्णासर्वा[स्न 
अरुषो विभाहि। श्रथवे ३। १४। ३। 


५--तमैतदाधार यः कृष्णासु रोहिणीषु | ऋ०८।६१।१३। 
६--ऋष्णा रूपाणि अजुना विबो मदे । ऋ०१०।२१॥३। 


वेद में इधर-उधर बिखरें हुए जो मत्र पद हमने ऊपर उद्ध त किये हैं 
उनमें कृष्ण की ब्रज-लीला से सम्बन्धित सभी नाम आ गये है, जैसे राधा, गौ 
ब्रज, गोप, श्रह्दि, काली नाग, इषभानु, रोहिणी, कृष्ण और श्रजु न। इन शब्दों 
को देखते ही बेंदिक प्रणाली से अनभिज्ञ विद्वान तुरन्त कह उठेगा कि वेद में 
कृष्ण, राधा, अ्रजु न आदि नामो के आने से निश्चित है कि वेद कृष्ण के 
पश्चात लिखे गये। परन्तु जब उसको कृष्ण & बेदवेत्ता होने की बात महाभारत 
से ज्ञात होती है, तो वह विचार-चक्र में पड़ जाता है। वास्तव में वेद के मंत्रों 
में न तो राघा का श्रथ राधा नाम की गोपी है, न वृषभान राधा के पिता के 
श्र में है । न गोप का श्रर्थ ग्वाला है और न रोहिणी का श्रर्थ बलराम की 
माता । इसी प्रकार कृष्ण श्रौर श्रजुन शब्द भी महाभारत के बीर नायकों के 
नाम नहीं है| राधा घन, श्रत्ञ और नक्षत्र का नाम है। गो किरणों हैं और 
ब्रज है किरणों का स्थान दो | इसी प्रकार कृष्ण राजि और श्रजुन दिन का 
नाम है । दृष्ण का श्रथ वृष्णि घश नहीं, बलवान होना है। श्रन्य शब्द भी 
इसी प्रकार अपना विशिष्ट श्रथ रखते है| वेदाथ की यह प्रणाली आरम्भ में 


[ श्द्े८ | 

बहुत दिनों तक चलती रही, परन्तु बाद में उसमें व्यतिक्रम उत्पन्न हुआ । निरुक्ते 
१६।४ में इसका विशद वर्णन उपलब्ध होता हैः 

साक्षात्कृत धर्माण ऋषयो बमभूवु: । तेडवरेभ्योडसाक्षात्‌ कृत 
धर्मेभ्यः उपदेशेन मंत्रान्‌ सम्प्रादु:। उपदेशाय ग्लायन्तोडबरे विल्म- 
प्रहणायेम॑ अन्थं समाम्नासिदु' बेदं वेदांगानि च । 

श्र्थात्‌ ऋषियों को वेद-घ् साक्षात्कृत, नितान्त ध्यष्ट था । जिनको 
स्पष्ट नहीं था, उनको उपदेश के द्वारा वेद-धर्म का ज्ञान कराया गया। जब 
उपदेश द्वारा भी जनता उसे न समझ सकी, तो वेदांगों का निर्माण किया गया.। 
बेंदांगो के साथ वैदिक वाड मय विस्तृत हुआ । प्रभु कौ वाणी के साथ ऋषियों 
की पवित्र वार्णी भी मनुष्यो की जिह्ा पर खेलने लगी | यहीं से साहित्य का 
सूजन प्रारम्भ हुआ्रा । 

निरुक्त के निमाण काल में ही वेदाथ के कई सम्प्रदाय चल पढ़े थे 
जिनमें नैरक्तिक, थाशिक और ऐतिहासिक सम्प्रदाय प्रधान है। ऐतिहासिक 
सम्प्रदाय का भी कार्य वेद की व्याख्या करना ही था। महाभारत में लिखा हैः 
“इतिहास पुराणाभ्यां वेद समुपत्र हयेत्‌ः--श्रथात्‌ इतिहास और पुराण वेद का 
ही उपब हण, बृद्धि श्रथवा व्याख्या करने वाले है । ऐतिहापिकों को सूत, वंश- 
वित्तम, पुराकव्पवेत्ता, पौराणिक और श्राथवंण कहा गया है| महाभारत आश्व- 
मेधिक पर्व में लिखा है:--- 

इतिहासं पुराणं च गाथाश्चोपनिषत्तथा। 

आधथवेणानि कर्मारि चाग्निहात्र कृते कृतम | 

इती पवव॑ में श्रन्यत्र लिखा है :--- 

अन्न गाथा कीतेयन्ति पुराकल्‍प विदों जनाः ।३२॥४७ 

इसी प्रकार न्‍्यायद्शन के भाष्यकार महामुनि वात्स्थायन न्यायसूत्र 
४१६२ की व्याख्या में लिखते है :-- 

ते वा खलु एते अथवॉगिरसः एतत्‌ इतिहास पुराणमभ्यवदन्‌। 

य एव मंत्रश्नाह्मगस्य दरृष्टारः प्रवक्तारश्व ते खत्लु इतिहास 

पुराणस्य घधर्मंशाश्वस्य चेति ॥ 

इन ऐतिहासिकों का कार्य प्राचीन इतिहास, गाथा आदि की रक्ता 
के साथ वेद की व्याख्या करना भी था। बैदिक अलंकारों को, जिनका 
समझना साधारण जनता के लिए दुरूह था, ये सूत गाथाओं द्वाग सम- 
झाया करते थे । भ्रीमद्धागवत १|४)२८ में लिखा है.-- 'भारतव्यपदेशेन 


[ १६६ ] 


ह्याम्नायाथंश्व दर्शितः? अर्थात्‌ महाभारत में इतिहास के बहाने वेदों के रहस्य 
को ही खोलकर समझाया गया है| पुरूरवा, उबंशी, त्रिशंक, नहुष, इन्द्र, 
बृत्र, गौतम, अहल्या आदि की कथायें वेदिक अलंकारों के आ्राधार पर ही 
निर्मित हुई है। साहित्य की यह एक विशेष दिशा है। इससे जनता का 
मनोरंजन भी होता है श्रौर उसे शिक्षा भौ प्राप्त होती है। आजकल शी 
उपन्यास, नाटक; काव्यादि का निर्माण उसी प्राचीन प्रणाली के आधार 
पर होता है । 

एक बात और थी । जब कभी दूसरो के मुकाबिले अपने धर्म में 
किसी बात की न्यूनता दिखाई देती, श्रथवा दूसरों की कोई बात मानवता 
की हितसाधिका जान पड़ती, तो रूट उसकी पूर्ति अखिल ज्ञान के भांडार 
वेदों से कर ली जाती थी, और उस मानव-कल्याणकारिणी बातकों चेद के 
नाम से ही श्रपना लिया जाता था। महर्षि दयानन्द ने तो आजकल के रेल, 
तार, वायुयान आदि सभी नवोन अआविष्कारों को वेद से सिद्ध कर दिया 
है | सूतों का भी यही काम था | 

इस प्रकार वेद में जो राधा, विष्णु, कृष्ण आदि शब्द आये हें, 
वे ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम नहीं है । ऐतिहासिक व्यक्तियों एवं पदार्थों 
के नाम वेद के शब्दों को देखकर रखे गये है ।" वेद के शब्द पहले है, ऐःतिहा- 
सिक व्यक्ति बाद में हुये हें । 

आय जाति को श्रवतारों की श्रावश्यकता पड़ी, तो विष्णु, वामन, 
राम आ्रादि वेद के शब्दों को लेकर उन पर काव्योचित कल्यना का अ्रावरण 
चढ़ा दिया गया और अ्रवतार तैयार हो गये | वे भी मनोरंजन के लिए नहीं, 
विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए, अपने व्यक्तित्व से मानवता का कब्याण 
करने के लिये | इसका यह अ्रथे नही है कि इन नामों से सम्बद्ध इतिहास 
सबका सब्‌ कल्पित है | राम, कृष्ण, परशुराम, व्यास श्रादि व्यक्ति शुद्ध रूप 
से ऐतिहासिक हैं । इनमें केवल अवतार-माव कवि-कल्पना-प्रसूत है। राघा, 
कृष्ण और गोप शब्दों का मी ऐ,गा ही इतिहाप्त है | विष्णु शब्द का वेद के 
श्रन्दर श्रथ था सर्वव्यापक ईश्वर | जब अवतार की कल्पना हुईं, तो ब्राह्मण 
ग्रग्थों  श्रौर उपनिषदों में वर्शितत नारायण का कृष्ण रूप में अवतार प्रदर्शित 


१--सर्वेधां तु स नामानि कमोंणि च पथ कू प्थक्‌ | 
वेद शब्देभ्य एवादौ प्रथक्‌ सस्थाश्व निर्ममे ||मनु०१।२१ 
२--शतपथ ब्राह्मण १२।३॥४ तथा तैत्तिरीय श्रारणयक १०।११ 


[ १७० | 


किया गया और नारायण तथा विष्णु को भी एक में मिलाया गया।" कृष्ण 
बमुदेव के पुन्न होने के कारण वासुदेव कहलाते ही थे। श्रतः वासुदेव, कृष्ण, 
नारायण और विष्णुर चारों शब्दों का एक में समाहार कर दिया गया | जो 
कृष्ण महाभारत में वेदवेदांगवेत्ता और राजनीति-निपुण योद्धा के रूप में 
चित्रित किये गये हैं, छांदोग्य उपनिषद्‌ में जो घोर आंगिरत ऋषि से अध्यात्म 
विद्या सीखते है, वे ही प्रथम सात्वत धर्म के उपदेष्टा एवं गुद बनते है और 
बाद में मगवानका श्रवतार ही नही, साक्षात्‌ ईश्वर या पख्रह्म कहलाते है। 
भक्ति के द्वितीय उत्थान काल तक यही बात रहती है। भक्ति के 
तृत्तीय एवं चतुर्थ उत्थान के समय परिवर्तन होता है । वेद के गोपा और ब्रज 
शब्दों को लेकर गोपलीला प्रारम्भ होती है| सूतों की कवि-कल्पना इस गोप- 
लीला का कृष्ण के बाल-जीवन से सम्बन्ध स्थापित करती है। गोपलीला 
श्रध्यात्म पक्त॒ में मानव की चित्तरंजिनी इत्ति का नाम है। कृष्ण का गोपियों 
के साथ रासलीला करना इसी चित्तरंजिनी वृत्ति का विकास रूप परिणाम है। 


१--श्रीमद्धागवत में श्रोर महाभारत श्रादि प्ब॑ श्रध्याय २२० .श्लोक ४ में 
नारायण एक ऋषि का नाम आता है, जो द्वापर के अन्त में कृष्ण रूप में 
प्रकट हुए। इन्ही नारायण को यज्ञपुरुष भी कहा गया है। यज्ञ का दूसरा 
नाम विष्णु है--“यज्ञो वें विष्णु: | 
२--ब्रह्मपुराण के अध्याय ७० में इन शब्दों का समाहार इस प्रकार प्रकट 

किया गया है :-- 

विष्ण॒त्वं श्रुयते यश्य हरित्व॑ च कृते युगे |७०॥ 

बैकु ठत्व॑ च देवेषु कृष्णत्व॑ मानुषेषु च ॥७१॥ 

नारायणो ह्नन्तात्मा प्रभवोडव्यय एब च ।॥७३॥ 


इस सम्बन्ध में भास-रचित बालचरित का यह प्रारम्मिक श्लोक भी 
ध्यान देने योग्य हैः--- 


शंखक्षीर वपु: पुरा कृतडुगे नाम्ना तु नारायण: | 

त्रेतायां त्रिपदार्पितं त्रिभुवनो विष्णु) सुवर्णप्रभः। 

दृर्वाश्यामनिभ; स रावणबधे रामो जुगे द्वापरे। 

नित्ये योइझ्जनसब्रिम; कलियुगे व: पातु दामोदरः | 

इसमें विभिन्न नामों के समाहार के साथ उनके रंग-बिकास का क्रम 
भी वर्णित हुआ है, यद्यपि रुम्बन्धित युणों के क्रम में थोड़ा-सा अन्तर है। 


[| १७१ | 


यही वृत्ति श्रागे चलकर हरिलीला के रूप में परिवर्तित हो जाती है। 
एक ओर है पावन-प्रकृति का समशस्‍्त सौंदय, दूसरी श्रोर है विश्व को विमो- 
हित करने बाला गोविन्द का अ्रमन्द हास्य । इन दोनों के बीच में हे--जड़- 
जंगम, चर-अचर, सभी को प्रभावित करने वाली मुरली की तान, वंशी कौ 
ध्वयभि, संगीत की स्वर-लहरी | भक्ति के लिये इससे बढ़कर और कौन-सा 
अवसर होगा । जीवन की एक सामान्य घटना कवि-कल्पना से ऊजंस्वित 
(8प07706) होकर हृदय को कितना ऊँचा उठा सकती है ! कहानी 
चली । श्रभी केवल गोप-लौला है और विष्णु पुराण अतीव पनीत भावना 
के साथ उसका चित्रण करता है | अ्रच्छा और आगे बढिये, हरिवंश पुराण 
के दशन कौजिये, यहाँ रास-लीला (इल्लीस क्रीडाए) उद्दाम वेग के साथ हो 
रही है । अनुरंजनकारी वृत्ति एकान्त कुल्ल में जाकर प्रकति को पुरुष में 
घोलने की तैयारी कर रही है | श्रीमद्धागवत में इस संयोजना की संपूर्णता है 
पर राधा श्रब भी अ्रपना नाम छिपाये बेठी है | ब्रह्मवेवत में पहुँच कर राघा 
अपने संतत तरुण, रास-रंगानरक्त, केलि-कलित रूप में खुल कर प्रकट होती 
है; वह कष्ण की है,कष्ण उसके है। पुरुष और प्रकति का श्रनूठा 
अलौकिक सम्मेलन हो जाता है। विधि-निषेध से चिपटे हुए आलोचक इस 
' सम्मिलन में, एकीकरण में दुर्वातनाश्रों कौ दुर्गन्‍्ध और विलासिता के वीचि 
विश्रम का अनुभव करने लगते हैं । वे मूल जाते हैं कि इसी अवस्था में जीवन- 
सौंदय का चरम विकास भी है, प्रेम की पराकाष्ठा भी है और प्रणय- 
पारावार, आनन्द-श्रम्बुधि में सवेतीभावेन मग्न होकर अ्रहं भाव से मुक्ति पाना 
भी है । आ्रावश्यकता है, दृष्टि को उलट देने की, वासना की कीचड़ से हटकर 
अ्राराधना-नलिनी कौ श्रोर चलने की ्रोर ब्राह्म प्रवृत्ति जाग्रत करने की | 


(?/ 


जो राधा हमारे जीवन में आज इतनी घल-मिल गई है, उसके सम्बन्ध 
में वैष्णव घम के प्रसिद्ध ग्रंथ भागवत में कुछ भी उल्लेख नहीं मिलता | भाग- 
वत ही क्‍यों, महाभारत, हरिवंशपुराण, ब्रह्मपुराण, विष्णुप्राण, किसी मी 
प्राचीन संस्कृत अंथ में राधा का नाम नहीं मिलता । ईसा के पूर्व प्रथण शतक 
में लिखे हुए महाकवि मास के नाटकों तक में उसका पता नहीं | हाँ, पंचतंत्र 


१-- पंचतंत्र,ठरसिंहदेव शास्त्री सस्करण, १६३२ ई०, एष्ठ १२१,१२२। 


[ १७२ | 


में अवश्य राधा का नाम आया है, परन्तु वह अपने वर्तमान रूप में पॉचवीं 
शताब्दी से पहले की स्वना नहीं है। भागवत के दशम स्कघ के तीसब अध्याय 
में एक ऐसी गोपी का उल्लेख अवश्य है जो क॒ष्ण को सवांधिक प्यारी थी |" 
इसका वर्णन भागवत में इस प्रकार हैः रासलीला के बीच गोपियों का गय॑ दूर 
करने के लिए. जब कष्ण अ्रन्तर्धान हो गए तो गोपियाँ वृन्दावन के इृक्ष और 
लता आ्रादि से श्रीकृष्ण का पता पूछने लगी | इसी समय उन्होंने एक स्थान 
पर भगवान के चरणु-चिन्ह देखे | वे आपस में कहने लगी, श्रवश्य ही ये चरण 
खिन्ह नन्दनन्दन श्यामसन्दर के हैं, क्योंकि इनमें ध्वजा, कमल, वज्च, अंकुश 
श्रौर जौ आ्रादि के चिन्ह स्पष्ट ही दीख रहे है। उन चरण-चिन्हों के द्वारावज- 
बल्लम भगवान को दूं ढ़ती हुई गोपियाँ आ्रागे बढ़ी | तब उन्हे श्रीकृष्ण के साथ 
किसी व्ज-युवती के भी चरण-चिन्ह द्ीख पड़े, जिन्हे देखकर वे व्याकुल हो गई 
और आपस में कहने लगी, 'जेसे हथिनी अपने प्रियवम गजराज के साथ गई 
हो, वेसे ही ननन्‍्दनन्दन श्यामसन्दर के साथ उनके कंधे पर हाथ रखकर चलने 
वाली किस बड़भागिनी के ये चरण-चिन्ह है १** फिर लिखा है.--- 


अनया55राधितो नून॑ भगवान्‌ हरिरीश्वरः । 
यज्नो विहाय गोविन्द'प्रीतो यामनयदू रह-॥२८॥ 
श्र्थात्‌ अवश्य ही स्वंशक्तिमान भगवान भीकृष्ण की इसने आराधना ' 
की है। तभी तो हमें छोड़ कर थे प्रसन्न हो इसे एकान्त में ले गए हैं । 
भागवत के इस उद्धरण से यह तो प्रतीत होता है कि यह गोपी कृष्ण 
को उनकी श्राराधना करने के कारण बहुत प्यारी थी, परन्तु भागवतकार 
इसका नाम राधा नहीं बताता । सम्भव है, बाद में किसी कवि ने आराधितः 
शब्द से राघा की कल्पना कर ली हो ।* राधा शब्द ग्राम्य-गीतों में भागवत- 
निर्माण से पूर्व ही प्रसिद्धि प्रात्त कर चुका था, जैसा हम पीछे गाथा सत्तशती 


अिसनकनिलनाया कमा प पलक“ कम « मऊ. 


१--श्रथवंबेद कौ गोपालतापनी उपनिषद में भी एक प्रधान गोपी की कथा 
है, जिसे कृष्ण अ्रधिक प्यार करते थे, पर इसका नाम वहाँ गांधी दिया 
हुश्रा है। 
२--कल्याण के भागवतांक से उद्ध त 
३--बृहद्‌ ब्रह्म संहिता, द्वितीयपाद, चतुथथ श्रध्याय, श्लोक १७४ में राधा शब्द 
की यही व्युत्पत्ति लिखी है।--- 
त्यया चाइइराघितो यरमा (दह' कुज्ज-महोत्सवे | 
हाथेति नाम्न विख्याता रसलीला[ विधायिका]| 


[ १७३ ] 


नाम के प्राकुत काव्य-अ्ंथ से सिद्ध कर चुके हैं। अतः 'आराधितःशब्द से राधा 
शब्द की उद्धावना कर लेना कठिन कार्य नही था। कृष्ण की जो आराधिका 
है, वही राधा या राधिका है | 

वेष्णव धरम के आचार्य बल्लम, निम्बाक तथा चैतन्य मायाश्रयवा शक्ति 
को भगवान की ह्वादिनी शक्ति कहते हैं। सम्भव है, राधा इसी ह्वादिनी 
शक्ति का रूपान्तर हो | जीव गोस्वामी ने उज्ज्वल नौलमणि की टीका में एक 
स्थान पर राधा को कृष्ण की स्वरूपा ह्ादिनी शक्ति कहा भी है । 

चौथी और पाँचवी शताब्दी तक शिव श्रौर पावंती हिन्दुओं में उपास्य- 
देव के रूप में प्रचलित हो गये थे | कुछ विद्वानों की सम्मति में इन्ही शिव 
ओर पावती के अ्नुकरण पर संभवतः हिन्दुओं में विष्णु ओर श्री की पूजा 
श्रारम्भ हुईं । विष्णु पुराण में विष्णु के साथ श्री* श्र्थात्‌ लक्ष्मी छुड़ी हुई है। 
महाभारत के नारायणीय अ्रध्याय में विष्णु को श्वेतद्वीप का निवासी कहा गया 
है | नारायण का निवास-स्थान भी जल है ।* श्रतः नारायण और विष्णु एक 
ही हैं | नारायण के साथ भी लच्ष्मी ही रहती है ।३ यजुवंद के पुरुष सूक्त में 
'श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ! (३१-२२) कहकर रूपक द्वारा यज्ञपुरुष विष्णु की 
श्री और लष्टमी दो पत्नियाँ मानी गई हैं । क॒ष्ण विष्णु श्र नारायण के अव- 
तार हैं। श्रतः लक्ष्मी का सम्बन्ध कृष्ण के साथ भी स्थापित हुआ | इसी लक्ष्मी 
को निम्बाक ने वृषभानुजा राधा कहकर, जो एक सहख्त सखियों के साथ बिहार 
करती है, कृष्ण की शाश्वत पत्नी के रूप में उपस्थित किया । 


पीछे हम लिख चुके हैं कि वैदिक आचायों के सतत प्रयत्न द्वारा बौद्ध 
धर्म छिन्न-भिन्न हो गया था और इंसा की प्रथम शताब्दी में ही अपनी आंत- 
रिक निबंलताश्रों के कारण उसमें महायान और हीनयान नाम की दो शाखायें 
हो गई थीं। साधारण जनता भी भिन्चु-मिंकुणियों की व्यभिचार लीला से तंग 
अ्राकर भागवत भक्ति की श्रोर श्राकर्षित हो रही थी | बौद्धों नेइसी समय अपना 
प्रभाव जमाने के लिए तंत्रवाद का आश्रय लिया | तन्त्र शास्र के श्रनुसार आ्रात्मा 
हो शिव है, जो अ्रपनी शक्ति के रस को अहण किया करता है। तन्त्रवाद में सत्रो- 


१-- नित्येव सा जगन्माता विष्णों: श्री रनपायिनी | 
विष्णु पुराण, प्रथम श्रंश, अध्याय ८। ११ 
२-- आपो नारा इति ग्रोक्ता आपो वे नर सूनवः | 
ता यदस्थायन॑ प्रोक्त तेन नारायणःस्मतः || मनु ११० 
३--- तृष्णा लक्ष्मी ज॑गत्स्वामी लोभो नारायण;परः) विष्णु पु०१॥८।३ १ 


[ १७४ | 


पूजा इसी शक्ति का प्रतीक मानी जाती है | शाक्त मत का यह प्रभाव पूर्व तथा 
उत्तराखंड में सवंत्र फैल गया था | समव है, इसी शक्ति के श्रनुकरण पर राधा 
का निर्माण हुआ हो | 


भांडारकर कहते हैं कि राधा सीरिया से आये आभीरों की इष्ट देवी है । 
अभीरो के यहाँ बस जाने पर उनके बाल-गोपाल सात्वत धर्म के उपदेष्टा भग- 
वान कृण के साथ सम्मिलित हो गये और कुछ शताब्दियों के पश्चात श्रभीरों 
की इृष्ट देवी राधा भी आय॑ जाति में स्वीकार कर ली गई। यही कारण है कि 
प्राचीन सस्क्ृत ग्रन्थों में हमें बाल गोपाल की लौला तो मिलती है, पर राधा 
का नाम नहीं मिलता | इस कल्पना के एक अंश का खंडन हम पीछे कर चुके 
हैं | कल्पना के अ्वशिए्ट श्रंश के सम्बन्ध में हमें विशेष आ्रापत्ति नही है । 


यह निश्चित है कि पॉचवे शताब्द तक राधा के स्वरूप कौ प्रतिष्ठा 
श्राय जाति में हो चुकी थी, क्योंकि पाँचवीं शताब्दी के पश्चात्‌ जो संस्कृत 
साहित्य निर्मित हुआ, उसमें राधा का उल्लेख कई स्थानों पर है| पॉचवी या 
छुठी शताब्दी में निर्मित देवगिरि और पहाड़पुर की मूर्तियों को पुरातत्ववेत्ताओं 
ने राधा और कृष्ण की प्रेम-लीलाओों की मूर्ति बताया है।" धारा के श्रमोघ 
वष के ६८० ई० के शिलालेख में राधा कृष्ण की प्रिया के रूप में वर्णित है ।र२ 
मालवाधिपति मुज के ६४७४ और ४७६ ई० के ताम्रपत्रों में राधा-सम्बन्धी 
मंगलाचरण का यह श्लोक हैः-- 


यज्नक्ष्मी बदनेन्दुना न सुखितं, यन्नाद्वितं वारिधेः । 
वारायन्न निजेन नामि सरसी पद्मा न शान्तिं गतम्‌ ॥ 
यच्छेषाहिफणा सहस्र मधुर श्वासेने चाश्वासितम्‌ 
तद्र।धा विरहातुर मुररिपो वेल्लद्वपु: पातु वः ॥ 
प्राचीन लेखमाला प्रथम भाग सं १ 
धनंजय के दश रूपक के चतुथ परिच्छेद में *, भोज के सरशध्वती कंठा- 
भरण में, » क्षेमेन्द्र के दशावतार चरित में (देखो काव्यमाला प्रृष्ठ ८२, परे, 


१--गगा पुरातत्वांक, पहाड़पुर को खुदाई, के० एन० दीक्षित | 
२--के० एम० मु शी-- गुजरात और उसका साहित्य,! पृष्ठ १२६ 
३--केनालीकमिदं तवाद्य कथितं राधे मुधा ताम्यसि। 
४--राघायाः सुचिरं जयन्ति गगने बन्ध्याकर भ्रान्तयः | 

ह काव्यमाला, प्रष्ठ ७३८ 


| १७४ | 


४०) और श्रानन्दवर्धन १ के ध्वन्बालोक में भी राधा का उल्लेख है| पर राधा 
को दाशनिक रूप में उपस्थित करने वाले सब प्रथम आचाय निम्बाक 
ही प्रतीत होते है | ब्रह्मवैबते पुराणकार ने तो राधा की स्थापना उतके 
समग्र रूप में कर दी है ।* श्रनेक विद्वानों के मतानुसार यह पुराण अपने व्ते 
मान रूप में बहुत अ्रवाचीन है | इस पुराण में आए, हुए मोदक, जोला, वच्य, 
गशुक, श्रग्रदानी आदि शब्द बंगाल में प्रचलित जातियों के नाम है | बंगीय 
वैष्णव भक्तों पर ही इस पुराण की राघा-कष्णु-संबंधी पूजा का स्व प्रथम 
अधिक प्रभाव पड़ा । श्रतः ब्रह्मवेबते अपने वर्तमान रूप में किसी बंगाली 
पंडित का रचा हुआ जान पड़ता है। इसका प्राचीन रूप उपलब्ध नही है। 

इस पुराण ने भक्ति के स्वरूप को ही बदल दिया। राधा-चरित्र की 
पूर्ण प्रतिष्ठा का श्रेय भी इसी पुराण को देना पड़ेगा । बंगीय वेष्णव धर्म को 
इसने माधुय॑-प्रधान बना दिया और समस्त बंगाल राधाकष्ण की केलि-कल्लोलों 
में ग्रवगाहन करने लगा । जयदेव ने इसी नूतन वैष्णव धर्म का श्रवल्लम्बन करके 
गीतगोविन्द की रचना की | गीतगोविन्द के पश्चात्‌ बंगला, बिहारी, हिन्दी 
आदि भाषाओं में इस प्रकार कौ स्वनाश्रों की बाढ़-सी आ गई। महात्मा 
चैतन्य देव ने धम की इसी अ्रभिनव घारा का श्राश्रय लेकर मधुर-रस-पूर्ण 
रागानुगा भक्ति का प्रचार किया । 

इस नूतन घर का मूल बीज सांख्यशास्त्र के पुरुष-प्रकतिवाद में था 
जो शिव शक्ति के रूप में तन्त्रमत में स्वीकत हुआ | बौद्ध धर्म की वज्यान' 
शाखा का साधना-पथ भी इसी तन्त्रमतत की शक्ति को ध्येय मानकर अ्रग्नसर 
हुआ । शक्तिवाद ने विद्वत्सम्प्रदाय एवं साधारण जनता दोनों को श्रघिक 
आकर्षित किया | वैष्णवो का विशिष्टाद तवाद इस शक्तिवाद के सामने वबंगीय 
भक्तों को संतुष्ट न कर सका | सभवतः इसी कारण उनकी मनस्तुष्टि के लिए 
ब्रह्मवैवतंकार ने वैष्णव धर्म में शक्तिवाद का समावेश कर दिया | 

अतः हमारी सम्मति में इस नवीन वैष्णव धर्म की राधा अपने मूल रूप 


में सांख्य की प्रकृति ही है। ब्रह्मवेब्त पराणु के श्रीकृष्ण जन्म खण्ड, अध्याय १४ 
में लिखा हेः 


१--तेषां गोपवधू विल्लास सुहृदो राधारहः साक्षिणाम्‌ | 
क्ञेमं भद्र कलिन्द राज तनया ती रे लता वेश्मनाम्‌ || 
२--पदूम पुराण, पाताल खंड, अध्याय ७०, श्लोक ४ में भी राधिका को कृष्ण 


वल्लभा कहा गया है | इस पुराण में राधा कष्ण का शथ्रगारी बेमव भी 
कम नही ६ | 


[ १७६ | 


ममारश स्व॒रूपा त्व॑ मूल प्रकृतिरीश्वरी | ६६। 
तथा 


यथा त्वंच तथाडहृब्च भेदोहि नावयोधुवम्‌। 
यथा क्षीरे च घावल्य यथाग्नो दाहिका सती ॥॥४५।॥ 
यथा प्रथिव्यां गन्धश्च तथाहं त्वयि सनन्‍्ततम्‌।।४६॥ 
विना सदा घटं कत्तु विना स्वर्णेन कुंडलम्‌। 
कुलालःस्वरणकारश्च न॒हि शाक्तःकदाचन ॥६०॥ 
तथा त्वया विना सृष्टि न च कत्तु महं क्षमः। 
सृध्टेराघार भूता त्वं बीजरूपो5हमच्युतः ॥६१॥ 


इन श्लोकों में ऋष्ण स्पष्ट रूप से राधा को श्रपना श्रद्धांश और मूल 
प्रकृति कहते हैं | श्रागे लिखा है कि कृष्ण और राधा दोनों में कोई भेद नहीं 
है। जैसे दूध में घवलता है, अग्नि में दाहकता है, एथ्वो में गन्ध है, उसी 
प्रकार कृष्ण अपनी मूल प्रकृति राधा में रहते हैं | इसके पश्चात्‌ लिखा है कि 
जैसे कुम्मकार मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बना सकता, स्वणंकार सोने के बिना 
कुण्डल नहीं बना सकता, वैसे ही कृष्ण राधा के बिना सृष्टि कौ रचना नहीं 
कर सकते । राधा सृष्टि का आधार है और कृष्ण अ्रविनश्वर बीज रूप है। 


महात्मा सूरदास ने भी राधा और कृष्ण में अमेद की स्थापना की है । 
सूरसागर की नौचे लिखी पंक्तियाँ इस सम्बन्ध में विचारणीय हैं:-- 

प्रकृति पुरुष एके करि जानहु, बातनि भेद करायो। 

तथा 

गोपी ग्वाल कान्ह दुइ नाहीं, ये कहूँ नेंक न न्‍यारे ॥ 

जैसे ब्र्ववैबतंकार ने राधा को प्रकृति कहा है, वेसे ही विष्णु पुराण- 
कार ने श्री को नित्य जगन्माता प्रकृति माना है। जैसे ब्रह्मवैवतंकार राधा श्रौर 
कृष्ण में कोई भेद नहीं मानता, उसी प्रकार विष्णुपुराणकार भी श्री और विष्यु 
दोनों को एक कहता है। जो सम्बन्ध श्र्थ और वाणी में है, धर्म और क्रिया 
में है, बोध ओर बुद्धि में है, काम और इच्छा में है, यज्ञ और दक्षिणा में है, 
साम और उद्गीति में है, अ्रग्नि और स्वाहा में है, सूर्य और प्रमा में है, 
चन्द्र और ज्योत्स्ना में है, वही सम्बन्ध विष्णु और श्री में है ।" 


पका“ ४४बाापममम के पायकडक न ऊ+नाकाकमभा कक 


१--विष्णु पुराण, प्रथम अ्रेश, श्रध्याय ८, श्लोक १६-२१ 


| १७७ | 


हमारी समझ में वेदान्त के मायावाद के मूल में भी यही प्रकृतिबाद है 
जो तन्त्र मत में शक्तिवाद के रूप में स्वीकार हुआ। यही शक्ति श्री और राधा 
है| सांख्य के प्रकृति-पुरुषबाद को ब्रह्मवेवतकार नीचे लिखे श्लोक में स्पष्टतः 
स्वीकार करता हैः-- 
यथा त्वव्च तथा5हं च समो प्रकृति पूरुषो । 
न हि सष्टिभेवेदेवि हयोरेक्तरं बिना ॥5१९॥ 
श्रीकृष्ण जन्मखंड, श्रध्याय ६७ 
जेसे सांख्यकार प्रकति ओर पुरुष दोनों के संयोग से सुष्टि-रचनां 
मानता है, पंगु-अन्ध न्यायवत दोनों को एक दूसरे का पूरक समझता है, उठ्ती 
प्रकार ब्रह्मवेबर्त में राधा और कष्ण को समान कहा गया है। दोनों में से 
एक के भी बिना सब्टि-स्वना सम्मव नही है | 
सांख्य के प्रकति और पुरुष भिन्न-भिन्न है। पर शक्तिवाद में शिव श्रोर 
शक्ति, आत्मा और श्रात्मा की प्रकति भिन्न-भिन्न नही माने जाते | ब्रह्मवेवतेकार 
ने इन दोनों मतों का सामंजध्य कर दिया है। राधा और कष्ण, उसके मता- 
नुसार, भिन्न होते हुए भी अभिन्न हैं । 
ब्रह्मवैवर्तकार ने राधा शब्द की दो व्युत्पत्तियाँ दी हैं। एक व्युत्पत्ति 
में रास से रा और“धा धातु के धा! को लेकर राधा शब्द की सिद्धि की गई 
है | दूसरी व्युत्पत्ति के अनुसार रा को दान वाचक और घा को निर्वाण वाचक 
मानकर राधा को निर्वाण-प्रदात्री कहां गया है |* ब्रह्मवैवर्त में राधा और 
कृष्ण का विवाह भी वर्णित है | 
इसी ब्रह्मवेवर्त के श्रीकष्ण जन्मखण्ड श्रध्याय १४ के प्रथम ७ श्लोकों 
की कथा के आधार पर गीतगोविन्द का यह प्रथम श्लोक बना हैः-- 
मेघेमंदुरमम्बरई वनभुवः श्यामास्तमाल द्रमे' । 
नक्तं भीरु रयं त्वमेव तदिम॑ राधे ग्रह प्रापय ॥ 
इत्थं ननद्‌ निदेशतश्चलितयो' प्रत्यध्व कुब्जद्रमम्‌। 
राधा साधवयोजेंयन्ति यमुना कूले रहःकेलय ॥ 
गीतगोविन्द में राधा का नूपुर-शिजन रनकुन करने लगा है | 


१--रासे संभूयगोलोके सा दधाव हरे परः | 
तेन राधा समाख्याता पुरोविद्धिःद्विजोत्तम | ब्रह्मखण्ड, ऋ० ४, २६। 
२--राघेतेवः चर सं सिद्धा राकारो दानवाचकः | 
था निर्वाणञ्च तद्दात्री तेन राधा प्रकी्तिता ॥ 
श्रीकृष्ण जन्मखण्ड, अ्रध्याय १७, श्लोक २२३। 


[ १७८ 7] 


ऊपर जिस प्रकति-पुरुषवाद, शिव-शक्तिवाद या माया-ब्रह्मगाद को 
एकता की श्रोर हमने संकेत किया है और राधा तथा कष्णु के साथ उस वाद 
की सामंजस्य-परिणति का उल्लेख किया है, वह कोई नवीन स्थापना नहीं है 
बृहदारण्यक उपनिषद १॥६ में नाम-रूप-कम्म को श्रनात्म या माया माना गया 
है । यही प्रकति है | श्वेतश्वतर उपनिषद ४|१० में :-- 

मायां तु प्रकृति विच्वान्‌ मायिन तु महेश्बरम । 
कहकर माया को स्पष्ट शब्दों में प्रकति मान लिया गया है और महेश्वर को 
माया का अधिपति। अ्रतएव तंत्र की शक्ति भी माया या प्रकृति ही है| इस 
तथ्य को प्रायः सभी हिन्दी-कवियों ने ग्रहण किया है। उन्होंने शक्ति, प्रकति 
लक्ष्मी, सीता, राधा में एक ही तत्व के दश न किये हैं । विद्यापति लिखते हैं :-.- 


कजलरूप तुअ काली कहिये, उजल रूप तुआ बानी । 

रविमंडल परचंडा कहिये, गंगा कहिये पानी ॥ 

ब्रह्म घर प्रह्मानी कहिये, हर घर कहिये गौरी । 

नारायन घर कमला कहिये, के जान उत्तपत तोरी ॥ 

देव के नीचे लिखे कवित्त में भी यही भाव अ्रभिव्यंजित हुआ है :--- 

जोसुभ बानी लसे विधि अंक, लसे जु सदा सिव अंग भवानी। 

जो कमल्ला कमलापति के संग, देव सचीश सची सुखदानी | 

देव सभा त्रज॒ मंदिर सुन्दर जागत ज्योति सबे जग जानी | 
सिद्धि की साधिका,साधु समाधिका, सो ब्रजराज की राधिकारानी।'* 


१--मागवत १०--२, ११, १२ में भी योग माया के दुर्गा, वैष्णवी, क॒ष्णा,माया 

नारायणी, ईशानी, शारदा आदि कई नाम दिये है | गरुड़ पुराण, उत्तर 
खंड, तृतीयांश, ब्रह्मकांड, अ्रध्याय १४ में महालक्ष्मी के अबतारों में प्रकति 
माया, जया, श्री, दुर्गा, अजा और दक्षिणा के नाम श्राते हैं, यथा 

नित्यावियोगिनी देवी हरिपादेक संश्रया | 

नित्यमुक्ता नित्यबुद्धा महालकुमीः प्रकीतिता ॥१॥ 

मूलस्थ च हरेभायों लक्ष्मी: सा संप्रकीतिता | 

पुसो हि भायांपक॒तिः प्रकतेश्वाभिमानिनी ||४॥ 

वासुदेवस्य भागा तु माया नाम्नी प्रकीतिता ॥६॥ 

इसके पश्चात्‌ संकप्रंण की जया, विष्णु की श्री, जो सत्वभामिनी 

है, तमो भिमानिनी कन्यका दुर्गा, नारायश की लद्मी रूपा श्रजा और 
यज्ञाख्य हरि की भागा दक्षिणा के नाम आते हैं। 


[ १७६ | 


ब्रक्मवैवर्त पुराण के जो श्लोक हमने पीछे उद्धूत किये है, उनमें 
सामजस्यात्मक दृष्टि से जहाँ राधा और कृष्ण में अमेद की स्थापना कौ गई 
है, वहाँ राघा को कृष्ण की पूरक शक्ति भी कहा गया है । दूसरे शब्दों में 
राघा के बिना कृष्ण अधूरे हैं । वे अ्रकेले कुछ भी नहीं कर सकते | जैसे मिट्टी के 
बिना कुम्मकार अपना कार्य नही कर सकता, वैसे ही कृष्ण राधाके बिना संसार 
की रचना नहीं कर सकते | यहाँ राधा साधन है और कुष्ण साधक। कुछ 
दिनों बादइस भाव ने भी पलटा खाया । कृष्ण साधन बन गये श्रौर राधा 
ताधक । कृष्ण का श्रस्तित्व राधा के श्राश्रय से है, श्रतः राधा ही सब कुछ 
है | हिन्दी के रीतिकाल का विद्यार्थी जानता है कि बिहारी ने श्रपनी सतमई 
के प्रासम्म में, प्रथम दोहे में ही, राधा की बन्दना की है। शाक्तमत म॑ भी 
शिव और शक्ति के सम्बन्ध में यही बात चरिताथ हुईं है। जो शिव माया 
या शक्ति के श्रधिपति थे, वे शक्ति के आश्रित बन गये। इस प्रकार दाशे- 
निक दाँव-पेचों को दूर रखकर यदि विचार किया जाय, तो ऐसा भाषित 
होता है कि मानव दृद्य की रागानुगा दृत्ति ने जहाँ विधुल बाग्विलाप् को 
जन्म दिया है, वहाँ उपने तात्विक एकता के भी दशन किये हैं । 


हरिलीला ओर ब्रह्मवेवर्त पुराण 


इस पुराण में हरिलीला-सम्बन्धी कुछ ऐसी सामग्री है, जो अ्न्यत्र 
उपलब्ध नहीं होती | श्रतः इस परिच्छेद में उतका उल्ल ख कर देना आवश्यक 
प्रतीत होता है| यह सामग्री इस पुराण के कृष्ण जन्मखंड के अ्रन्तगत है, जो 
पूर्वाद्द तथा उत्तराद्ध दो भागों में विभाजित है । 


पूर्वाद्द' के प्रारम्भ में ही नारद भगवान नारायण से पूछते हैं;- 

का वा गोपांगना के वा गोपाला बालरूपिणः 

का वा यशोदा को नंदः कि वा पुण्यं चकार ह ॥१,१३ 

हरिलीला में जो गोपांगना और बालरूप गोपाल आते हैं, वे कोन है ! 
यशोदा और ननद ने ऐसा कौन-सा पुण्य किया था, जिससे श्रीकृष्ण जेसे पत्र 
के उन्हें दशन हुये! श्री कृष्ण की जन्म-कथा को नारद वेणव मक्तों का जीवन- 
सघंस्व और संसार को पवित्र करने वाला कहते है। 


पृथ्वी के भारहरण-रूप कारण से पूर्व, ब्रह्मबेबतंकार ने श्रीकष्णजन्म 
का एक यह कारण उपस्थित किया है कि जब श्रीकष्ण गोलोक में राधा को 
छोड़कर विरजा के पास चले गये, तो राधा सखियों के साथ उन्हें हू ढ़ती हुइ 
विरजा के मन्दिर में पहुँची | द्वार पर भ्रीदामा थे। उन्होंने राधा को श्रन्दर 
न जाने दिया | राधा का नाम सुनते ही विरजा ने प्राण त्याग दिये श्रौर नदी 
बन गई | इधर राधा के कोप-मंदिर-द्वार पर श्रीदामा के साथ भ्रीकष्ण श्राये 
तो श्रीदामा और राधा ने एक दूसरे को शाप दिया | इसी शाप के परिणाम- 
स्वरूप दोनों जज में गोप-गोपो के रूप में उत्पन्न हुए श्रौर श्रोकष्ण को भी ब्रज 
भे अवतार लेना पड़ा। 


चतुथथ अध्याय मं गोलोक का और पाँचवे श्रध्याय में राधा-मंदिर के 
सोलहों द्वारों का अ्रत्यन्त वेभव-सम्पन्न बरणन है, जो श्रीमद्धागवत में भी 
डुपलब्ध नही होता | अध्याव ६ में देवों के स्तवन पर्‌ श्रीकष्ण कहते हैं।-««८ 


[ १८१ 7] 


सर्व नश्यन्ति त्रह्मांडे प्रभवन्ति पुन. पुनः। 

न में भक्ताः प्रशश्यन्ति निःशंकाश्च निरापदः ॥४८५॥ 

अहं प्राणश्च भक्तानां भक्ता: ग्राणा ममापि च। 

ध्यायन्ते ते च मां नित्यं तान्स्मरामि दिवानिशम ॥४२॥ 

न से स्‍्वास्थ्यंच बेकुंठे गोलोके राधिकान्तिके | 

यत्र तिष्ठन्ति भक्तास्‍्ते तन्न तिष्ठाम्यहर्निशम्‌ ॥५४। 

अन्य सब नष्ट होते है और बार-बार उत्पन्न होते हैं, किन्तु मेरे भक्त 
निःशंक और निरापद रहते है तथा कभी नष्ट नहीं होते । मै भक्तों का 
प्राण हूँ श्रौर भक्त मेरे प्राण हैं | वे नित्य मेरा ध्यान करते है श्रौर मै उनका 
दिनरात स्मरण करता हूँ | बेकु ठ, गोलोक, या राधा के समीप कही भी में 
स्वस्थ नहीं होता । मै तो वहीं विश्राम करता हूँ, जहाँ मक्त निवास करते हैं। 
आगे के श्लोक में भक्तों को राधा और लक्ष्मी से भी बढ़कर प्रिय कह दिया है । 

इसी छुटवे श्रध्याय के श्लोक १८३ में वसुदेव को कश्यप, देवकी 
को श्रदिति, नंद को वसु श्रौर यशोदा को वसुकामिनी का श्रंशावतार कहा 
गया है| श्लोक २१४ से २१६ तक राधा और कृष्ण का सम्बन्ध इस प्रकार 
स्पष्ट किया गया है : जैसे शरीर के बिना श्रात्मा और आत्मा के बिना शरीर 
की स्थिति सभव नहीं है, जेसे दुर्घ में धवलता और अश्नि में दाहकता है, 
भूमि में गन्ध श्रौर जल में शीतलता है, इसी प्रकार राधा और कृष्ण की 
स्थिति है। जेसे उनमें कोई भेद नहीं है, वेसे ही राधा और कृष्ण में कोई अन्तर 
नहीं है | जैसे मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बन सकता, इसी प्रकार कृष्ण राघा 
के बिना भव का निर्माण नहों कर सकते। लगभग इसी प्रकार “के शब्द 
श्रध्याय १४ के ४८ से ६१ श्लोकों तक आते हैं, जिन्हें हम विगत अध्याय में * 
उद्धत कर चुके है। 

अध्याय ६ में श्रीकृष्ण के जन्म-समय पर उनका रूप-वर्णन इस प्रकार 
किया गया है :-- 


दृद्शे पुत्र भूमिस्थं नवीन नीरद अभम्‌ ॥५०। 
अतीव सुन्दरम्‌ नग्न॑ पश्यन्तं गृह शेखरम्‌ । 
शरत्पावेणचन्द्रास्यं नीलेन्दीवर लोचनम्‌ ॥४५॥ 
रूदन्‍तं च हसन्तं च बेशु संसक्त विप्रहम्‌। 
हस्तद्वयं सुविन्यरत प्रेमवन्‍तं पदाम्बुजम्‌ ॥५६॥ 





_३-...हरिलीला पुराण साहित्य (२) 


[ १८२ | 


उनका शरीर अ्रभिनव जलद की प्रभा से मडित था। शर्त्पूणिमा के 

चन्द्र के समान उनका मुख मंडल था और इन्दौवर कमल के समान नेत्र थे । 

वे रोते ये, हँसते थे, शरीर से वंशी चिपटी थी। प्रेम से परिप्छुत उनके 
सुविन्यस्त हस्त ओर लाल कमल के समान पर थे । 


अध्याय १३ के श्लोक ४५५ से ६८ तक कृष्ण शब्द की व्याख्या है 
जिसके अनुसार युगमेद के आधार पर तेजराशि कृष्ण का वणन कलियुग में 
काला हुआ । वे परिपूर्णतम ब्रह्म है, अ्रतः कृष्ण कहलाते हैं। कृष्णः शब्द 
का क अक्षर ब्रह्मगाचक है, ऋ श्रक्षर श्रनन्तवाचक, पर शिववाचक, न धमंवाचक 
श्र विष्णुवाचक और विसग नर-नारायण अ्रथ का वाचक दे। सवाधार, सवंबीज तथा 
सर्व॑मूर्ति स्वरूप होने से वे कष्ण कहलाते हैं | इसी प्रकार कषि निश्चेष्ट वचन 
अथवा निर्वाणवाचक, नकार भक्तिवाचक अ्रथवा मोक्षवाचक और श्रकार 
प्राप्तिवाचक अ्रथवा दातृवाचक होने से कष्ण नाम पड़ा । ककार के उच्चारण 
से भक्त जन्म-मृत्यु का नाश करने वाले केवल्य को प्राप्त करता है, ऋकार 
अतुल दास्यभाव और षकार अभीष्सित भक्ति देता है तथा नकार मंगवान का 
सहवास एवं सारूप्य प्रदान करता है। ककार के उच्चारण से यम-किंकर काँप 
जाते है और ऋकार के उच्चारण से भाग जाते हैं | षकार के उच्चारण से पाप 


नकार के उच्चारण से रोग श्रोर अकार के उच्चारण से म॒त्यु--सभी भीरू बनकर 
पलायन कर जाते 


इसी प्रकार इस अध्याय में श्तोक १०४ से १०४ तक राधा शब्द की 
व्याख्या है, जिसके अनुसार रेफ कोटिजन्मों के पापों को, श्राकार मृत्यु को 
धकार आयु'की हानि को श्रौर आकार भव-बन्धन को दूर कर देता है। श्रथवा 
रफ अविचल दास्य-मक्ति, धकार सहवास और शआ्राकार तेजराशि देता है। इसी 
श्रष्याय में श्रीकृष्णजन्म की पूरी कथा भी कह दी है । 


श्रध्याय १४ के प्रारम्भ में यशोदा के स्‍्नानाथ यमुना चले जाने पर 
श्रीकष्ण द्वारा गह में स्थित तथा पूजा के लिए. शकट में रखे हुए दि, दूध, 
घी, मट्ठा, मक्खन और मधु के खा पी जाने का वर्गन है। यशोदा जब लौट 
कर आई तो क्रोध में भरी हुई वेत्र लेकर कष्ण के पीछे दौड़ी | माँ को थकी हुई 
जानकर कष्ण भी ठहर गये ओर परिणामतः एक वृक्ष में वस्र ह्वारा बाँध दिये 
गए | यह वृक्ष यमलाजु न था, जो ओऔकष्णु के स्पशमात्र से ही टूट्कर गिर गया। 
जैसे सूर ने “नन्द त्रज लीजे ठोंकि बजाइ?--शौषूक पद में यशोदा का ननन्‍्द 
प्र कोपाभिव्यंजन किया है, वेसे ही इस अध्याय में नन्‍्द क्रीध्र में रक्त-पंकज- 


| श्प्रे ] 


लोचन होकर यशोदा से कहते हैं; “यदि पुत्र ने दधि श्रादि खा लिया, तो क्या 
हुआ १ यदि बृक्षपात से बालक का कुछ अ्रनिष्ट हो जाता, तो घर में रखी वस्प॒ये 
किम काम आती ! मैं अपने बच्चे को लेकर तीथ करने जाता हूँ अ्रथवा तम्ही 
घर से चली जाओ | शतकूपों से अधिक वापी, शतवापियों स अधिक सरोवर, 
शत सरोवरों से अधिक यज्ञ, ओर शत यज्ञों से भी अधिक बढ़कर पुत्र-जन्म माना 
गया है। फिर यह पुत्र तो वृद्धावस्था में प्राप्त हुआ है | तप और दान का 
फल जन्मान्तर में मिलता है, पर सत्पुत्र तो इस लोक श्रौर परलोक दोनों में ही 
सुखदायक है | पुत्र से बढ़कर बंधु न हुआ है और न होगा ।”? (श्लोक २३ 
से २७ तक) |” 

श्रध्याय १६ के प्रारम्भिक श्लोकों में लिखा है कि एक दिन नन्द कृष्ण 
के साथ वृन्दावन गये और मांडौर बन में गौग्रों को चराने लगे | इधी बीच में 
श्रीकृष्ण ने श्रपनी माया से आकाश को मेघाच्छुज्ञ कर दिया। रंफाबात दारुण 
बज्र जेसा शब्द करता हुआ बहने लगा। इष्टिधारा से पादप काँपने लगे | 
नन्‍्द ने सोचा, इस बच्चे (कृष्ण) को धर केसे पहुँचाऊँ । इतने में राधा वहाँ 
श्रा गई और नब्द ने उसे कृष्ण को घर पहुँचाने के लिये कहा ।* 

राधा कृष्ण को लेकर चली और इसी भांडीर वन में एक श्रत्यन्त सुन्दर 
मडप के नीचे ब्रह्मा ने उन दोनों का विवाह करा दिया, जिसमें सभी विधि- 
अनुष्ठान किये गये--हवन हुआ, सात प्रदक्षिणायें हुई, पाणिग्रहण हुआ, 
बेदोक्त सप्त मत्नों से सतपदी का पाठ हुआ और दोनों ने एक दूसरे के गले में 
पारिजात पुष्पों की माला डाली | (श्लोक १२२ से १२८ तक) | 


श्रध्याय १६ में वकासुर, प्रलम्ब, केशि आदि के वध की कथा है| श्लोक 
८४ से ८७ तक राधा के ध्यान करने का उल्ल ख करते हुए कवि राघा को रासे- 
श्व॒री, रम्यरासोज्लातरवोत्सुक, रास-मंडल-मध्यर्थ, रासताधिष्ठातृ, देवता, रासे- 
श्वरोर;स्थलस्थ, रसिका, रसिकप्रिया, रमा, रमणोत्सुका श्रौर शरद्राजीवराजि- 
प्रभामोचन-लोचना जैसे &गारी तथा साहित्यिक विशेषणों से अ्लंकृत 
करता है | 


१--हरिवंशकार ने केवल एक श्लोक में (विष्णु पर्व ७,३४५) इसी प्रसंग में, 
इसी श्रवसर पर, नन्द द्वारा यशोदा की गहंणा कराई है : “ततो यशोदां 
गहन्वे नन्‍्द गोपो विवेश है |?” 
२--इसी कथा के आधार पर गीत गोविन्द का प्रथम श्लोक बना है जिसका 
उल्लेख विगत अ्रध्याय में हो चुका है | 


[ रपट | 


अध्याय १७ में वृन्दावन का वर्णन है और राधा के सोलह नामों की 
व्याख्या के साथ स्तोत्र है| यहीं पर राधा को क॒ष्ण-पत्नी तथा कृष्ण के वामांग 
में स्थित लिखा हैः-- 
कृष्ण वामांग संभूता परमानन्द रूपिणी । 
कृष्णा वृन्दावनी बृन्दा वृन्दावन विनोदनी ॥२२१॥ 
रासेश्वरस्यपत्नीयं तेन रासेश्वरी स्वता ॥२२७॥ 
श्रध्याय १६ में कालियनाग-दमन लौला के श्रन्तर्गत सुरता नागिनी ने 
श्रीकृष्ण की इस प्रकार स्तुति की है... 


सकल्भुवननाथ प्राणनाथं मदीय न कुरु बधमनन्त श्रेमसिंधो सुबंधों। 
अखिल भुवन बन्धो राधिका 'प्रेमसिंधो पतिमिह कुरुदानं मे विधातु 


विधातः ॥९८॥ 
त्रिनयन विधिशेषाः षणूमुखश्चास्यसंघे" स्तवनविषयजाड्यात्स्तोतुमी- 
शान वाणी । 


न खलु निखिल वेदा' स्तोतुमन्येडपि देवा. स्तवनविषयशक्ताः सन्ति 

संतस्तवेब ॥१६॥ 

जब श्रीकृष्ण कालियदमन के पश्चात्‌ यमुना से निकले, तो गोप तथा 

गोपियाँ प्रसन्न होकर उनकी श्रोर देखने लगे | भ्रीकष्ण ब्रह्मतेज से जाज्वल्यमान 

हो रहे थे । शिर पर मोर के पर्खों का मुकु. था, अघरों पर वंशी थी । यशोदा 

ने उन्हें देखते ही छाती से लगा लिया और नन्‍्द, रोहिणी आदि ने उनका 

मुख चूमकर गोद में उठा लिया | इसी समय रुहसा दावारिन भड़क उठी, जो 
श्रीकृष्ण की अमृत दृष्टि पड़ते ही दूर हो गई । 


श्रध्याय २० में ब्रह्मा द्वारा गोवत्स-बालक-हरण का प्रसंग है| अ्रध्याय 
२१ में इन्द्र-यश्-भंजन ओर गोवड न-धारण की लीला है। श्रध्याय २२ में 
घेनुकासुर-बध का वर्णन हैं। 

ग्रध्याय २७ में) गोपी-वस्थापहरण तथा श्रध्याय र८ में रात-क्रोड़ा का 
भ्राख्यान है | रास-लीला के सम्बन्ध में ब्रह्मवेततेकार लिखता है:--- 

१--इस श्रध्याय के श्लोक २१ से ३२ तक दुर्गा, शिवा, माया श्रादि की व्या- 

ख्यामयी व्युत्पत्तियाँ दी हैं | ब्रह्मवैवर्तकार इस प्रकार की व्युत्पत्तियाँ देने 
में अत्यन्त व्युत्पन्न, कुशल और अ्रभ्यस्त है। 


[| श्यं४ ] 


कथा पुराण साराणां रास यात्रा हरे रहो । 
हरिलीलाः प्रृथिव्यां तु सबाःश्रुति मनोहराः ॥२८,४ 
इस रास-लीला में नौ लाख गोपियाँ तथा अ्ठारह लाख गोप संयुक्त 
हुये थे, जिनका अत्यन्त नग्न & गार वर्णित हुआ है। इस श्व गार में कपूर 
सहित ताम्बूल, चंदन, अगरु, कस्तूरी आदि द्रव्य, पुष्पमालायें, मुक्तकेश, 
विच्छिन्न भूषण, कंकण-किकिणी-वलय-नूपुर आदि के शब्द, श्राश्लेषण, जल॑- 
क्रीड़ा आदि कामशासत्र की सभी सामग्री विद्यमान है। 
ग्रध्याय ४९ और ४३ में राधा और माधव का गोपियों के साथ भांडी- 
रादि वनों में विहार-वर्णन तथा पुनः रासलीला का प्रसग है ।' इंत रात-लीला 
में समस्त स्वर तथा ३६ रागिनियाँ आ्राकर सहयोग देती है। पूर्वोक्त प्रकार की 
श्र गार-सामग्री इस स्थल पर भी है | अ्रध्याय ४२ के श्लोक ३८ और ३६ में 
कृष्ण से राधा की श्रेष्ठता इन शब्दों में प्रतिपादित हुई है;-- 


राशब्दोच्चारणादेव स्फीतों भवति माधव । 
धा शब्दोच्चारतः पश्चातू धावत्येबव न संशय: ॥३८॥ 


रा शब्द के उच्चारण से ही श्रीक'ण क!मराग से स्फीत हो जाते है और 
धा शब्द कहते ही राधा के पीछे दौड़ने लगते है। श्रतः भक्तों को चाहिये कि 
प्रथम प्रकृति ब्रर्थात्‌ राधा का नाम लें, उसके पश्चात्‌ पुरुष श्रर्थात्‌ कृष्ण का | 
वैष्णव सम्प्रदाय में इसी कारण आगे चलकर राधा के महत्व की स्थापना हुई। 


ब्रह्मवैवत पुराण के उत्तराद्ध अ्रध्याय, ६४, ६५ में कत धनुषयञ्ञ में 
भाग लेने के लिये राजाओं को निमंत्रण भेजता है| अक्र र कृष्ण को बुलाने के 
लिये गोकुल जाते है| अध्याय ६६ में राधा-कृष्ण की क्रीड़ा का पनः पूर्व 
जेसा »%गारी वर्णन है | श्रध्याय ७० में अक्र र गोकुल पहुँच कर समस्त ब्रज 
को श्रीकष्णमय देखते है और इन शब्दों में श्रीकष्ण की स्तुति करते हैं--- 
राधारमणरूपाय, राधारूप धरायच ।६१। 
राधाराध्याय राधायाः प्राणाधिकतराय च ।६२। 
राधा प्राणाधिदेवाय विश्वरूपाय ते नम' ।६३। 
श्रक्रर कृष्ण और बलराम को मथुरा ले जाने के लिये उद्योगशील है, 
यह देखकर राधा कुपित होती हैं और गोपियों को भेजकर उपका रथ-भग कराती 


/कलन-ननननत-मवन% न न-344-4-4 समान अमनननना--3333+33७५-»-+ ५७-43» >3+५७७५७७५५७ काना -+-++> सा ॥कपानन-+ पक. ननननननन. अनन नकनान भेमॉकाक मनन... शननगााई. आना 


१--सूरसागर में भी रासलीला का प्रसंग एक से अधिक बार आया हैं और 
उस पर ब्रह्मवैव्त का स्पष्ट प्रभाव पड़ा है | 


[ श८ई | 


है | गोपियाँ श्रक्त र को क्रर कहती है और अपने कंकण तथा करों द्वारा उसे 
भी वच्न-विहीन तथा रुवाँग में ऋ्त-विक्ञत कर देती है। श्रीकष्ण राधा को सम- 
भाते है और दूसरे दिन बलराम, नन्‍्द तथा अ्रक्रर के साथ मथुरा चले जाते है । 
इसके पश्चात्‌ अध्याय ७२ में कृष्ण की कपा से कुब्जा सुरूपवती बनती 
कृष्ण कुब्जा के घर जाते है | श्लोक ४६ से ६४ तक कुब्जा के साथ शगार 
स्मण का वणन है और कुब्जा को पूर्व जन्म को शुप्णुखा बताया हैं। कृष्ण 
कत घनभेंग, गजमल्ल आदि को मारना, कंस-बध, उम्रसेन को राज्यपद पर 
प्रतिष्ठित करना श्रादि का सामान्य वर्णन 


अध्याय ७३ में नन्‍्द कष्ण को छोड़कर ब्रज जाते हुए अत्यन्त विरह 
कातर हो जाते है । उस समय श्रीकप्ण उन्हे इस प्रकार श्राध्यात्मिक बोध 
देते हैं 
अहमात्मा च साक्षी च निलिप्त- सबे जीविषु /४६। 
जीवो मठ्रतिबिम्बश्च इत्येव॑ सब सम्मतम । 
प्रकृतिमंद्चिकारा च साप्यहं प्रकृतिःस्वयम्‌ ॥४७॥ 
अहं सवस्य प्रभव: सा च प्रकृतिरीश्वरी ॥५१॥ 
इसके पश्चात्‌ गीता के १०वें अ्रध्याय की माँति अकरों में मै श्रकार हूँ, 
: तेजल्वियो में सूर्य हूँ, पौराणिकों में सूत हैँ श्रादि कहते हुए लिखते हैं:-- 
अहं च सब भूतेषु मयि सवे च सनन्‍्ततम्‌ ॥ 
यथा वृक्षे फलान्येव फलेषु चांकुर स्तरो: ॥६४॥ 
मैं सब भूतों में हैँ और सब मुझमें हैं, जेसे वृक्ष में फल होते है श्रौर 
फलों में इच्च का श्रंकुर | 
नन्द ब्रज जाकर यशोदा और राधा के विरहजन्य शोक को निवृत्त करते 
हैं श्रौर यशोदा की प्रेरणा से पुनः कृष्ण के पास मथुरा पहुँच जाते है। 
श्रष्याय ४० के श्रन्त में नन्‍्द कृष्ण से एक बार कुछ दिनों के लिये 
गोकुल हो श्राने के लिये कहते है, जिससे यशोदा, रोहिणी, राधा, गोप तथा 
गोपियों को आश्वासन प्राप्त हो। श्रध्याय ४१ के प्रारम्भ में श्रीकष्ण नन्‍्द से 
कहते हैं कि वे उद्धव को गोकुल भेज रहे हैं, जो सबको जाकर समझता देंगे। 
उद्धव श्रीकृष्ण की श्राज्ञा से शोकविनाशी आध्यात्मिकन्ञान के द्वारा ब्रजवासियों 
को अबोध देने के लिये चल देते है । 


अ्रध्याय ६२ में उद्धव यशोदा श्रौर रोहिशी के पास पहुँच जाते है । 
वे उद्धव को श्रासन, जल, दुग्ध और मधु प्रदान करती हुईं नन्‍्द, बलराम और 


[ (८७ ] 


श्रीकृष्ण का कुशल समाचार पूछुती हैं। उद्धव सबको समाश्वासन देकर चन्द्र- 

मण्टल के समान वतु लाकार, सेकड़ों कदली-स्तम्भों से सशोभित, स्निग्ध वसनों 
श्रौर चन्दन-पन्लवों से युक्त, सुगन्धित द्वव्यों से परिसंस्कृत रास-मण्डल के पास 
पहुँचे । यह रास ३ करोड़ गोपियों से वेष्टित और रक्षित था। इसमें ३ लाख 
सुन्दर, रम्य, संसिक्त रति-मन्दिर थे | उद्धव यहाँ से थमुना को दक्षिण में छोड़ 
कर मालती वन में पहुँचे। फिर चन्दन, चम्पक, यूथिका, क्रेतकी, माधदी, 
मल्लिका, पलाश, कर्णिका, शालताल, हिंताल, रसाल, मन्दार आदि काननों 
की प्रदक्तिणा करते हुए सुन्दर कुन्द वन का उन्होंने दशन किया। इसके 
पश्चात यशोदा के बताये हुए मार्ग से बदरीवन में पहुँचे । फिर श्रीफल, करवीर, 
तुलसी आदि वनों को देखते हुए उन्होने कदली वन में प्रवेश किया | यही 
श्रत्यन्त निजन, रम्य स्थान में राधिका का आश्रम था | यह श्राभ्रम रलेन्द्रतार 
से रचित, रन स्तम्मों से सुशोभित, कलश और पताकाओं से परिष्कृत था । 
इसके सिंहद्दार पर रत्न-कपाट लगे थे। द्वार के ऊपर विचित्र वृन्दावन वन था। 
उद्धव उत द्वार को सामने देखकर अन्दर ग्रविष्ट हुए। फिर दूसरे, तीसरे, चौथे 
और पाँचवे' दर का उल्लंघन करके वे छठवे द्वार पर पहुँचे, जहाँ भीतियों पर 
राम-रावण-युद्ध के मनोहर चित्र बने हुए थे | विश्वकर्मो ने वहाँ विष्यु के दशा- 
बतार, कृत्रिम रास-मणडल तथा यमुना-जल-केलि के चित्र भी अंकित कर दिये 
थे | यह छुठवाँ द्वार सहखे गोपिकाओं से रक्षित था, जिनके हाथों में हीरक- 
भूषित रत्नदण्ड थे | इनमें प्रधान माधवी गोपी ने उद्धव के आगमन की सूचना 
राधा की प्रिय सखियों को दी, फिर शंखध्वनि करके उद्धव को उत्तम आशभ्यन्तर 
धाम में राधा के पास पहुँचा दिया । 


राधा की दशा का वर्णन करते हुए ब्रह्मवेवतेकार लिखता हैः-- 


ददश पुरतो राधां कुह्हां चन्द्रकलोपमाम्‌ । ६०। 
सुपकव पद्नेत्रां च शयानां शोक मूछिताम्‌। 
रुदन्तीं रक्तवदनां क्लिष्टां चत्यक्त भूषणाम्‌ ।६१ 
निश्चेष्टां च निराहारां सुवण-बणु-कुंडलाम | 
शुष्क्रताधरकंठां च किडिच जन्िश्वांस संयुताम्‌ ।६२। 


उद्धव ने देखा, राधा कष्णपक्षु की चतुदंशी की रात्रि में चन्द्र की क्षीण 
कला के समान ज्ञीण, लाल नेत्र किये, शोक-मूलछित अवस्था में पड़ी हुई है | 
उसका मुख रकुवर्ण है। वह क्लेश से पूर्ण, निश्वेष्ट, निराहार श्रौर आ्रभूषणों 
फा परित्याग किये हुए रो रही है। उसके ओष्ठ और कण्ठ सूख गये हैं तथा 


[ शव८ ॥] 
साँस बहुत धीरे-धीरे चल रही है | राधा को देखते ही उद्भव के रोमांच खड़े हो 
गये | उन्होंने भक्तिपृर्वक राधा को प्रणाम किया। श्रध्याय ६३ में लिखा है 
कि उद्धव के स्तवन को सुनकर राधा ने श्रॉखें खोली, देंखा--कुष्ण की आक्ति 
का एक पुरुष सामने खड़ा है। राधा ने उतका नाम और श्राने का प्रयोजन 
पूछा । उडव ने अपना नाम बताया और कहा : “मैं क्षत्रिय हूँ, मगवान श्रीकृष्ण 
का पार्षद हैँ, और उनका सन्देश लेकर आया हूँ।” राधा उद्धव से पूछने लगी 
“उद्धव, वही यमुना है, वही सगन्धित पवन है, वही कोकिल का श्रालाप है 
रम्य क्रीड़ा कानन, उद्यान, सरोवर सब कुछ वही है--सारा विभव वही हैँ और 
यह दुरत, दुखद, पापिष्ठ मन्‍्मथ भी वही है, पर मेरे प्राणनाथ कहाँ है १” 

राधा हा | कृष्ण, हा ! कृष्एः कहती हुई मूछित हो गई। उद्धव ने 
उसे सचेत किया और कहा, “नन्द श्रीकृष्ण के उपनयन के पश्चात्‌ ही उन 
लेकर यहाँ आवें गे |!” उद्धव यहाँ राघा को माता कहकर सम्बोधित करते है । 
राधा भी उन्हे वत्स कहती है | 

राधा उद्धव को श्रपनी कष्ट-कथा सुनाती हुई जब पुनः मूछित हो गई, 
वी उद्धव ने उसे सचेत करते हुए कहा:--- 


त्वमेव राधा त्वं ऋष्णस्तववं पुमान्‌ प्रकृतिः परा। 

राधा माधवयोभेंदो न पुराणे श्रुती तथा ॥ अ्र० ६४ श्लोक ७ 

राधा को मूछित देखकर माधवी कहने लगी: “अरी कल्याणी राधा, तू 
उस चोर कष्ण का स्मरण क्‍यों करती है! वह गोप-वेश बालक किसी राजा 
का पत्र भी तो नहीं है ।? मालती ने कहा: “राधा, तू अ्रत्यन्त निज है। 
विश्व की युवतियों के यश का क्षय कर रही है? अ्रपनी भावना को अन्दर ही 
रख ।” पद्मावती, चन्द्रसुती, शशिकला, सशीला, रत्नमाला आदि ने भी 
समझाया, पर पारिजाता ने श्रीकष्ण के ब्रह्मत्व का वणन करते हुए माधवी पर 
कटाक्ष कर दिया। माघवी ने कहा, “उद्धव, इन्होंने मेरे वाक्य को समझता ही 
नहीं । वास्तव में-- 


स्वेच्छया सगुणो विष्णु: स्वेच्छुया निगुंणों भवेत्‌। 

भुवोी भारावतरणे गोपवेश। शिशुरविभ्ः॥ ६४। ६२ 

ऐसे इंश्वर को जब सिद्ध श्रादि भी नहीं जानते, तो मै केसे जान सकती 
हैँ।” गोपियों की इस प्रकार की बातें सनकर उद्धव भक्ति-विहल हो उठे। 
उनके शरीर में पुलकावली खड़ी हो गई | आ्राँखों से आँस गिरने लगे | गोपियों 
के प्रेम के सामने अपने प्रेम को तुच्छ समझते हुए भक्ति गद्गद कंठ से वे 
कहने ज्ञगे;--- 


| शैज& | 


धन्य यशस्य द्वीपानां जम्बूद्वीपं मनोहरम्‌। 

यत्र भारतवप च पुण्यदं शुभदं ॥। ४४।७४ तथा 

गापी पादाब्जरजसा पूर्त परम निमलम्‌। 

अध्याय ६४, श्लोक ७७ 
ततोअपि गोपिका धन्या मान्या योषित्सु भारते । 
नित्य पश्यन्ति राधायाः पादपद्म सुपुण्यद्म्‌॥ 
अध्याय ४४, श्लोक ७८ 

धन्य है जम्बूद्वीप और जम्ब॒द्वीप में भारतवर्ष, जो गोपियों के चरण-कमल 
की रज से पवित्र है | गोपियाँ भी धन्य है, जो राधा के प॒ण्यप्रद पादपद्मों 
का नित्य दशन करती हैं |१ में भी धन्य हूँ, जो गोकुल आया और गोपियों से 
हरि-भक्ति प्राप्त करके झतकृत्य हो गया । 

ब्रह्मवेवत में उद्धव को भ्रमर कहकर संबोधित नहीं किया गया । उद्धव 
अपनी श्रोर से यहाँ बहुत थोड़ा, न के बराबर, कहते है । राधा की सखियाँ ही 
कुछ व्यंग्य आपस में कर लेती है और ज्ञान की बातें कहती हैं । उद्धव से उन 
व्यग्यों का कोई सम्बन्ध नही है । 

ब्रह्मवेवर्त में श्रीमद्धागवत की माँति स्तुतियों की भरमार है। सुर को 
श्र/गार की सम्पत्ति ब्रह्मवैवर्त से ही मिली है| जयदेंव, विद्यापति, चढीदास आदि 
भी इस सम्बन्ध में इसी प्राण के आमारी हैं। बह्मवेवर्त में गोपियों के घरों में 
घुसकर माखनचोरी करना, पनघट प्रस्ताव जैसे प्रेस के प्रसंग और त्रमरगीत 
जैसे उपालम्म श्र व्यंग्योक्तियों से पूण वाक्य नहीं मिलते | 


१-- इसी भाव का अ्रभिव्यंजन माधव भट्ट के नीचे लिखे श्लोक में है -- 
धन्येय॑ धरणी ततो5पि मधुरा तत्रापि बृन्दावनम्‌। 
तत्रापि बजवासिनों जुवतय स्तत्रापि गोपांगनाः ।। 
तत्राचिन्यय गुणेक धाम परमानन्दात्मिका राधिका। 
लावण्याम्बुनिधि ल्िलोक रमणी चूड़ामणि; का श्रन ॥ 


#/ ४ बिक #*5 
हारिलीला और श्रीमद्भागवत 

पावन भक्तिभाव रूपी रमणीय रत्नों की आकर श्रीमद्धागवत से भक्ति 
का चतुथ उत्थान प्रारम्भ होता है | इसमें अनेक स्थानों पर भगवान के श्रव- 
तार और सृष्टि-स्वना को लीला-विनोद का नाम दिया गया है | लीला के लिये 
कही चेष्ण और कही क्रीड़ा शब्द प्रयुक्त हुआ है। भागवतकार ने एक भी 
स्थान पर अपने पाठकों को इस भ्रम में नहीं रहने दिया कि श्रीकृष्ण परमेश्वर 
नही हैं | उसने स्थान-स्थान पर स्तुतियों का समावेश करके तथा अ्रन्य पात्रों की 
उक्तियों द्वारा उनके परमत्रह्मत्व को श्रभिव्यंजित किया है" और हरि तथा विष्णु 
को ब्रह्मा एव शिव जैसे देव कोटि के सत्वों से सदेव थक ग्खा है ।* यही 
प्रवृत्ति सूरसागर में भी दृष्थ्गोचर होती है। 


जो परब्रह्म है, उसे सौंदर्य का निधान होना ही चाहिये | श्रीकृष्ण जब 

देवकी के गर्भ से प्रकट हुये, तो ऐ,वा प्रतीत हुआ जैसे पूर्व दिशा में सोलहों 
कलाश्ों से पूर्ण चन्द्रमा का उदय हो गया हो | उनके नेत्र कमल के समान 
कोमल ओर विशाल थे; वच्तुस्थल पर अत्यन्त सुन्दर सुवमयी रेखा (श्रीवत्स का 
चिन्ह) थी । व्ोकालीन मेघ के समान परम सुन्दर श्यामल शरीर था। घुघ- 
राले बाल थे | उनके अंग-अंग से श्रनोखी छुटा छिटक रही थी और क्रांति- 
प्रभा से सूतिकाण॒ह जगमगा रहा था। वे परम सुन्दर और परम मघुर थे। 
भागवतकार ने इस स्थान पर उनके चार हाथ, जिनसे वे क्रमशः शंख, गदा, 
चक्र और कमल लिये हुये थे, गले में भिलमिलाती हुई कोस्तुभ मणि, शगैर पर 
फहराते हुए पीताम्बर, बेंदूय॑ मणि के किरीट, स्वण कुण्डल, कमर में चमचमाती 
करधनी, बाहों में बाजूबन्द ओर कलाइश्रों में कंकण आ्रादि का भी वर्णन किया 
है, जिनके बिना भी स्वाभाविक सॉाँदर्य का चित्रण हो सकता था | पर जो 
कृबि-कल्पना देवी भाव को धरा-घाम पर उतार लाई है, उसके लिये इन 


अभा- कमान» शममाजमकनात+न ना 


१--दशम स्कन्ध, ८४५३-१२, २४, २६ 
२--दशम स्कन्च, ६-४२| ६-२०|२४-१६९ 


[ १६१ ।| 


वस्तुओं की संगति द्वारा अलौकिकता पर आकर्षक आवरण चढ़ाना कदाचित्‌ 
श्रावश्यक था। 


भागवत में पूतना-बध, शकट-भजन श्लौर तृणावत अआदि की वे सब 
कथायें है, जिनसे सूरसागर के पाठक पूर्णतया परिचित है। कृष्ण की बाल- 
लीलाओ के सम्बन्ध में भागवतकार लिखता हैं; “उनके बचपन की चंचलताये 
बड़ी ही श्रदूभुत होती थीं, पर गोपियों को वे परम सुन्दर और बड़ी ही मधुर 
लगती थी |” गाय दुहने का समय न होने पर भी बछुड़ो को खोल देना, 
दही दूध को चुराकर खा जाना या बन्दरों को बॉट देना, धधकती हुई श्राग में 
खेलने के लिये कूद पड़ना, पक्षियों को पकड़ने के लिए उनकी छाया के ताथ 
दौड़ना, और श्रच्छा-सा खिलौना पाने पर इन लीलाश्ों से विरत होना, मिट्टी 
खाना औ्रौर मुख खोलकर माता यशोदा को चर-अ्चचर सम्पूण जगत के दशन 
कराके विस्मित कर देना, कृष्ण का ऊखल से बाँधा जाना, गोकुल से वृन्दावन 
पहुँचकर वत्सासुर श्रौर बकासुर का बंध करना, अ्रजगर के समान सबको निगल 
जाने के लिए, श्रपना मुख खोले हुए अधासुर को मारना श्रादि तभी लीलाश्ो 
का विवरण देते हुए मागवत का स्वयिता कहता हैं;--“भगवान श्रौकृष्णु 
शानी सन्‍्तों के लिए. ब्रह्मानन्द की साक्षात्‌ मूर्ति, दास्य भाव से उपामना करने 
वालों के लिए परम-ऐश्वर्य-मडित, आराध्य परमेश्वर और बविषय-विमोहितों के 
लिए केवल एक मनुष्य-बालक हैं ।? इससे सिद्ध होता है कि वह कप्ण- 
लीलाश्रों को रूपकों का रूप भ्रवश्य प्रदान करना चाहता है। 


ब्रह्माजी ने जब गोपकुमारों और बछुड़ों को तिरोहित कर दिया, तो 
श्रीकष्ण ने अपने स्वरूप में से ही उनको ज्यों का त्यों बना लिया । जब ब्रह्माजी 
का मोह भग्न हुआ, तो वे इस प्रकार श्रीकृष्ण की स्तुति करने लगे 
भगवन्‌ , श्रापकी भक्ति समस्‍्त कल्याणों का मूल उद्गम है। जो उसे छोड़ 
कर ज्ञान के क्षेत्र में परिश्रम करते है, उन्हें क्लेश ही क्लेश प्राप्त होता है ।?” 
भागवतकार यहाँ निःसंकोच' होकर ज्ञान के ऊपर भक्ति की प्रतिष्ठा कर रहा 
चर पु 
है | हरिलीला का यह प्रमुख अंग है | 


श्रीकष्ण श्रपनी रूप-माधुरी से सबके मन-प्राणो को आकर्षित करने 
लगे | घेनुकासुर का बध. बलराम द्वारा सम्पन्न हुआ श्रोर श्रीकष्णुजी ने 
कालिय नाग का दमन किया | जब दोनों भाई ब्रज में पहुँचे, उस समय श्रीकृष्ण 
की शोभा अवर्णनीय थी | उनके घुघराले बालों पर गायो के खुरो से उड़-उड़ 
कर धूलि पड़ गई थी | शिर पर मोर-पंखों का मुकुट था, बालों म॑ सुन्दर फूल 


[ १४२ | 


गुथे हुए थे। उनकी मधुर चितवन श्रौर मनोहर मुस्कान देखकर लोग अपने 
श्रापको निछावर कर रहे थे | श्रीकृष्ण मुरली बजा रहे थे। गोप उनका कीति- 
गान कर रहे थे। बशी की ध्वनि सुनते ही गोपिकायें बाहर निकल आईं ओर 
उन्होंने अपने नेत्ररूप अ्रमरों से श्रीकृष्ण के मुख-कमल का मकरूद-रस पान 
करके दिन भर की वियोग-ज्वाला को शान्त किया । काल्निय-दमन के पश्चात्‌ 
नाग कन्याश्रों ने जो श्रीकष्ण की स्तुति की है, वह विष्णु प्राण की माँति मधुर 
तो नहीं, पर दार्शनिक तत्वों से अवश्य श्रोत-प्रोत है। सन्नहर्वं और उद्नीसवें 
अध्याय में श्रीकष्ण का गोपों ओर गायों को दावानल से बचाना श्रोर यह 
कहकर कि “डरो मत, श्राँखे बद कर लो,?? स्वयं दावानल को पी जाना, एक 
श्त्यग्त आकष्रक एव शिक्षाप्रद रूपक की सृष्टि खड़ी करता है। इस रूपक 
की व्याख्या सूर के हरिलीला वर्णन में की जायगी | 


दशम स्कन्ध के बीसवें अध्याय में शरद और वर्षा के अ्रलकृत वर्णन है, 
जिनके श्रनुक रण पर गोस्वामी तुलसीदास ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ रामचरित मानस 
में वर्षा श्रौर शरद का वर्णन किया है। इकीसवें श्रध्याय में वेशगीत है । शरद 
ऋतु में वन-राजि विकच सुमनों से शोमायमान थी, सरोवर-सरितायें और 
पाव॑त्य प्रान्त निमंल आभा से सम्पन्न थे। श्रौकप्ण ने गौओो को चराते हुए 
अपनी बाँसुरी पर मधुर तान छेड़ी | बंशी की यह मोहक ध्वनि भगवान के 
प्रति प्रेम-भाव को जगाने वाली थी | ब्रज की गोपिकाओ ने जब यह मादक 
घ्वनि सुनी तो उन्हें श्रीकृष्ण की चेष्टाये याद आरा गई | उनका मन हाथ से 
निकल गया और वे दर्शन की आकांज्षा से श्रीकष्ण के पास पहुँच गहँ | इस 
स्थल पर भागवतकार ने मुरली पर जो कल्पनाये की है, वे सूरसागर की भाँति 
मधुर, श्॒गारमयी एवं अ्रदूभुत है । एक गोपी कहती हैः--“यह बंशी तो बड़ी 
धष्ट है। न जाने अपने किस पूर्व जन्म के पण्य के परिणामस्वरूप यह श्रीकष्ण 
के अधघरामत का पान कर रही है। मुरली को श्रपने रस से पुष्ट करने वाले 
सरोवर भी उप्तकी ध्वनि सुनकर खिले हुए. कमलों के रूप में पुलकित हो रहे 
हैं, मोर मतवाले होकर उसकी ताल पर नाचते है, मुग एवं मुगियाँ श्रीकृष्ण 
को प्रेमभरी आँखों से देखने लगती है, गायें दोनो कान खड़ी करके मानों 
दोने में उस मधुर संगीतामत का पान करती हैं, बछुड़े दूध पीते-पीते मुरली 
रब से विस्मय-विमुग्ध हो खड़े हो जाते हैं--वे न दूध का घट उगल पाते है 
न निगल पाते है, पक्षी किसलय-संयुक्त शाखाओ्रों पर चुपचाप बेंठे हुए. उप्त 
त्रिभ्नुवन-मोहक संगीत को सुनते रहते हैं, नदियों का प्रवाह श्रवरुद्ध हो जाता 
है, और वे भँवरों के बहाने अ्रपन हृदय की तीत्र मिलनाकांज्षा को प्रकट करने 


[ १६३ |] 


न च मच म 
लगती है, वृक्षों को रोमांच हो आता है, वे अचल से चल हो जाते है और 
चल-चेतन जगत स्थिर हो जाता है |” 


बाईसवे अध्याय की चीरहरण ली ला के श्रन्तर्गत श्राये हुए, ये शब्द श्राध्यात्मिक 
दृष्टि से महत्वपूण है। श्रीकृष्ण कहते है: “गोपियो, जिन्होंने श्रपने मन-प्राण मुझे 
समर्पित कर दिए है, उनकी कामनायें शुद्ध हो जाती हैं ओर उन्हे सांसारिक 
भोगों की ओर जाने से विंरत कर देती हैं | उनकी कामनाओं का विषय में हो 
जाता हूँ | मेरी ओर आ्राते ही कामनायें धुन जाती है श्रौर जेंसे भुने हुए बीज 
अ्रंकुरित होने की शक्ति नही रखते, वैसे ही मेरी ओर उन्मुख कामनायें विषय॑- 
सुख उत्पन्न करने में असमथ हो जाती हैं /? (श्लोक २६) चीरहण का भी 
श्राध्यात्मिक तात्यय. सांसारिकता से हटकर, निःसंग होकर, आत्मा की श्रोर 
उन्मुख हो जाना है| घभी आचायोीं का इस विषय में एक मत है। 


इसके पश्चात्‌ इन्द्र-यश्ञ-निवारण और गोवद्ध न-धारण की कथायें आ्राती 
है। इन्द्र की पूजा क्‍यों बन्द करनी चाहिये, इसके उत्तर में श्रीकृष्ण के कहे हुए 
ये शब्द महत्वपूर्ण है* “मनुष्य को चाहिये कि पूव' संस्कारों के अनुसार श्रपने 
बर्ण तथा आश्रम के अनुकूल धर्मो का पालन करता हुआ, कम का ही आदर 
करे। जिसके द्वारा मनुष्य की जीविका सगमता से चलती है, वही उसका 
इष्टदेव होता है। जैसे अपने विवाहित पति को छोड़कर, जार पति का सेवन 
करने वाली व्यभिचारिणी स्री कभी शान्ति लाभ नहीं करती, वैसे ही जो 
मनुष्य अपनी श्राजीविका चलाने वाले एक देवता को छोड़कर किसो दूसरे की 
उपासना करते है, उससे उन्हें कभी सुख नहीं मिलता ।?”" (२४--१०, १६) 
भगवान की लौलाओं का एक उद्देश्य मानव को सत्पथ का निर्देश करना भी 
है। इस कथा का यही आशय है। गोवद्ध न-घारण भी, हमें आपत्तियों के 
आने पर किस जैय और दृढ़ता के साथ काये करना चाहिये, इस बात की शिक्षा 
देता है। यदि सुख की अवस्था श्रधिक दिन नहीं ठहरती, तो दुख की अ्रवस्था 
भी ग्रधिक दिन नहीं ठहर सकती । वह भी एक दिन विनष्ट होगी ही । 
ब्रजवासियों को आँधी-पानी के तूफान ने व्याकुल कर दिया, तो इत तूफान 
को व्याकुल एवं ध्वश्त करने की शक्ति मी एक सर्व-नियामक सत्ता में है। 
फिर निराशा केसी ? मानव को आश्वस्त होकर अपना काय करना चाहिये।* 


हरिलीला में रास को प्रमख स्थान प्राप्त है। भागवतकार ने रास- 
लीला का तन्मयता पूर्वक वर्णन किया है और उसकी आध्यात्मिकता का भी 


हल । ली न ननइभा भा ७७एएणएए 


१--कल्याण भागवतांक पृष्ठ ७२४। २--दशस स्कघ २५-२६, २७ । 





[ १४४ | 


स्थान-स्थान पर उल्लेख किया है । भगवान ने चीरहरण के समय ही गोपियों 
को रासलीला का संकेत दे दिया था। श्रब उन्हे निमित्त बनाकर रसमयी रास- 
क्रीड़ा करने का संकल्प किया | संकल्प के जाग्रत होते ही चन्द्रदेव ने प्राची 
दिशा के मुखमडल पर अपने शीतल करों से लाल रोली-केशर मल दी । अखंड 
चन्द्रमंडल पूर्णिमा की विभावरी में पीयूष की वो करने लगा | समस्त वन- 
प्रान्तर अनुराग की लालिमा से अनुगंजित हो उठा । श्रीकृष्ण का वशी-बादन 
प्रारम्भ हुआ । गोपियों का मन पहले से ही श्यामसुन्दर के वशीभूत था, अरब 
तो उनकी सारी वृत्तियाँ--मभय, सकोच, बैय, मर्यादा--छिन गई । उनकी विचित्र 
गति हो गई । वे धर्म, श्रथे, काम और मोक्ष-सम्बन्धी समस्त कार्यों को छोड़कर 
श्रीकृष्ण के पास पहुँच गई | उनका प्राण, मन और शआआत्मा श्रीकृष्ण द्वारा 
अ्रपहत हो चुका था | उनके श्रशुम सस्कार मस्म हो चुके थे । किसी-किसी गोपी 
ने घर के ही श्रन्दर अपने पाप और पुण्य रूप कम के परिणाम से बने हुए 
गुणमय शरीर का परित्याग कर दिया श्रौर भगवान की लीला में सम्मिलित 
होने के योग्य अप्राकृत शरीर प्राप्त कर लिया | इस शरीर से भोगे जाने वाले 
कर्म-बन्धन तो ध्यान के समय ही छिन्न मिन्न हो चुके थे।* 

भागवतकार लिखता हैं : “भगवान जो अ्रपनी लीला प्रकट करते हैं, 
उसका प्रयोजन यही है कि जीव उसके सहारे अपने परम कल्याण की सिद्धि 
करें |?” इसके लिये भगवान से किसी न किसी प्रकार का सम्बन्ध हो जाना 
चाहिये | इस सम्बन्ध से अ्रपनी वृत्तियाँ भगवान के साथ संयुक्त हो जाती है- 
थे भगवन्मय बन जाती हैं । 


जो गोपियाँ श्रीकृष्ण के पास पहुँचीं, उन्हें वे पातिब्रत धम का उपदेश 
देने लगे | पर, पराभक्ति में प्रवेश करने के समय घम-नियम कहाँ रहते है ! 
श्रतः गोपिकायें कहने लगी :; “तुम्हारी त्रिलोकाभिराम मूर्ति और वंशी की तान 
को सुनकर जब श्र्॑चेतन एवं श्रवेतन जगत--गो, हरिण, इच्चादि---पुल कित एवं 
प्रभावित हो उठते है, तो चेतन जगत का ऐा कौन-सा प्राणी है, जो लौकिक 
एवं बैंदिक आये मर्यादा से विचलित न हो जाय १?” 


रासलीला के इस स्थल के व्णन में भागवतकार ने आ्रालिंगन, नौबी, 
स्तन, नखक्षुत श्रादि कुछ शब्दों का ऐसा प्रयोग किया है, जो सामान्य जनवर्ग 
में अश्लीलता एवं दुराचार का प्रचार कर सकते हैं, परन्तु वह तुरन्त ही सेमल 
भी गया है और समस्त प्रसंग को आध्यात्मिक क्षेत्र में ढालकर पाठकों की 





१--दशम स्कन्ध श्रष्याय २६ श्लोक १०, ११ 


[ १६४ ।ै 


मनोशत्ति को दूसरी ओर ले गया है। उसने गोपियों के मधुर भाव को, काम- 
रत को दिव्य तथा परमोज्ज्वल प्रेम-भाव में परिवर्तित कर दिया है |) पद्मावत 
के पाठक इस प्रणाली से श्रवश्य परिचित होंगे कि जहाँ कही जायसी श्रपनी 
वणन-प्रक्रिया में अश्लीलता का अनुभव करने लगते है, वही वे इस लोक से 
छलाँग मारकर, उस लोक में उड़ जाते है और श्रध्यात्म क्षेत्र की बातें करने 
लगते है । सूरसागर के अनेक पदो की श्रंतिम पंक्ति भी यही कार्य सम्पादित 
करती है । 


रास-मग्न गोपियों को जब यह अभिमान होने लगा कि भगवान के 
साथ रमण करने के कारण वे सर्वश्रेष्ठ है, तो शरकृष्ण उनका गये भग करने 
के लिये श्रन्तर्वान हो गये । भागवतकार ने दशम स्कन्ध के तीसव अ्रध्याय में 
गोपियों की कृष्ण के विरह में कातर एवं दयनीय दशा का श्रत्यन्त ममस्पशी 
एव हृदय-द्रावक चित्र खीचा है| इकतीसव श्रध्याय में गोपिकार्य विरहावेश में 
जो करुण गीत गाती हे, वह भी कल्पना एवं भाव-गरिमा की दृष्टि से अनुपम 
है | इत करुण रुदन से अभिमान का भी मान गलित एवं क्षरिंत हो गया, 
पश्चात्ताप की पावक ने गव की पापमयता को क्षार-क्ञार कर दिया। श्रात्मा 
फिर अपने स्वरूप में अवस्थित हो गई और परमात्मा ने उसे अपना दर्शन 
देकर कृतार्थ कर दिया । श्रीकृष्ण प्रकट हो गये और गोपियों को सांत्वना देते 
हुये कहने लगे : “में तो तुम्हारे पास ही था।” अरब महा रात प्रारम्भ 
हुआ । जेसे नन्‍्हा-सा शिशु निर्विकार भाव से अपनी' परछॉई के साथ कीड़ा 
करता है, बैंसे ही स्मा-रमण व्रजसुन्दरियों के साथ विहार करने लगे ।* भगवान 
का संस्पश पाते ही गोपिकायें प्रेम और श्रानन्‍्द से विहल हो गईं। वे 
अपने शारीरिक संभार को सेमालने में असमथ हो गईं। भावगतकार महारास 
का & गारमय वर्णान करने के उपरान्त हमें फिर सम्हाल लेता है और कहता 
है : “प्रभु सत्यकाम है | यह लीला, प्रेम-भाव उनके अ्रन्दर अवरुद्ध है, 
उनके वश में है ।? (१०-३३-२६) 

श्रीकृष्ण, कुछ काल उपरान्त, मथुरा पहुँचे। कंस जैसे श्राततायी 
को मारकर अपने माता-पिता का उद्धार किया और महाराज उग्रस्ेन को 
फिर सिहासन पर बेठाया | जब बाल-लीलाओं की स्मृति जाग्रत हुई, तो श्रपने 
सखा उद्धव को गोपियों के पास समाचार लाने के लिये भेजा। भागवत में 


७ आभार 





१--दशम स्कन्च २६-४६ 
२--दशम स्कन्ध श्रध्याय ३३, इलोक १७ | 


[ १६६ | 


उद्धव के कथन श्रत्यन्त संयत और आश्वासन-प्रद है। गोपियाँ एक भ्रमर को 
सम्बोधन करके कुछ जलीकटी बातें उसे अवश्य सुना देती हैं,* अन्यथा सूर- 
सागर जैसी व्यंग्य और उपालम्म से भरी उक्तियाँ उसमें दिखाई नहीं देती। 
यह प्रसंग प्रमरगीत के नाम से प्रसिद्ध है। अ्रपने अनन्य प्रेम-भाव को 
प्रकट करती हुईं एक गोपी श्रमर से कहती है : “भ्रमर | हम सच कहती हैं। 
एक बार जिसे जितका चतका लग जाता है, वह उसे छोड़ नहीं सकता। 
इसी प्रकार कष्ण से प्रेम करके, श्रव यदि हम चाहे भी, तो उनसे प्रेम करना 
नही छोड़ सकतीं | भगवान की लीला-रूप-सुधा को कुछ बूंद भी जिन्हें 
प्राप्त हो जाती हैं, उनके रागढ घादि सब इन्द्र समाप्त हो जाते है |? “जिसे 
कऊष्णसार मृग की पत्नी भोत्ी-भाली हरिणियाँ बधिक की वीणा का विश्वास 
कर लेती है और उसके जाल में फँसकर मारी जाती है, बैसे ही हम उत्त कपटी 
कृष्ण की बातों में आकर कामव्याधि से मारी गई।?? 

विरिह व्यथित गोपियों के पास उद्धव कई महीने रहे और उन्हे श्रीकृष्ण 
की लीलायें सुना-सुनाकर आ्राश्वासन ओर आ्रानन्द देते रहे। वे स्वयं गोपियों 
की श्रीकृष्ण में तन्‍्मयता देखकर प्रेम से भर गये और उनके समीप ही रह कर 
वृन्दावन की कोई लता या पादप बन जाने की श्राकांक्षा करने लगे। प्रेम की 
साज्ञात्‌ प्रतिमा ब्रजांगनाश्रों कौ चरण-धूलि का निरन्तर सेवन करने के लिये 
वे लालायित हो उठे | 


इस प्रकार भ्रीसद्धागवत में हरिलीला की वह समस्त सामग्री मूलरूप 
में विद्यमान है जिसको आधार बनाकर सूरसागर के भव्य-मवन का निर्माण 
हुआ | इस भवन में भावुक कलाकार सूर की कान्‍्त कल्पना ने श्रनेक नवीन रंग 
भरे हैं और भावप्रवणुता की रत्न-राजि ने उसे जगमगा दिया है । 





१-दशम स्कन्घ, श्रष्याय ४७, शलोक १२-२१ 


हारिलीला ओरे तंत्र साहित्य 


विविध देवोपासना की पद्धति जिन ग्रथों में प्रतिपादित है, वे तन्त्र ग्रथ 
कहलाते है | ये तन्‍्त्र तीन भागों में विभाजित किये जा सकते हैः समय-मत, 
कोल-मत और मिश्र-मत | समय-मत या समयाचार वाले तन्त्र बैदिक मार्ग का 
अनुसरण करते हैं | वशिष्ठ संहिता इन्हीं के अन्तर्गत है। महामाया तन्त्र, 
शंबर तन्त्र आदि ६४ तन्‍त्रों को कौल-तन्त्र या कौल-मत कहा जाता है। कौल- 
मार्ग तथा वेद-मार्ग दोनों का अनुसरण करने वाले तन्त्र मिश्र-मत में परिगणित 
किये जाते हैं । 


तनन्‍्त्र साहित्य का ग्रमाव बौद्ध एवं जेन दोनों मतो पर पड़ा | बौद्धों की 
वज्र्यान शाखा ने विशुद्ध रूप से तन्त्र-मत को आगे बढ़ाया। जैनियों ने 3“ 
श्रौर ही (प्रणय और माया) जेसे बीजाक्षरों को शक्ति तन्त्रों से ज्यों का त्यों 
प्रहण कर लिया |" बौद्ध तन्त्रों का प्रभाव सिद्ध योगियों तथा नवनाथों पर 
भी पड़ा | 
शेव-शाक्त-तन्त्र शिव और शक्ति को प्रधान उपास्य देव मानकर चले 
हैं | वामन पुराण (६।८६--६२१) में शैवों के चार सम्प्रदाय लिखे हैं: शेव, 
पाशुपत, कालदमन तथा कापालिक | काल दमन को यामुनाचार्य ने कालामुख 
नाम दिया है | इन सम्प्रदायों के मूल ग्रन्थों को शैंवागम नाम से श्रभिष्ित किया 
गया है । इन तन्‍्त्रों के तीन भेद हैः(१) शिव तन्त्र हत परक है; (२) रुद्ग तंत्र 
दंताद्ेत परक है और (३) भैरव तन्त्र श्रद्दोत परक है। “काश्मीर देश में 
प्रचलित शैवागम प्रत्यमिज्ञा, स्पन्द या त्रिक दशन के नाम से प्रख्यात है । 
शाक्त तन्त्र संख्या में अधिक हैं, पर शाक्त-पूजा पद्धति के नितान्त 
गोपनीय होने के कारण, वे बहुत कम प्रकाशित हुये हैं। शाक्तों के सात्विक 
श्रागमों को तन्त्र, राजस को यामल और तामस को डामर कहा जाता है। 


अजब मनन सास ननमनलग> 8, 


१--बलदेव उपाध्याय--मारतीय दर्शन, एृष्ठ ४४४ | 
२--अलदेव्‌ उपाध्याय--मारतीय दशन, पृष्ठ ४४४ | 


मै ााााााभााआआआंओ 


[ १६८ ] 


कुलार्णाव तन्‍्त्र के तृतीय उल्लास में इनके पॉच शआ्रम्नायों का वर्णन है, जिनमें 
मत्र-योग, मक्ति-योग, कम-योग और ज्ञान-योग की व्याख्या है । 

शैव दशन में शिव, शक्ति और विन्दु--ये तीन रन माने जाते है। 
इन्ही को कता, करण श्रौर उपादान भी कहते है| शक्ति शिव की स्वरूप शक्ति 
है। विन्दु शुद्ध और श्रशुद्ध दो प्रकार का है | शुद्ध विन्दु को महामाया और 
अशुद्ध को माया कहा गया है। विन्दु से ही जगत की उत्पत्ति होती है । 

शिव को पति कहते है| यही परमेश्वर है। जीव परमेश्वर के ही रफु- 
लिंग रूप है | इनकी सज्ञा पशु है, क्‍योंकि ये कार्यकरण रूपी कला से बद्ध 
ओर परवश है| महेश्वर सर्वशक्तिमान, अनुग्रह शक्ति के श्राश्रय और जीवो के 
पालक है। पशु (जीव) पाश (मल-कम आदि) से बद्ध होकर परतन्त्र हो जाता 
है श्र परमेश्वर के प्रसाद (अनुग्रह) से ही मुक्तिलाभ करने में समर्थ होता है। 
शिव नित्य मुक्त है, परन्तु मुक्त जीव शिवत्व से सम्पन्न होकर भी परमेश्वर के 
अधीन रहते है | मल के अपनयन और मोक्ष की प्राप्ति का एक ही साधन है-- 
परम शिव की अनुग्रह शक्ति जिसे तांत्रिक भाषा में “शक्ति पात” कहते हैं ।* 


महेश्वर के हृदय में सृष्टि की इच्छा उत्पन्न होते ही उनके दो रूप हो जाते 
है: शिव तथा शक्ति | जैसे मिठास के बिना मधु और ज्योत्स्ना के बिना चन्द्र 
की स्थिति नही है, वेसे ही शक्ति के बिना शिव की ।* न तो शिव शक्ति से 
विरहित रह सकते है और न शक्ति शिवसे। एक की सत्ता" दूसरे पर 
अ्रवलम्बित है । 


ज्िकदर्शन के साधना-पथ में न कोरे ज्ञान की प्रधानता है ओर न 
केवल भक्ति की | इसमें ज्ञान श्रौर भक्ति दोनों का सामजस्य हैं | 

जैसे शेव-तत्र शिव को परम तत्व कहते है, वैसे ही शाक्त-तंत्र शक्ति 
को, परन्तु वस्ठ॒तः तत्वातीत दशा में न शिव की प्रधानता है, न शक्ति कौ; 
प्रत्युत दोनो की साम्यावस्था है | यही शिव-शक्ति का सामरस्य है। इस साम- 
रस्य को ही परम शिव श्रौर पराशक्ति कहा जाता है। प्रत्यभिज्ञा दशन में 
जो शिवतत्व तथा शक्तितत्व है, वही त्रिपुरामत में कामेश्वर और कामेश्वरी है 
आर वही वैष्णव मत में श्रीकृष्ण और राधा हैं। 


१--केल्याण साधनांक, प्रथम खंड, एष्ठ ८६।६७ 


२--यह वैसी ही यक्ति है जेसी ब्क्मवैवर्त पुराण, श्रीकृष्ण जन्मखंड, अध्याय 
१४, रैलोक ४८-६१ में कृष्ण श्रौर सधा के सम्बन्ध में कह्ठी गई है । 


[ १६६ ] 


ब्रह्मांड पुराण में ललिता सहखनाम स्तोत्र के अ्न्तगंत कोलिनी, कुल 
योगिनी, महात॑ त्रा, महामंत्रा, त्रिपुरा श्रादि श्रनेक नाम श्राये है, जो शक्ति के 
ही वाचक है। बौद्ध तन्त्रों में शक्ति का स्थान शूज्य ने ले लिया है, जो महासुख 


ध्ेे 


का श्राधार है | 


ऊपर जो कुछ लिखा गया है, उससे शिव और शक्ति का राघा और 
कृष्ण के रूप में परिंणमन स्पष्टतः समझ में आरा जाता है। श्राचार्य बल्लम 
का पुष्थिपथ शिव के प्रसाद या अनुग्रह में छिपा है। मुक्त जीवों का स्वतंत्र 
होते हुए भी परम शिव के श्रधी न होना पुष्ठिमार्ग के शुद्ध पुष्ट जीवों का भग- 
वान के साथ लीला में मग्न होना है। सन्दरी या त्रिपुरा सन्दरी या ललिता- 
म्बिका परमसन्दरी राधा हैं।१ ललिता मूति के सौदय का श्रत्यन्त हृदयहारी 
एवं कवित्वमय वर्णन श्राचाय शंकर ने 'सौंदय-लहरी' में किया है। जैसे शाक्त- 
मत में शक्ति का प्रभ्ुत्व श्रोर आराधन प्रारम्भ हो गया था, बसे ही परवर्ती 
वैष्णव साहित्य में राधा का | शंकर का लास्‍्प नृत्य भी रासलीला का पूर्वरूप 
प्रतीत होता है । तात्रिकों की योगमायार तो आचार्य बल्लम की करण योग- 
माया में ज्यो की त्यो विद्यमान है। हरिलाला शगारपरक है--ऐसा हम 
पूर्व लिख चुके है। इसमें रागानुगा भक्ति की प्रधानता है, जो शास्त्रीय विधि- 
निषेध-परक मयांदा का अतिक्रमण कर जाती है। आचाय बल्लम भागवत 
१०।३३१॥२६ की सबोधिनी टीका में लिखते है : “अ्रग्न मर्यादा मंगो रस 
पोषाय । तदुक्त --'शाखत्राणां विषयस्तावदू यावदमन्दरसा नराः। रति चक्र 
प्रवृत्त तु नैव शास्त्र न च क्रम: ।”' क्‍या यह“ प्रवृत्त भैरवी चक्र ** ****** रे 
(कुलाणंव तंत्र) जेसी तांजिक उक्ति नहीं है? पुष्टि पथ वालों ने तात्रिकों के 
ही, कली जेसे मंत्रों के आधार पर “कली कष्णाय गोपीजन बल्लभाय” श्रादि 
मंत्रों की भी रचना की है। 


तांत्रिक उपासना में यंत्रों तथा मंत्रों का प्रचुरता से प्रयोग पाया जाता 
है। यंत्र को देवता का शरीर कहते है और मंत्र को देवता की आत्मा । यंत्रों 
के निर्माण में बिन्दु, त्रिकोण या वृत्त का प्रयोग होता है। भारतीय संस्कृति के 
ही अनुकूल तन्त्रमत भी मानव-शरीर को ब्रह्मांड की ग्रतिमूर्ति समझता है। 


१--बह्मवैवर्त पुराण, श्रीकृष्ण जन्मखंड, अध्याय ६२ के राधा स्तोत्र के अन्तर्गत 
श्लोक ७४ और ७६ में राधा को दगा ओर त्रिपुरा प्यष्ट रूप से कहा 
गया है | 


२--कल्याण, साधनांक, पृष्ठ ३६६ 


[ २०० |] 


इसी आधार पर उप्षमें इष्ठ देवो की भी कल्पना की गई है और इन दृष्ट ढेवो 
की तिद्धि के लिये जो यंत्र बनाये गये है, वे भी उसी रूप के है 

सविख्यात श्रीयन्त्र* भगवती त्रिपुरसन्दरी का यन्त्र है। इसे यंत्रराज 
अथवा सवश्रेष्ठ यंत्र भी कहते है| इस यंत्र में समग्र ब्रह्मांड की उत्पत्ति ओर 
उसका विकास दिखलाया गया है । यत्र के भीतरी बृत्त में एक केन्द्रस्थः विन्द 

श्र उपके चारो ओर ने त्रिकोण है | इनमें से पॉच त्रिकोण ऊचष्वमुखी 

ओर चार अ्रधोमुखी है, जो क्रशः शक्ति ओर शिव के द्योतक है। ब्रह्मांड में 
यही तौर जगत का भो रूप है, जिपमें सूथ केन्द्रस्थ विन्द है श्र नौ त्रिकोण 
नवग्रह है। मानव शरीर में भी इसी प्रकार की प्रक्रिया दिखलाई देती है ओर 
रातलीला का रूपक तो इसी मंडलाकार यन्त्र को चरिताथ कर रहा है। 

श्रतएव जैना श्रन्य अनेक विद्वानों का मत है, हम भी उपयु क्त विव- 
रण से इसी निः्कर्ष पर पहुँचते हैं कि तंत्रवाद के आदि नाथ परम शिव ओर 
परा शक्ति हरिलीला के कृष्ण और राधा ही हैं। पद्मपुराण, विष्णुपुराण, 
महाभारत आदि में शिव और कृष्ण की एकता सम्बन्धी कई श्लोक 
मिलते है ।* 





१--कल्याण, शक्ति अंक, एंष्ठ ४५६२-६४ 
२--शिवाय विष्णु रूपाय विष्णवे शिव रूपिणे | 
शिवश्य हृदये विष्णु: विष्णोश्च हृदये शिवः || 
एक मूर्ति र्रयो देवा ब्रह्मा विष्णु महेश्व॒रा: ।। 
त्रयाणामन्तरं नास्ति गुणभेदाः प्रकीतिताः ।। 
पद्मपुराण, भूमिखंड २ 
इसी सम्बन्ध मे पद्‌मपुराण, पाताल खंड, श्रध्याय ७३, श्लोक ४१ 
भी देखने योग्य है । विष्ण॒ुपुराण, ५।३३।४६ में भी लिखा है;--- 
अविद्या मोहितात्मानः पुरुषा भिन्नदर्शिनः | 
बदन्ति भेदं पश्यन्ति चावयोरन्तर हर || 
ब्रह्मवैवर्त, श्रीकृण जन्मखंड, उत्तराध, ७३४३ में इस एकता का 
प्रतिपादन इन शब्दों में हुआ है : “चठुभु जो5हं बेकुठे शिवलोके शिवः 
स्वयम्‌ ।!* वायुपुराण, अ्रध्याय २४५, श्लोक २० से २४ तक महादेव के 
वाक्यों में यह एकता अत्यन्त स्पष्ट रूप से कथित हुई है:-- 
शेष टिप्पणी श्रगले पृष्ठ पर 





हरिलीला ओर आधुनिक विज्ञान॑ 


अ्राधुनिक विज्ञान अपनी प्रयोग-परीक्षाओं से निकलकर श्राज चिन्तन 
की जिस अवस्था में पहुँचा है, वह भारतीय मनीषा के बहुत कुछ निकट है। 
हमारे यहाँ प्रकृति को श्रजा कहा गया है । जो श्रजा है, वह श्रविनाशी भी है । 
विज्ञान भी मेटर को अ्रविनश्वर ([70०89"70४99]6) कहता है । उसके दो 
नियम (4,७ए 07 00786"ए8४70॥ 07 ७0०४ए धश्पे 0080"ए७- 
४०7 ० 779/0००) शक्ति संरक्षण और द्रव्य सरक्षण भी इसी श्रोर संकेत 
करते हैं | विज्ञान द्रव्य की तीन श्रवस्थायें मानता है : गैंसीय (09०४०), 
तरल (7॥५प०१) और ठोत (80)0) । यह तीनों श्रवस्थाये हमारे यहाँ वायु, 
जल और प्रथ्वी के रूप में प्रकृति का परिशमन कहलाती है। तैत्तिरीय उपनिषद 
की ब्रह्मानन्द वल्ली के प्रथम अनुवाक में इस परिणमन का प्रकार इस प्रकार 
दिया है ई-- 


शेप टिप्पणी पिछले पृष्ठ कौ 
प्रकाशंचाप्रकाशंच जंगम स्थावरंच यत्‌। 
विश्वरूपमिंदं सर्वे रुद्रनारायणात्मकम्‌ ।॥|२०॥ 
अहमग्निभवान्‌ सोमो भवान्‌ रात्रि रहं दिनम्‌। 
भवान तमहं सत्य भवान्‌ क्रतुरहं फलम्‌ ॥२१॥ 
भवान्‌ शञानमहंज्ञ य॑ यजपित्वा सदा जनाः | 
मां विशन्ति त्वयि प्रीते जना सुकृतिकारिणः ॥२२)। 
श्रत्मान॑ प्रकृतिं विद्धिमां विद्धि पुरुष शिवम्‌ | 
भवानद्ध शरीर मे त्वहन्तव यथेव च ॥२३॥ 
वाम पाश्वेमहम्‌ मह्य' श्यामं श्रीवत्सलक्षणम्‌ । 
त्वंचवामेतरं पाश्व॑ त्वहं वे नौललोहितः |।२४॥ 
त्बच मे हृदयं विष्णो तव चाहं द्वृदि स्थितः | 
भवान स्वस्थ कार्यस्य कर्ताइहमधिदेवतम्‌ ॥॥२१॥ 


[ २०२ |] 


तंस्मांहा णएतस्मादात्मन: आकाशः सम्भूतः | आकाशाह्वायु: । 
वायोरग्निः | अग्नेरापः । अद्भ्यः प्रथिवी । प्थिव्या ओषधय: । 
ओषधीम्योध्न म्‌। अज्ञात्‌ पुरुष: ॥ 
पाश्चात्य विज्ञान आकाश जैसी श्रवस्था को श्रभी स्वीकार नहीं कर 
सका है, पर उसकी गेसिक-अ्रवस्था वायु और श्रग्नि की सम्मिलित श्रवस्था का 
स्वरूप जान पड़ती है। श्रन्य दो श्रवस्थाय श्पष्ट है । 


विज्ञान विश्व की घटनाओं के मूल में सन्निहित नियमों की खोज करता 
है | वह हमें बताता है कि श्रमुक घटना कैसे घटित होती है और वह क्‍यों 
किन्हीं विशेष नियमों से बाध्य है| रासायनिक प्रक्रिया में स्थिर (00786%70), 
गुणिक (7प9])6) तथा श्रन्योन्य (7७०]7000)) श्रनुपात ([7700907- 
907) के जो तीन नियम निर्धारित किये गये हैं, उनसे विज्ञान इस परिणाम 
पर श्रवश्य पहुँचा है कि द्रव्य श्रणु रूप है। भारत का कणाद ऋषि तथा यूनान 
का डेमोक्रीट्स इसी मत को मानता है। पाश्चात्य देशों में यह डाल्टन की 
ऐटौमिक थ्यौरी के नाम से आजकल प्रख्यात है | 


विज्ञानवेत्ता अशु (770]607]6) से भी सूदछ्रम परमाणु (४0070) को 
मानते है। हमारे ऋषियों की मान्यता भी यही है। श्राधुनिक रसायन शाज््री 
लगभग ४४ मूल तत्व स्वीकार करता है और उन्हे श्राठ परिवारों में विभाजित 
करता है | भौतिक शास्त्र के अ्रनुसार प्रत्येक मूलतत्व विशिष्ट परमाणुओ्रों का 
ही संघात-है। परमाणु पहले श्रद्टट समझे जाते थे, परन्तु जब रेडियमधर्मी पर- 
माणु स्वयं ट्टने वाले सिद्ध हुए, तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि परमाणु तोड़े भी 
जा सकते हैं | अब अवस्था यह है कि सभी प्रकार के परमाणु कृत्रिम उपायों 
से तोड़े जा सकते है| एटम बम ओर हाइड्रोजन बम का निर्माण इसी सिद्धांत 
के आधार पर हुआ है । 


यदि परमाणु तोड़ा जा सकता है, तो उसके श्रन्दर कौन-सी सामग्री उप- 
लब्ध होती है ! दूसरे शब्दों में परमाणु का निर्माण किन तत्वों से हुआ है! 
इस प्रश्न पर भी वैज्ञानिकों ने विचार किया | सन्‌ १६११ में रूथरफोड ने 
और सन्‌ १६१३ में बोर ने यह बताया कि परमाणु के दो भाग हैं; एक केंद्रीय 
और दूसरा केन्द्र-बाह्म । केन्द्रीय भाग (70679) में परमाणु के आयतन 
(ए0०४706) का श्रत्वन्त नगण्य अंश रहता है, परन्तु वह घनात्मक वेच्य त 
तत्व से ओ्ोतप्रोत है। केन्द्र-बाह्म भाग (65978-0प06७7 (070) में कई 
ऋणात्मक वेच त तत्व या ऋणाण (०]७०४००॥8) होते है, जो केन्द्रीय भाग 


| २०३ | 


के चारों ओर निश्चित वज्षाश्रों में परिभ्रमण करते हैं। ये केन्द्रीय धनात्मक 
वैद्यूत तत्व के समान अनुपात में रहते हैं, जिससे परमाणु विद्य त-समावस्था 
(०॥०0।70-76०7(79)) में बना रहता है | 


१६३१-३२ के आस-पास क्यूरी, जूलियट और चादविक ने, जो खोज 
कौ, उसके अनुसार अ्रब परमाणु (॥६0॥7) में नीचे लिखे तत्व माने जाते हैः-- 
केन्द्रीय भाग--यह घनाणुओं ([770/078) और उदासीनाखझुओं 
(760767078) से मिलकर बना है, जो इसे श्रावश्यक भार (7888) और 
व्यापृत शक्ति (0087४०) ढेते हैं । 
केन्द्र बाह्ममाग--परमाण विद्य त-समावस्था में रहता है। श्रतण्व इसके 
केन्द्र-बाह्य भाग में ऋणाण॒ओं (०!००४70798) की संख्या ऐसी रहती है, जो 
केन्द्रीय धनाणुत्रों की संख्या के समानअनुपात में हो 


वैज्ञानिकों ने एक ऐसे तत्व की भी खोज की है, जिसमें घनाणुओं 
की-सी व्याएत शक्ति (00807 ए76 ०0७72०) और ऋणाखुद्मों (0॥/७०67078) 
के समान भार (7888) होता है । इनका नाम 7?0807058 हे जिन्हें 
धनाणु-ऋणाणु कह सकते है | वैज्ञानिक इन सबसे भी श्रधिक सूक्ष्म अवस्था 
वाले तत्वों की कल्पना कर रहे हैं, जिन्हे वे ?000008 या प्रकाशाणु 
कहते है। ये अशेय है। 


ऊपर लिखी श्राधुनिक वेज्ञानिक खोज की मीमांसा में सबसे अधिक 
आवश्यक तथ्य की बात यह है कि विज्ञानवेत्ता परमाणु का रूप सोर जगत की 
सूछ्म श्राकृति के समान अनुभव करने लगे हैं | सौर जगत (80]7' 8फष्ठॉ.07) 
का केन्द्र (700]608) सूर्य है श्रौर इस सूर्य के चारों ओर ग्रह और उपग्रह 
परिभ्रमण कर रहे है । इन ग्रहों और उपग्रहों की कक्षा (0700) निश्चित है। 
इसी प्रकार परमाणु के केन्द्र (700]6प७) के चारों श्रोर ऋणाण (०००- 
४7078) चक्कर काटते हैं और उनको कहा भी निश्चित है। प्रत्येक ऋणाणु 
अपनी ही कक्षा में घमता है, दूसरे की कक्षा का अतिक्रमण नहीं करता। इन 
ऋण णुओं को, इसी कारण ग्रहीय ऋणाणु मी (]996097"ए 6]9007078) 
कभी-कभी कहा जाता है। 

वैज्ञानिकों की यह खोज हमारे ऋषियों की उस दिव्य तात्विक दृष्टि का 
समर्थन करती है. जिसने पिंड में ब्रह्मांड के दशन किये। “यत्पिंडे तत्‌ ब्रह्मांडे?? 
यह उक्ति हमारे साथकों के चिन्तन की सतत सहचरी रही है। जेसे आज का 
वैज्ञानिक विभिन्न परमाणुओ्रों के श्रन्दर विभिन्न धनाणुओं, उदासीनाखुश्रों श्रौर 


[ २०४ | 


ऋणाणुओं की कल्पना करता है, वैसे ही हमारे ऋषि विभिन्न योनीय पिडो के 
निर्माण में प्रथक-प्ृथक तत्वों की अनुभूति करते रहे है । ८४ लाख योनियों की 
कल्पना, आज के वैज्ञानिक प्रकाश में श्रसम्भव नही जान पड़ती | श्रौर यदि 
कहीं अतम्भव हो भी, तो अकेली मानव योनि, एक रूपा होते हुए भी, कितने 
विभिन्न उपादानों से बनी है ! जैसे परमाणशुश्रों की समान श्राकृति होते हुए 
भी उनके निर्माण-तत्व प्रथक-प्रथक है (हाइड्रोजन परमाण के केन्द्रीय भाग में 
एक धनाणु ([7700000) और उसके चारों श्रोर चक्कर लगाने वाला एक ग्रहीय 
ऋणाणु; सोडियम परमाणु के केन्द्रीय भाग में ११ घनाण श्रौर १२ उदासी 
नाणु (॥0707078) तथा ११ ऋणाणश उसकी परिक्रमा करने वाले) वंसे 
ही मानव की एकरूपता होते हुए. भी उसके निर्माण तत्वों में विभिन्नता 
हरिलीला में इसी कारण गोप और गोपियाँ एक स्तर के नही है। राधा 
भीकृष्ण के जितनी निकट हैं, उतनी चन्द्रावली नहीं। श्रन्य गोपियाँ जो 
कात्यायनी का व्रत करती है, कृष्ण से और भी दूर है । तैत्तिरीय उपनिषद की 
ब्रह्मानन्दवल्ली के द्वितीय अनुवाक से लेकर पंचम अनुवाक तक एकरूपता में 
इस विभिन्न-स्वरूपता का इस प्रकार उल्लेख हुआ है:-- 


“तस्माद्दा एतस्मादन्नरसमयादन्यों अन्तर आस्माप्राणशमयः। तेनेष 
पूणों:। स वा एव पुरुषविध एवं। तस्य पुरुष विधतामन्वरय॑ पुरुषविधः।” 

निश्चय ही इस अ्रन्नरसमय मानव शरीर से भिन्न उसके भीतर रहने वाला 
प्राणशमय आत्मा है। उससे यह अन्नरसमय शरीर व्याप्त है। यह प्राणमय श्रात्मा 
निश्चय ही पुरुष के आकार का है| उस शअ्रन्नसमय श्रात्मा की पुरुष-तुल्य 
आकृति में अनुगत होने से ही यह पुरुष के ञ्राकार का है। इसी प्रकार प्राशमय 
शरीर के श्रन्दर मनोमय पुरुष है और वह प्राणमय शरीर में व्याप्त है। यह 
मनोमय शरीर भी पुरुष के ही श्राकार का है| मनोमय के अन्दर विज्ञानमय श्रौर 
विज्ञानमय के अन्दर आ्रानन्दमय श्रात्मा है। यह मी उसी प्रकार एक में दूसरा 
व्याप्त और पुरुष के समान आकार वाला है | 


पुरुष की भिन्न रूपता उसके को पर अ्रवल्म्बित है । कर्म प्रकृति के 
सत, रज, तम गुणों पर अ्रवलम्बित हैं और गुण परमाणुश्रों पर | इसी कारण 
सब्नके शरीर एक जेसे परमाणुओं को आकर्षित नहीं कर पाते। विभिन्न योनियों, 
विभिन्न शरीरों और विभिन्न स्वमावों का यही कारण है । 

परमाणु अर सौर जगत तथा पिंड और ब्रक्मांद की समरूपता का 
पम्नथन ऐलरेय उपनिषद्‌ के इस वाक्य से भी होता है;--« 


[ २०४ ] 


“अग्निवोग्‌ भूल्या मु्ख प्राविशत, वायु: प्राणो भूत्या नासिके 
प्राविशत, आदित्यश्चज्षु: भूत्वा अक्षिणी प्राविशत, दिशः श्रोत्र भूत्वा 
कर्णों श्राविशन्‌ , ओषधिवनस्पतयों लोभानि भूत्वा त्वच॑ प्राविशन्‌? 

यह शरीर भी ब्रह्मांड का ही छोटा रूप है। ब्रह्मांड की अ्रग्नि यहां 
वाणी है, जो मुख में प्रविष्ट है, वायु प्राण है, आदित्य चक्तु है, दिशाय आओोत्र 
है, ओषधि वनस्पतियाँ रोम हें**'*“'इत्यादि | इस प्रकार जो कुछ ब्रह्मांड में है, 
वह सब सूक्ष्म रूप से शरीर में है | यहाँ रूपक अलकार नहीं है, प्रत्युत ऋषि 
ने तात्विक-स्थिति का वर्णन किया है। 


यही क्यों, जेसी स्थिति तौर मंडल की है, वैसी ही परमाणु की है और 
वैसी ही इस शरीर की है| जो परमाण का केन्द्र (700008) और सौसमंडल 
का सूर्य है, वही शरीर का आत्मा है। जैसे परमाणु में प्रोगेन (धनाझ) 
अणाणुओं (०|००(४०४७) को सम्हाले हुए है और सूर्य सौरमंडल के ग्रह उप- 
ग्रहो को सम्हाले हुए है, वैसे ही आत्मा मन, बुद्धि, इन्द्रियादि को रुग्हाले 
हुए. है। और यदि आये ऋषियों की वाणी को आदर दे सके, तो आगे बढ़कर 
यह भी कह सकते हैं कि परमात्मा इस निखिल ब्रह्मांड को सम्हाले हुए! है । जब 
परमाणु, शरीर और सौर जगत में एक ही नियम कार्य कर रहा है, तो निखिल 
ब्रह्मांड में क्यों नही ! वेद ने इसी हेतु प्रभु को जगत और तसख्थुष अर्थात्‌ चर- 
श्रचर-रूप समग्र विश्व का आत्मा कह दिया है | विज्ञान की एकस्वरूपता तथा 
समान व्यवस्था की खोज एक दिन उसके मुख से इन नियमों के नियामक प्रभु 
को भी स्वीकार करा लेगी | 


हा, तो परमाणु के श्रन्दर, सौर जगत के अन्दर और इस शरीर के अन्दर 
जो एक को केन्द्र मानकर श्रन्य अनेक परिभ्रमण कर रहे है, वह कृष्ण को 
केन्द्र बनाकर गोपियों का दृत्य करना नहीं तो श्रौर क्‍या है ! रासलीला का 
यही तो रूप है। 


आज का मानव प्रकृति में इतनी बुरी तरह फेंस गया है कि उसे आत्मा 
की सुध भी नहीं रही ।पर प्रकृति के श्रन्तस्तल का उद्घाटन वैज्ञानिक की 
प्रयोगशाला से बाहर निकल कर अनेक मनीषियों को फिर आत्मतत्व की श्रोर 
उम्मुख कर रहा है | मार्ग तो दो ही हैं: चाहे अन्दर से बाहर चलो ओर चाहे 
बाहर से श्रन्दर; चाहे श्रात्मा को पहिचान कर प्रकृति को पहिचान लो ओर 
चाहे प्रकृति को पहिचान कर आत्मा को। गति और प्रतिगति ( [07000888 
#00 00प7/07-]970००४४) दोनों गन्तव्यक्ष्य्त तक पहुँचा देगी । 


[ २०६ |] 


हमारे ऋषि श्रध्यात्मप्रिय थे | उन्होंने देखा कि जो अश्रध्यात्म में हो 
रहा है, वही अधिदेव और वही अधिभूत में भी है। वे अधिभूत को पकड़ कर 
अधिदेव श्र श्रध्यात्म के दृष्टा नहीं बने थे, प्रत्युत जीवन में उन्होंने सबे- 
प्रथम श्रध्यात्म को पकड़ा था और उसी के सहारे वे समस्त बाह्य जगत 
का ज्ञान प्राप्त कर सके थे | यही कारण है कि उनकी ऋतियों में जड़ पदाथे 
से लेकर चेतन सत्ता तक, सूछरम से लेकर स्थूल तक की समस्त घटनाओं, स्थि- 
तियों, संघर्षो और विकास क्रमों का एक ही स्थान पर सजीव वर्णन उपलब्ध 
हो जाता है । 

थ्राज विज्ञान प्रकृति को पकड़कर प्रति्गति के द्वारा फिर उन्हीं तथ्यों 
का उद्घाव्न करने जा रहा है जो हमारी श्राध्यात्मिक संस्कृति ने एक दिन 
इस विश्व के समक्ष प्रस्तुत किये थे । 


हारिलीला पर एक विहंगम हृष्टि 


बैंदिक, पोराणिक, तात्रिक तथा शआ्राधुनिक वैज्ञानिक साहित्य का आधार 
लेकर हमने पीछे जिस हरिलीला का सूर-साहित्य में वर्णित हरिलीला के साथ 
तम्बन्ध प्रदर्शित किया है, उसके विषय में कई बातें चिन्तनीय है। हरिलीला में 
भगवान का सौन्दर्य, लीला रूप सुष्टि की रचना, पोषण रूप अ्रनुप्रह ( जो 
जीवों को विशुद्धि की ओर प्रेरित करके उनमें ध्वाधीन सखाभाव को जाग्रत 
करता है ), प्रकृति एवं चिति के उमय ज्षेत्रों में रास का व्यापक रूप आदि कई 
ऐसे प्रमुख तत्व है, जिन्हे दृष्टि में रखकर हमने अपने प्राचीन साहित्य का 
मंथन किया और आधुनिक विज्ञान की खोजों परभी कुछ विचार प्रस्तुत किये | 
उपयु क्त तत्वों के सम्बन्ध में जो विवेचन हो सका है, उसका निश्चित परि- 
णाम, पुराकालीन धाहित्य तथा श्राघुनिक वैज्ञानिक खोजों के ऐकमत्य में है । 
विज्ञान सृष्टि में जिस पराकोटि की व्यवस्था के दर्शन करता है, वह अपने आप 
उत्पन्न नहीं हो सकती । उसके मूल में एक परम व्यवस्थित मस्तिष्क है, चेतना 
है। व्यवस्था सौंदय का अपर नाम है। अतः वह चेतना सुन्दर है-ऐसी 
मान्यता प्रत्येक वैज्ञानिक की हो सकती है। वेद, पुराण तथा तन्‍्त्र मुक्तकण्ठ 
से इसे स्वीकार कर ही रहे हैं। प्रभु का पोषणरूप अनुग्रह हमारे विकास का 
परम आधार है, इसे हम अपने प्राचीन साहित्य से तो सिद्ध कर ही आये है, 
वैज्ञानिक भी अब, अंधकार में ट्टोलते हुए, किसी से प्रकाश पाने के लिये 
छुटंपणा उठे है। । रासलीला का व्यापक रूप सौर जगत, परमाणु, निखिल 
ब्रह्माएड तथा ब्रह्माण्ड के श्रवयवों के अ्रंशों से निर्मित देहधारियों के शरीर में 
सष्ट रूप से अ्रभिव्यंजित हो रहा है। रही चरितों तथा गाथाओं की बात-- 
वह बहुत कुछ कवि-कल्पना पर आश्रित है--पर है उद्देश्य एवं प्रयोजन से 
परिपूर्ण । 

यह सत्य है कि ब्रह्मवैवतंकार की विरजा सम्बन्धी कथा न भागवत में है 
श्रौर न पदूम आदि श्रन्य पुराणों में | अक्षवेबतकार और पदूम पुराण के 
राधा-मवन-सम्बन्धी बर्णन भी मागवत में उपलब्ध नहीं होते । गोपिकाश्ों की 

+ [ शछ6 ७7.8 ई00 000970 70076 8000 888प्॥7028, 70 097॥0060 0076 

॥0 ६896 77470 07 77870 8700778 6०8४०)9 70 ४७8७ 079 ॥890 ०६ पए॥88878- 
066 768807, 976 0ए0ए ४99 8 0० प्रा।#०0 एछा06 07068080ए ई४0फ 


0ग्नांड 8प07696 शीयते 00 ४9७ गरशराठ जांगवे ०0 7787. (806706 & 
एश207--:99 86४97 7760 ० 80७०70७, 7.900प76 09 0/, #06७702) 


[ २०८ ] 


संख्या और उनके नाम भी सर्वत्र समान नहीं है। इसी प्रकार के अ्रन्य कथा- 
सम्बन्धी वैपरीत्य प्रभूत मात्रा में हैं, पर जो प्रमुख तत्वों से सम्बन्ध रखने वाली 
सामग्री है, उसकी एकता विभिन्न आभूषणों में श्रोत-प्रोत स्वण की एकता के सहश 
ही है | कथाये भी रूपक है, जो विभिन्न श्राध्यात्मिक तथ्यों का प्रतिपादन करती है। 

वास्तव में हरिलीला आत्म-शक्ति की विभिन्न क्रीड़ाओ का चित्रण 
है। राधा, कृष्ण, गोपी आदि सब श्रन्तःशक्तियों के प्रतीक है। मानव किस 
प्रकार पार्थिवता से रुम्बद्ध हो आशाझं के पाश में आबद्ध होता है, फिर किस 
प्रकार प्रेय से श्रेय की ओर बढकर अपना परम कल्याण प्राप्त करता है, 
हरिलीला के वर्णन में इसी का तजीव चित्र खीचा गया है। 


गो का अर्थ है इन्द्रिय | श्रतः गोप या गोपी का अर्थ हुआ इन्द्रियों 
की रक्षा करने वाला । जैसे बाह्य इन्द्रियाँ आन्तरिक मनोवृत्तियों के स्थूल रूप 
है, वैसे ही गोपिकाये इन मनोदृत्तियों की प्रतीक है, जो बाह्योन्मुख से अन्तमुख 
होने के लिये, श्रन्तरात्मा या मंगवान कृष्ण का सामीष्य प्राप्त करने के लिये 
कात्यायनी का व्रत रखती हैं और यम॒ना-श्नान करती है। यह ब्रत भी प्रेरणा- 
शक्ति का तथा स्नान क्रिया-शक्ति का द्योतक है | बाह्य पूजा-बिधान अन्दर की 
भावना-शक्ति को प्रकट करता है | इस प्रकार साधक एक विशेष दिशा में प्रेरित 
होकर, भावना-शक्ति के सहारे क्रिया-शक्ति में अ्रवगाहन करने लगता है। 
इसका परिणाम होता है भेद-भाव से मुक्ति पाना । गोपिकायें भी लोक-लजा 
श्रादि पाशों से मुक्त हो जाती है। कृष्ण आत्मा के प्रतीक हैं, जो वंशी-ध्वनि 
से, आदि संगीत-श्वरों से, गोपियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं । जैसे 
इन्द्रियाँ या वृत्तियाँ एक मन, एक प्राण होकर श्रन्तरात्मा में मग्न हो जाने की 
तैयारी करती है, वेसे ही गोपियाँ वशी-ध्वनि से कृष्ण की श्रोर केवल गति 
करती है | इसके पश्चात्‌ रासलीला का नृत्य श्राता है, जो अपनी तरंगों द्वारा 
गोपियों को कृष्ण-सामीष्य प्राप्त करा देता है। सामीप्य का शअ्रनुभव अपनी 
शक्ति और अ्रहम्मन्यता का स्फरण करता है। अतः पूर्ण मग्नता की अवस्था 
हीं आ पाती । आत्म-प्रकाश पर श्रहंकार का आवरण छा जाता है। पर 
जेसे ही कृष्णरूपी आत्मज्योति श्रन्तर्हिंत होती है, आत्ममग्न होने की प्रेरणा 
तीत्र हो उठती है और अहंकार विल्लीन हो जाता हैं। वियोग की श्रनुभूति 
लक्य-प्राप्ति के लिये इसी हेतु आ्रावश्यक मानी गई है। श्रहंकार के नष्ट होते 
ही, पाथक्य के समस्त बन्धन छिन्न-मिन्न हो नाते हैं, मनोवृत्तियाँ श्रात्मा में लीन 
हो जाती हैं, गोपियाँ कृष्ण के साथ महारास रचने लगती हैं। यही है आत्मा 
का पूर्णानन्द में लीन होना | भारतीय संस्कृति का यही चरम लक्ष्य है | 


पंचम अध्याय 


सुरदास ओर फुष्टिमागे 


सूरदास ओर पृष्टिमार्ग 
९ 
सिद्धान्त पक्ष 


परत्रह्म--शुद्धाद्व त सिद्धान्त के अनुसार परबह्न निगु ण और सगुण दोनों 
है। प्रकृतिजन्य, निश्चेतन शारीरिक गुणों से हीन होने के कारण निगुण और 
श्रनन्दात्मक स्वीय दिव्य धर्मों से युक्त होने के कारण वह रुगुण कहलाता 
है |) सत्‌ ,चित, और आनन्द--यह तीन उसके प्रमुख गुण श्रथवा धर्म हैं । 
इन्ही के कारण उसे सच्चिदानन्द ध्वरूप कहते है। शुद्धाद्वे तवादी इसी को पर- 
ब्रह्म कृष्ण का नाम देते है| यह कृष्ण श्रपनी शक्ति से सदेव संयुक्त रहते हैं । 
श्रतः इन्हें श्रीकृष्ण कहा जाता है | 

आचाय बल्लभ के मतानुसार परत्रह्म युक्ति से अ्रगोचर तथा समस्त 
विरुद्ध धर्मों के आश्रय हैं | वे श्रणु से भी सूह्मम और महान से भी महान 
है। वे सर्वव्यापक, अ्रचल और कूट्स्थ होते हुए भी चल, अंदर होते हुए 
भी बाहर, निकट होते हुए, मी दूर, फल-प्रदाता होते हुए मी एक रस और 
सब समथ हैं | सूरदास भी परत्रह्म श्रीकृष्ण के सम्बन्ध में यही धारणा रखते 
हैं, यह उनकी नीचे लिखी पंक्तियों से स्पष्ट है:- 


१--अक्षर, अच्युत, निराकार, अविगत है जोई। 
आदि अन्त नहिं जाहि, आदि अन्‍्तर्हिं प्रभु सोई॥ 
सूरसागर (ना०प्र०स० १७६३) 





१-बह्मणि प्रापिता एवं धर्मा निषिध्यन्ते, श्रप्राकंता एवं बोध्यन्ते, श्रन्यथा 
तद्बोधनमेव न स्थात्‌ | अग्ुभाष्य ४-४-१६ एष्ठ १४१८ 

२--अश्ुमाष्य १-१-४ पृष्ठ १३६ पर आचार बल्लम लिखते हैं:---'सर्वभवन 
समर्थत्वात्‌ विरुद्ध सर्व धर्माशयल्वेन''''“'अक्षणों जुब्यते। १-२-२४ के 
अणुभाष्य पृष्ठ ३४८ पर लिखते हैं:--महि विरुद्ध घमोश्रयत्वम्‌ मंगषद्‌ 
व्यतिरिक्त संभवति स्वंभवन सामथ्यों भावात्‌ । 


[ ११२१ | 


२--अविगत आदि अनन्त अनूपम, अलख पुरुष अविनाशी | 
पूरन न्रह्म, प्रकट पुरुषोत्तम, नित निज लोक बिलासी ॥ 
सूरसारावली १ 


३--कोटि त्रक्मांड करत छिन भीतर, हरत बिलम्ब न लाबे । 
ताकों लिये नन्‍द्‌ की रानी नाना रूप खिलाब॥ 
सूरागर (ना“०प्र०्स० ७४४) 


४--क बहुँक अहुठ परग करि बसुधा, क बहुंक देहरि उल्लंघि न जानी । 
कबहुँक सुर मुनि ध्यान न पावत, क बहुँ खिलावत नन्‍्द की रानी॥ 
कबहुक अखिल लोक उदरहि में, कबहुँ मेखला उद्र समानी। 
कबहुक आरि करत माखन की,कबहेुँक भेष दिखाइ विनानी ॥। 

सूरसागर (ना०प्र०स० ७६२) 


शुद्धाद्वे त सम्प्रदाय में परत का आध्यात्मिक, स्वरूप श्रक्षर ब्रह्म हे, 


जिसे परब्रह्म का धाम" और ज्योतिरुप ओंकार भी कहा जाता है । इसी श्रक्षर 
ब्रह्म के सतधम से जगत, चित से जीव और आनन्द से अन्तर्यामी का आवि- 
भाव होता है |* यही रष्टा, पालक श्रौर संह्ता कहलाता है |* ब्रह्म, शिव, 


१०--आचाय बल्लम ब्रह्मसूत्र ३-३-३३ के भाष्य में पृष्ठ १०८६ पर लिखते 


हैं:--एतेन अक्षस्स्य पुरुषोत्तमाधिष्ठानत्वम्‌ निश्चीयते | श्रतः पुरुषोत्तम 
अपने धाम अ्रक्षर ब्रह्म से भी ऊपर है। इतो<पि अ्रक्ष रातीतः पुरुषोत्तम: इति 
श्रवगम्यते | पुनः ३-३-४७ के भाध्य में पृष्ठ ११९३४ पर इसी आशबथ को 
प्रकट करते हुए लिखते हैं:---धामपदं पुरुषोत्तमस्य अक्षर॑ ब्रह्म सहज स्थानम्‌ 
इति। ३-३-४४ के भाष्य में पृष्ठ ११४२ पर इसी अक्षर ब्रह्म रूपी धाम 
को आचाय॑ जी ने व्यापी बैकुरठ कहा है। 


२--विरुकुलिंगा इवाग्नेस्तु सदंशेन जडा अ्रपि | 


आनंदांश  स्वरूपेण सर्वान्तयामिरूपिणः || निबन्धतत्वदीप प्रकरण । 

, तथा ब्रह्मसुत्र २-३-४३ के अशुभाष्य, पृष्ठ ७४२-७४३ पर आचार्य 
बल्लम लिखते हैं;---विस्फुलिंगा इवाग्ने हि जड़+जीवा बिनिर्गताः । 
स्वतः पाणि पादान्तात्‌ स्वतो5कछ्षि शिरो मुखात्‌ || निरिन्द्रियात्‌ स्वरूपेण 


ताहशादिति निश्चय: । सदंशेन जडा पूर्व चिद॑शेनेतरेडपि । 


३--कूस पुराण उत्तरादु श्रध्याय ४, श्लोक ११, २२, और २३ में पर्नह्म 
शेष अगले पृष्ठ पर 


[ २१३ | 


श्रौर विष्णु, प्रकृति-पुरुष और नारायण सब इसी के अंशरूप हैं। परबह्म का 
आधिदेविक स्वरूप पुरुषोत्तम के नाम से प्रख्यात है| यही पंर्ल्‍्ष का सगुण 
लीला रूप है ।' इसमें अ्रनन्त नित्य गुण और अपरिमित आनन्द है। इसे 
श्रत्गर ब्रह्म से भी उत्तम कहा जाता है | परब्रह्म का भौतिक स्वरूप जगत है। 
श्राचार्य बल्लभ ने ब्रह्म को जगत का समवायि कारण माना है। अ्रणुभाष्य 
१-४-२३ पृष्ठ ४३६-४५३७ पर आप लिखते हैं:---““अतो ब्रह्मरूपेण सत्यध्य 
जगतो ब्रह्मेव समवायि कारणम्‌......न प्रकृति; ।” 


जीव--आचाय शंकर के विरुद्ध वैष्णव सम्प्रदाय में जीव को सत्य माना 
गया है, क्‍योंकि वह ब्रह्म का चिदंश है। अग्नि के विर्फुलिंगों की भाँति जीव 
श्रनेक हैं | सूरदास ने पंचम स्कन्ध के चतुर्थ पद में जीव के स्वरूप का वर्शन 
इस प्रकार किया है;-- 


जिय करि कम जन्म बहु पावे | फिरत-फिरत बहुते श्रम आवबे।॥ 
तनु स्थूल अरू दूबर होइ। परआतम को ऐ नहिं दोइ॥ 
तनु मिथ्या क्षण भंगुर मानों । चेतन जीव सदा थिर जानों॥ 
जीवकों सुख दुख तनु संग होई। जोर विजोर तन के संग सोई।। 
देह अभिमानी जीवहिं जाने। ज्ञानी जीव अलिप्त करि मानें। 
जीव कमे करि बहु तन पाबे। अज्ञानी तिहि देखि झुलावे ॥ 


गत प्रृष्ठ की शेष पाद स्प्पिणी 
की सूजन शक्ति को ब्रह्मा, पालक शक्ति को नारायण जगन्नाथ और 
संहार शक्ति को काल रुद्र कहा गया है | सूर ने भी त्रिदेवों की एकता 
सिद्ध की है;-- 
विष्णु रुद्र विधि एकहि रूप, इन्हें जान मत भिन्न स्वरूप ।४|४ 
सरसागर (ना“प्र०्त० ३६६) 
विष्णु विधि रुद्र मम रूप ये तीनिहूँ दक्ष सों वचन यह कहि सुनायौ |।४।५ 
सुरसागर (ना०प्र०सत० ४००) 


१-सूर ने प्रभु का लीलारूप इस प्रकार प्रकट किया हैः--- 
वेद उपनिषद्‌ यश कहे निगु णहि बतावें । 
सोइ सगुण होइ नंद की दॉवरी बँधावे।। सूरसागर 
वृन्दावन गोवर्धन कुजन यमुना पुलिन सुदेस । 
नित प्रति करत बिहार मधुर रस स्थामा स्थाम सुवेंस ।। सारावली१०१० 


[ २११४ | 


ज्ञानी सदा एकरस जानें | तन के भेद भेद नहिं मानें ॥ 
आत्म सदा अजन्म अविनासी | ताको देह-मोह बड़ फाँसी ॥ 


इस पद में सूरदास ने जीव को शरीर से ए_थक्‌ माना है| शरीर स्थल 
ओर कृश होता रहता है, परन्तु जीवात्मा सबदा एकरस बना रहता है। शरीर 
विनश्व॒र है | जीवात्मा श्रजन्मा और अ्रविनाशी है। जीवात्मा कम करने वाला 
है | कर्म ही उसे विविध शरीर घारण करने के लिए बाध्य करते है। श्रशानमें 
ग्रसित जीव इन शरीरों (योनियों) को ठेख कर भ्रम में पड़ जाता है और सम- 
भता है कि आत्मा इन्हीं रूपों का है, परन्तु ज्ञानी ऐसा नहीं समझता | वह 
श्त्मा को शरीर से प्रथक्‌ श्र श्रलिप्त श्रनुभव करता है। जीवात्मा का यह 
स्वरूप वेद, उपनिषद और श्रीमद्धागवत के अनुसार ही वर्णन किया गया है। 
यद्यपि जौव उतना ही रुत्य और नित्य है जितना ख्वयं ब्रह्म, फिर भी जीव ब्रह्म 
नही है, वह गीता के शब्दों में--“ममैवांशो जीव लोके जीव भूत: सनातनः?-- 
ब्रक्म का सनाबन अंश और उसका सेवक है | जीव श्रण रूप है, विष्णु विभु 
रूप | जोव की शक्तियाँ सीमित हैं, ब्रह्म की अ्रसीम ।* 


ये जीव शुद्ध, संसारी और मुक्त तीन प्रकार के हैं| शुद्ध जीव ब्रह्म रूप 
ही हैं और ऐश्वर्यादि आनन्दात्मक धर्मो से युक्त है| ये भगवान की नित्य 
लीला में नित्य भाग लेने वाले है |* माया में बद्ध जीव संसारी हैं, जो ऐश्वर्यादि 
धर्मो के तिरोहित हो जाने से दौन, दुखी एवं पराधीन हो जाते हैं | जब ये मक्ति 
आदि साधनों द्वारा भगवत्कृपा से अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, तब 
मृक्त कहलाते हैं |३ सूर के शब्दों में शुद्ध जीव गोपियों के रूप में भगवान के 


अकअमसन्तइ-ए०+३कतक+<-रमलयमन्‍पम. ।एकनकनाक७»»५५५७०भककन्म, 


१-- आचाय॑ बल्लम ने ३-३-२६ के अ्शुभाष्य, पृष्ठ १०४३ पर जीव और ब्रह्म 
का भेद इस प्रकार प्रक4 किया हैः-- भगवदानन्दादी नाम्‌ पूर्ण॑त्वात्‌ 
जीवानन्दादीनाम्‌ श्रत्यत्वात्‌ नाम्नैव समें: घमे:कझत्वा ब्रह्मसाम्यम्‌ जीवे 
उपचर्यते | साम्यमुपेति इति |व्स्तुतस्तु नण्तैरपि ध्मेंःसाम्यम्‌ इति भावः। 

२-- आचाये बल्लभ ब्रह्मसूत्ञ ४-३-१७ के भाष्य में पृष्ठ ११८२ पर लिखते हैं:-- 
तथा श्रति श्रनुग्रह वशात्‌ स्वान्तः स्थितमपि' भक्त प्रकटी कृत्य तत्स्नेहा- 
तिशयेन तद्शः सन्‌ स्वलीलारसानुभवं कारयति इति स भक्तों ब्ह्मणा पर 
ब्रह्मणा पुरुषोत्तमेन सह सर्वानकामान्‌ अश्न॒ते इति । 

३--आचाय बल्लभ ब्रह्मसूज् ३-३-३३ के माष्य में प्रृष्ठ १०८६ पर लिखते 

हैं:-- वस्तुस्तु पुरुषोत्तम प्राप्तिरेव मक्ति: इति झञावः | 


[| २१४ | 


साथ नित्य विहार करते हैं*" और अनेक तथा विभिन्न होते हुए भी प्रग्नु के 
साथ एक रूप होते है ।* संसारी जीव व्यामोहिका माया में फंसे हुए आवागमन 
के चक्र में पड़े रहते हैरे और जब तक मगवान का भजन नहीं करते, तब तक 
सांसारिक बन्धनों से मक्त नहीं हो पाते ।* मक्त जीव आवागमन के चक्र से 
छूट कर पूर्ण पुरुषोत्तम में लीन हो जाते हैं |९ 

गरुड़ पुराण, उत्तर खंड के घमकांड, श्रध्याय ४६ में जीवों का वणन 
इसी से मिलता-छुलता पाया जाता है | इस स्थल के कुछ श्लोक नीचे उद्ध त 
किये जाते है; 


नानाविध शरीरस्था: अनन्ता जीवराशय:ः । 

जायन्ते च म्रियन्ते च तेषामन्तो न विद्यते ॥३॥ 

स्वयं ज्योतिरनाग्न्तो निविकारः परात्पर: । 

निरुणः सच्िदानन्दः तदंशा जीव संज्ञकाः ॥५। 

अनादयविद्योपहता यथाग्नी विस्फलिंगकाः। 

देहाद्युपाधि सम्सभिन्नास्ते कमंभिरनादिसिः ॥5॥ 

सुख दुःख प्रदेंः पुण्य पापरूपेनियन्त्रिताः ॥6॥ 

चतुरशीति लक्षेष शरीरेषु शरीरिणाम। 

न मानुप॑ं विनाउन्यन्र तत्वज्ञानन्तु लभ्यते ॥१३॥ 

चौरासी लाख योनियो में केवल मानव-योनि ही ऐसी योनि है, जिसमें 
तत्व ज्ञान की प्राप्ति द्वारा मुक्ति संभव है | अग्नि के स्फुलिगों की भाँति जीव 
अनेक है और सच्चिदानन्द ब्रह्म के ही अंश है। अविद्या-माया के वश में पड़कर 
सुख-दुख-प्रद, पुण्य-पाप रूप कर्म-जाल में फंसे हुए ये तब तक भ्रमण करते 
रहते है, जब तक माया से छूट नही जाते | 

जीव-इेश्वर की एकता--जीवात्मा और परमात्मा का प्रेम-सम्बन्ध 

नित्य है, इस तथ्य का निरूपण सूर ने नीचे लिखी पक्तियों में किया है;--- 





१-- गोपिन मंडल मध्य विराजत निसि दिन करत विहार। सारावली ४ 
२-- सहस रूप बहु रूप रूप पुनि एक रूप पुनि दोय | सारावली १००० 
३-- जिय करि कर्म जन्म बहु पावै, फिरत फिरत बहुते श्रम आव | 
सूरसागर (ना०प्र०ण्स० ४११) 
४-- जब लगि भजे न चरन मरारी | तब लगि होइ न भव जल पारी ॥। 
४-- जाइ समाइ सूर वा निधि में बहुरि न उलठि जगत में नाचे। २॥७ 
सूरसागर (ना०«प्र०्घ० ३४४) 


[ २१६ | 


समुमि री नाहिन नई सगाई। 
सुनि राधिके तोहि माधौ सों प्रीति सदा चलि आई ॥ 
सूरसागर (ना०प्र०स० ३४३४) 
यहाँ राधा जीव का प्रतीक है और माधव परमात्मा का। दोनों का 
सम्बन्ध (सगाई) सर्वदा से चला आता है। यही बात वेद के “दवा सुपर्णा सथुजा 
सखाया” शब्दों द्वारा प्रकट की गईं है। परन्तु अन्त में सूर ने जीव, ईश्वर और 
प्रकृति को आचाये बल्लम के अनुसार एक ही कह दिया है। शुद्धाद त सिद्धान्त 
के अ्रनसार जीव और प्रकृति ईश्वर के ही चित्‌ और सत्रूप अ्रंश है । जेसे आग 
से चिनगारी अलग नहीं, समुद्र से ब द भिन्न नहीं, बंद ओर चिनगारी सत्य 
होते हुए. भी समुद्र और अग्नि के ही अंश हैं, इसी प्रकार जीव और प्रकृति 
सत्य होते हुए. मी परमात्मा के ही अंश हैं। श्रतः तीनों एक ही है। जीवों के 
हीन, तेजस्वी आ्रादि विभिन्न रूप वैसे ही हैं, जेसे अग्नि को छोटी और बड़ी 
खिनगारियाँ, परन्तु अग्नि और चिनगारी में जेसे स्वरूपगत कोई भेद नही है, 
वैसे ही जीव और ब्रह्म में स्वरूपगत अमभेदत्व है | इस सम्बन्ध में सूर की नीचे 
लिखी पंक्तियाँ देखिये-- 
(१) प्रकृति पुरुष एके करि जानहु बातनि भेद करायो | 
सूरसागर (ना०«प्र०्स०२३०४) 
(२) को माता, को पिता, बन्धु को, यह तो भेंट भई । 
सूरसागर (ना०प्र०त० २३०६) 
(३) गोपी ग्वाल, कान्ह दुइ नाहीं, ये कहुँ नेंक न न्यारे। 
सूरसागर (ना“प्रा०्सा० २२२३) 


(४) सकल तत्व ब्रह्मांड देव पुनि माया सब विधि काल । 
प्रकृति पुरुष श्रीपति नारायण सब हैं अंश गोपाल ॥ 
११०१, सारावली |। 


सूर ने और भी कई स्थानों पर जीव तथा ईश्वर की एकता प्रतिपादित 
की है । ईश्वर ही जन्म लेकर जीव कहलाता है;-- 


, " (४) जब ते जग जन्म लियो जीव है कहायो ॥६४।॥ प्रथम स्कन्ध 
सूरसागर (ना०प्र०त० १२४) 
(६) पहिले हों ही हो तब एक । 
, अमल अकल अज भेद विवजित सुनि विधि विमल विवेक ।॥ 


[ २१७ |] 


सो हों एक अनेक भाँति करि शोमित नाना भेष | 
ता पाछे इन गुणनि गाए ते हों रहिहों अवशेष ॥२। ३८॥ 
सूरसागर ( ना०प्र०स० ३८१) 
(७) सूर सिंधु की बूंद भई मिलि मति गति दृष्टि हमारी ॥5२॥ 
सरसागर (ना“०प्र०स० ७०६) 
(८) जैसे सरिता सिन्धु में मिली जु कूल विदारि | 
नाम मिंट्यो सल्िले भई तब कौन निबेरे बारि ॥5रो। 
सूरसागर (ना०प्र०स० २२४८) 
(8) राधा हरि आधा आधा तनु एके हू ब्रज में हे अवतरि ।३२॥ 
सरतायर (न०प्र०स० २३११) 
(१०) सूर स्थाम नागर इद्द नागरि एक प्राण तन हे हे ।८१। 
सूरसागर (ना“प्र०्स० २४२१) 
(११) ब्रह्मरूप द्वितीया नहिं कोऊ तब मन त्रिया जनायो। २६। 
सुरसागर (ना«प्र०छ० २३०४) 
साया--श्राचार्य शंकर ने भाया को अनिर्बंचनीय शक्ति कहा है। 
इसी माया से श्रमिभूत ब्रह्म का नाम ईश्वर है। ईश्वर ही सृष्टि रचना करता 
| बह्म निगु ण, निर्विशेष और तटरुथ है; अ्रतः इस मिथ्या संसार के मूल में 
माया ही है। वेष्णव सम्प्रदाय में मी माया मानी गई है, परन्तु वह सांख्य की 
प्रकृति के समान है | प्रकृति सत, रज, तम की साम्यावध्था का नाम है । यह 
त्रिगुणात्मिका है| इसी से इस त्रिगुणात्मक ससार या प्रपंच की उत्पत्ति हुईं 
है । आचाय बल्लम ने जगत को ईश्वर के सत अंश से उत्पन्न होने के कारण 
सत्य और "मेरे तेरे पन! के ससार को मिथ्या कहा है। जगत और संसार में 
उन्होने भेद किया है। संसार नष्ट हो जाता है, परन्तु जगत प्रलयकाल में भी 
नष्ट नहीं होता, उसका केवल तिरोभाव होता है और प्रलय के पश्चात्‌, रचना 
के समय, वह पुनः आविभूत हो जाता है। संसार का नाश भक्ति आदि 
साधनों से होता है। आचाय बल्लम ने माया के दो भेद किये है : व्यामोहिका 
श्र करण (भागवत सुबोधिनी भाष्य २, ७, ४७) | सूर ने भी माया का यही 
रूप स्वीकार किया है। सूरतागर के तृतीय स्कन्घ के चोदहवे पद में देवहूति 
कपिल से माया का ख्रूप पूछुती है । कपिल उत्तर देते हैः-- 
माया को त्रिशुशातम जानों। सत रज तम ताको गुण मानों ॥ 


जड़ स्वरूप सब माया जानों। ऐसो ज्ञान हृदय में आनों॥ 
सृरसागर (ना०प्रं०त० ३६४) 


[ शश्द | 


श्रतः सूरसागर में माया जड़ प्रकृति ही का रूप है। यह माया भगवान 
के श्राधीन है, उनकी दासी है, जैसा नीचे लिखी पक्तियों से प्रकट होता है 
सो हरि, माया जा बस माही ।१४। सुरसागर (ना०प्र०स० ३६४) 
माया हरि पद माँहि समावे। सरसागर (ना०प्र०स० ४६०४) 
परम पुरुष अवतार माया जिनकी है दासी | 
सूरसागर (ना०प्र०त० २२३६) 
सेवत जाहि महेश शेष सुर माया दासी | 
सूरसागर (ना०प्र ०० ४८२८) 
गोस्वामी तुलधीदास के अनसार माया का रूप इस प्रकार है; 
गो गोचर जहँ लगि मनु जाई | सो सब माया जानेहु भाई ॥ 
तेहि कर भेद सुनहु तुम सोऊ | विद्या अपर अविद्या दोऊ॥ 
एक दुष्ट अतिसय दुख रूपा। जा बस जीव परा भवषकूपा ॥ 
एक रचष्ट जग गुण बस जाके । प्रभु भेरित नहिं निजबल ताके | 
यह विद्या-माया ही श्राचार्य बल्लम की करणरूप माया है और अविद्या 
माया व्यामोहिका माया है| व्यामोहिका भगवान के चरणों की दासी है, 
परन्तु संसारी जीवों को मोहित करने वाली और नियति-चक्र की परिचालिका 
हैं। करण रूप माया जगत की स॒ष्टि, स्थिति तथा प्रलय का चक्र चलाने में 
सहायक होती है। आचार्य बल्नम के शब्दों में “माया सबंभवन सामथ्य॑म्‌। 
शक्तिवा काचित्‌ शअ्रप्रयोजिका, तामपि करणत्वेन श्वीकृत्य इदम्‌ स्वमेव जग- 
दुत्पादयति पालयति नाशयति च |” भागवत सुबोधिनी माष्य १०। ५७। ११। 
माया-निर्मित संसार की विविध दृश्यावलि एव प्रपंच-प्रसार श्रपने मोहक 
एवं मादक रूप द्वारा जीवात्मा को ममत्व-पाश में जकड़ देता हैे। यही वह 
ग्रन्थि है, जो जीव को ग्रह, धन, पुत्र, कलन्ादि के प्रेम में बॉघ देती है।' 
यही वह ग्रेययथ हैं जिस पर चलकर आत्मा परमात्मा से, श्रेयपथ से दूर हो 
जाता है। इस लिये सूर ने माया को अनेक बार मोहिनीर, घुजंगिनी ईद 
१--ममेति बचध्यते जन्ठुन ममेति प्रमुच्यते । 
गरुड पुराण, ४६ ४३ उत्तरखंड, धर्मकाण्ड 
२--कूम पुराण उत्तराद्ध अ०४, श्लोक १८ में लिखा है.--- 
अहमेव हि संहर्ता विस॒ष्णा परिपालकः | 
भाया वे मामिका शक्तिमाया लेक विमोहिनी || 
३--अशान तिमिरान्धानां त्वमेव पर्माअनम | 
मायाव्याल ग्हीतानां विपवेद्चस्वमेव हि ||बुहद तह्म सं० २।२६ 


| शहक 


नटठनी आदि के रूप में प्रकट किया है। लोभ, मोह, क्रोध, छुल कपट, दंभ, 
पाखंड आ्रादि इडी के विभिन्न रूप है। 
कुछ उदाहरण लीजिये;-- 
माया नटिनी लकुटि कर लीन्हें कोटिक नाच नचावे। 
द्र दर लोभ लागि ले डोलति नाना स्वाँग कराबे॥ 
तुमसों कपट करावति प्रभ्ुजू मैरी बुद्धि श्रमाव। 
मन अमिलाष तरंगिनि करि करि मिथ्या निशा जगाब|॥ 
सोवत सपने में ज्यों संपति त्यों दिखाइ बोराबे। 
महा मोहिनी मोहि आत्मा मन करि अघहि लगाबे। 
ज्यों दूती पर बधू भोरि के ले पर पुरुष दिखावे।। 
सूरसागर (ना०प्र०स० ४२) 
कठिन जु भ्रन्थि परी माया की तोरी जाति न मटके | 
सृरसागर (ना*प्र०स० २६२) 
माया विपम भुजंगिनि को विष उतरुयो नाहिन तोई।॥। 
सूरतागर (ना०प्र०स० ३७४) 
हरि तेरी माया को न विगोयो । 
नारद मगन भये माया में ज्ञान बुद्धि बल खोयो। 
शंकर को चित हृस्यो कामिनी सेज छाँड़ि भुव सोयो ॥२६। 
सुरसतागर (नाण्प्र०ण्स० ४३) 
तुम्हरो माया महा बली जिन जग वश कीनों । 
नेकु चिते मुसुकाइ सबन को मन हरि लीनों ॥३०।॥ 
सूरसागर (ना०प्र०स० ४४) 
यह है माया, जो बढ़े-बढ़े ऋषि-मुनियों तक को अपने रूप-जाल में 
फॉस लेती है; जीवात्मा जिसके वशीभूत होकर श्रपने घर से दूर हो जाता है 
आर आपत्तियों के बीहड़ बन में बिलखता हुआ घृमता है|? मन में पाप की 
उत्पत्ति माया से ही होती है। इसी माया को सर ने अविद्यार और तृष्णा भी 
कहा है | सवभक्षुक गौ का रूपक बॉघकर सर लिखते 





१--मक्तिद्वार॑ मर्खे तेषाँ पिनद्धमजया हरेः | 

न ते पश्यन्ति विश्रान्ता; संसारध्वान्तवत्मनि ॥बहद्‌ ब्रह्म-संहिता ।२।२६ 
२--क्रूमपुराण उत्तराद्ध भ्र०४ श्लोक १६ में लिखा है; 

मर्मेव च परा शक्तियाँ साइविद्ये ति गीयते । 

नाशयामि च ता मायां योगिनां हृदिसिस्थितः । 


[ २२० ] 


माधव जू नेंकु हटको गाइ | 
निसि बासर यह भरमत इत उत अगह गही नहिं जाइ ॥ 
छुघधित बहुत अधात नाहीं, निगम द्रम दल खाइ। 
अध्द दश घट नीर अचब तृषा तऊन बुकाइ॥ 
छहू रस हू धरति आगे बहे गंध सुहाइ । 
ओर अहित अभक्ष भक्षत गिरा बरनि न जाइ ॥ 
व्योम नंद धर शैज् कानन इते चरि न अघाइ॥ 
ढीठ निठुर॒न॒ ढरत काहू त्रिगुन हू समुहाइ ॥ 
हरे खल बल दनुज मानव सुरनि सीस चढ़ाई । 
रचि-बिरचि मुख भो छबीली चलति चितहिं चुराइ ॥ 
नील खुर तिमि अरुण लोचन स्वेत सींग सुहाइ। 
दिन चतुदंश खेल खूँदति सो यह कहाँ समाइ ॥ 
नारदादि सुकादि मुनि जन थके करत उपाइई। 
ताहि कहु केसे करपानिधि सूर सकत चराइ ॥३४॥|प्रथम स्कन्ध 
सुरसागर (ना०प्र०स० ४६) 
माधव, श्रपनी इस गौ (तृष्णा, माया-प्रकृति) को थोड़ा-सा हटक दो । 
दिन-रात यह इधर-उधर घमा करती है ओर ऐसी भागने वाली है कि पकड़ 
में तो कभी आती ही नहीं । यह बड़ी भूली है, कभी तृप्त नहीं होती । वेद 
रूपी वृक्ष के प्तों को खा जाती है| अ्रष्टादश पुराण रूपी घड़ी का जल पी 
जाती है, फिर भी इसकी पिपासा शान्त नहीं होती । षढ़दर्शन रूपी रखों को 
अपने सम्मुख रख लेती है, जिनसे सुहावनी गन्ध निकलती है | इसके अ्रतिरिक्त 
यह अहितकारी अभद्य पदार्थों को भी खा जाती है, जिनका वाणी द्वारा 
वर्णन नहीं हो सकता । आकाश, नदी, प्रथ्वी, पवेत, बन आ्रादि सभी स्थानों 
फर चरतीं फिरती है, फिर मी तृत्त नहीं होती | इतनी धुष्ट है, इतनी निष्ठुर 
है कि किसी से डरती ही नही | श्रपने तीन गुणों के साथ सामने ही बढ़ती 
जाती हैं और श्रपने शिर पर चढ़ाकर देव, मानव, राक्षस, दुष्ट सबको दूर 
लिये जा रही है | यह छुबीली माया मुख, श्र आदि को बना-बनाकर मानव , 
मन को आकर्षित करती रहती है | इसके तमोगुण रूपी नीले खुर हैं, रजो 
गुसरूपी लाल नेत्र हैं, सतोगुणरूपी श्वेत सीग हैं| चौदहों भुवनों में दिन-रात 
खेल खेलती और घमा करती है | यह क्या किसी एक स्थान पर स्थिर रह 
सकती है ! नारद, शुकदेव आदि मनीश्वर जिसका ड्पाथ करते-करते थक 
ग़ये, उसे मैं केसे चरा सकता हूँ १ 


[ २१५१ | 


यही माया जीव को जन्म-सरण के चक्र में फॉसे हुए है | यह चक्र तभी 
नष्ट हो सकता है, जब जीव माया के बन्धनों को तोड़ दें इस भाव को सूर ने 
नीचे लिखे पद में प्रकट किया है;--- 


माधव जू यह सैरी इक गाइ । है 
अब आजु ते आपु आगे ले आइए चराइ॥ 
है अति हरिहाई हटकत हू बहुत अमारग जाती। 
फिरति वेद बन ऊख उखारति सब दिन अरु सब राती |। 
हित के मिले लेहु गोकुलपति अपने गोधन माह । 
सुख सोरऊ सुनि बचन तुम्हारे देहु ऋृपाकरि बॉह॥ 
निधरक रहो सूर के स्वामी जनम न पा फेर | 
में ममता रूचि सों रघुराई पहिले लेंउ निबे॥१-३३॥ 
सूरतागर (ना०प्र०स० ४१) 
सूरदास कहते हैंः-- 

“माधव ! यह मेरी एक गाय है, बड़ी ही दुष्ट | में बहुत हृटकता हूँ । 
पर सबंदा कुमा्ग पर ही चलती है। बड़ा श्रच्छा हो, यदि श्राज से श्राप ही 
इसे अ्रपने आगे करके चराने ले जायें | यह दिन-रात वेद के वन में ईंख उखा- 
ड़ती हुई घृमती है | हे गोकुल-नाथ ! श्रापकी महती कृपा होगी, यदि आप 
श्रपनी गायों में इसे भी सम्मिलित कर लें | आ्रापके श्राश्रय को पाकर, श्रापके 
स्वीकृति-सूत्रक वचनों को सुनकर, में मुख-पूवंक नींद ले सकूं गा | हे मगवान, 
यदि मैं इस समत्व-रुचि से निद्धत्ति पा सका, तो निश्चिन्त हो जाऊँगा और 
फिर जन्म धारण नहीं करूँगा |? 


यह माया असत्‌ है और इससे बना हुआ ममत्व का संसार भी असत्‌ 
है, ऐसा सिद्धांत सभी सम्प्रदायों में मान्य हो चला था । सूर लिखते हैः-- 
भूठी हैं साँची सी लागति मम माया सो जानि ॥२-३८५॥ 
सूरसागर (ना०प्र०ण्स०३८१) 


यह आचार्य बल्लम की व्यामोहिका माया है। करण रूप योगमाया से 
प्रभु जगत को प्रकट करते हैं ।१ सर ने भी लिखा हैः-- 





ब्लनिनिन-मी नल ननिनन-न मन पमनन--लनन+-नन+स+ नम तप नननन-नीीन ८ <3प माफ बन फतवा न++ ल+ लय बन“ न नननन न -+ “मकपम-न्‍पपघन 33 >- न अमननपक काम. पन-लीन 2िनन्‍तनरन न तन 2नननभण विफनियाण अनजडन तोपिनी जि लतम-शीनीनीनननभसीी न ३० “१०० 


१--भागवत, दशम र्कन्ध, पूर्वाद्द, श्र० २ श्लोक ६ के भाष्य में आचाय 
बल्लम लिखते हें:---““या जगत्कारणमूता भगवच्छुक्तिः सा योगमाया |?! 


हक... िलटनलकोफवानपम््क-जाकानकक्‍तनककमनमक 


[ २२२ |] 


हरि इच्छा करि जग प्रगटायो । 

अरु यह जगत जद्पि हरि रूप है तऊ माया कृत जानि ॥* 
काल--आ्राचाय बल्लम ने काल, कर्म आदि को अक्षर ब्रह्म का रूप 
कहा है;--'“स्वमावः कर्म कालाश्च रुद्रो ब्रह्मा हरिश्तथा ।?? (निबंध) प्राचीन 
ग्रथों में काल की उपमा शेषनाग से दी गई है। काल-व्याल का रूपक प्रसिद्ध 
| सरदास ने भी काल का इसी रूप में वणन किया है| जेसे सप॑ सबको खा 
जाता है ओर भयावह है, उती प्रकार काल के गाल में सब समा जाते है, सभी 
उससे भयभीत रहते है, भगवान का अनुग्रह ही इससे बचा सकता है। जिसने 
भगवद्धक्ति नहीं की, प्रभु की सब॑ं-शक्तिमती श्रनुकम्पा का आश्रय ग्रहण नहीं 
किया, वह बार-बार काल-व्याल द्वारा डसा जाता हे। सरसागर की नीचे 

लिखी पंक्तियों में यही माव प्रकट किया गया हैं;-- 


सूरदास भगवन्त भजन बिनु कालठ्याल ले आपु डसायो ॥ १-२०६ 
सुरसागर (ना*प्र०्स० ११७) 
इह्दि कलिकाल व्याल मुख ग्रासित सूर शरण उबरे ॥१-५८॥ 
सूरसागर (ना०प्र०स० ११७) 
कही-कहीं तो सूर ने काल की श्रग्नि से उपमा दी है; जैसे:-- 
अजहूँ चेत मूढ़ चहुँ दिशि तें काल अग्नि उपजत भुकि मरहारि।॥ 
सूरसागर (ना०प्र०ग्स० ३१२), प्रथम श्कन्ध |।।१६४।। 
काल अग्नि सबही जग जारत | तुम केसे कें जिआनन विचारत | 
सूरसागर (ना०प्र०स० २८४) 
काल को समुद्र, नदी और भेवर मी कहा जाता है; इनमें फेंसकर 
प्राणी बच नहीं सकता | काल मी इसी प्रकार सबके लिए मृत्यु रूप है। यह 


१--श्वेताश्वतरोपनिषद के १,६ तथा ४,५ और बृहद्‌ ब्रह्म संहिता (जो नारद 

पांचरात्र के अन्तर्गत है) के १,८ में इसी माया को अ्रजा कहा गया है । 
जीव इसी दुस्तर श्रजा से मोहित होकर दुख में तथा अज्ञान में पड़ता है। 
भीमद्धागवत, दशम स्कध, उत्तराद्य , अ० ५७ श्लोक १६४ में भी माया 
ओर श्रजा पर्यायवाची अ्रथ में आ्राये हैँः-- 

य इद भायया विश्व सजति अ्रवति हन्ति च | 

चेष्टां विश्वसजों यक्य न विदुर्मोहिताइजया ॥ 
आचाय बल्लभ ने इसके भाष्य में श्रजा का श्र प्रकृति किया है; “तत्रहेतु; 
थ्रजया प्रकृत्या मोहिता इति' | 


[ २२३ ]| 


वह धारा है, जिसमें पड़कर सभी ड्रब जाते है | यमुना में निवास करने वाले 
काली नाग की भी कुछ ऐसी ही गाथा है। विष्णु पुराण में इसको तीन फनों 
वाला लिखा है। आध्यात्मिक, अ्रधिदेविक और आधिभौतिक तीन प्रकार के 
दुःख ही इस काल के तीन फन है | हरिवश पुराण म॑ इसके पाँच फन लिखे 
जिन्हें हम योग दशन में वर्शित श्रविद्या, अस्मिता, राग, ह घ और श्रमि- 
निवेष नाम के पाँच प्रकार के क्लेशों का नाम दे सकते है। श्रीमद्धागवत 
दशम रस्कन्घ, पूर्वाद्द १६,२८ में इसे 'शतेक शीष्णः अ्रथात्‌ एक सो एक या 
सौ फन वाला कहा गया है और लिखा है कि इसके अनेक स्त्री, पुत्र थ्रौर पौत्र 
थे | सूरसागर में भी इसी प्रकार का वर्णन है। काल के सौ फन उपके नाना 
प्रकार के श्रमगलजनक रूप है ! आरपत्तियाँ, बाधायें, विध्न आदि उपके श्रनेक 
स्नी-पुत्रादि है। काल की गति तप क्री ही भाँति कुटिल है | इसको विपमयी 
फूत्कार से वही त्राण पा रुकता हे , जो मगलमय भगवान के कल्याणकारी 
पाद-पदूमों का आश्रय ग्रहण किये हुए है । 
अथर्ववेद ११॥४३।८ में काल को सबका शासक कहा गया है। इसी 
प्रकार अथवंबेद १०।८।४ में काल की उपसा चक्र से दी गई है, जिसमें १२ 
झरे, ३ नाभिस्थान और ३६० शंकु है | यह वर्णन निश्चित रूप से समय का 
ही है। इसमें ३ अरे ३ ऋतु॒ये है; १२ अरे महीने हैं और ३६० शंकु दिन-रात 
है | वर्ष, युग, चतुयु गी, मन्वन्तर, कल्प आदि सबकी गणना काल के ही 
अन्तर्गत है | सूरसागर के द्वादश स्कन्ध में इसका वर्ण न नीचे लिखे अनुसार है --- 
रहँट घरी ज्यों जग व्यवहार | उपजत विनसत बारम्बार।। 
उतपति ग्रलय होत जो भाइ। कहों सुनो सो नृप चितलाइ ॥। 
राजा प्रलय चतुविध होइ। आवत जात चहूँ में लोइ॥ 
युग परलय तो तुमसी कह्दी |तीन और कहिवे कू रही ।। 
चतुयुगी बीते इकहत्तर । करे राज तूबलगि मन्वन्तर |। 
चोद्ह मनु त्रह्मादिन माही | बीतत तासो कल्प कहाहीं॥ 
रात होइ तब परलय होाई। निशि मयोदा दिन सम होई॥ 
प्रात भये जब ब्रह्मा जागे। बहुरो सपष्टि करन को लागे॥ 
दिन सो तीन साठ जब जाहीं। सो त्रह्म को बरस कहाही ॥ 
वबष पचास  परारध गये। प्रलय तीसरी या विधि लए ॥ 
बहुरो जअह्या सृष्टि उपावे।| जब ली परारध दूजो आबे॥ 
शत सम्बत भये ब्रह्मा मरे। महाप्रलय नित प्रभु जू करे ॥४॥ 
सूरसागर (ना०प्र०स० ४६३६४) 


[ २२४ | 


इस पद में सूर ने रहँट-घरी की उपमा द्वारा संसार के व्यवहार का 
वर्णन किया है, जो बारबार उत्पन्न और विनष्ट होता रहता है। प्रलय चार 
प्रकार की हैः युग प्रलय, कव्पान्त प्रलय, पराद्ध प्रलय ओर महप्रलय । प्रत्येक 
युग और मन्वन्तर के बाद की प्रलय थुगप्रलय कहलाती है। एक मन्वन्तर 
७१ चतुञु गियों का होता है। ऐसे १४ मन्वन्तर जब बीत जाते है, तो एक कल्प 
समाप्त हो जाता है। यह एक कव्य ब्रह्मा का एक दिन है। इसके बाद इतने 
ही समय की रात्रि श्राती है, जिसे कस्पान्त प्रलय कहते है| इसके बाद फिर 
दिन होता है | इसी प्रकार एक कल्प के दिन और एक कल्प की रात्रि जैसे 
जब ३६० दिन निकल जाते है, तो ब्रह्मा का एक वषे होता है। ऐसे पचास 
वर्ष बीत जाने पर एक परादड होता है। इसके श्रन्त में होने वाली तीसरी 
पराद्ध' प्रलय कहलाती है | जब ब्रह्मा के १०० वष पूरे हो जाते हैं, तो महा- 
प्रलय होती है। दिन और रात्रि के समान सृष्टि की रवना और प्रलय का 
यह चक्र बराबर चलता रहता है | काल का यह रात्रि अथवा संहार (प्रलय) 
बाला रूप ही प्राणियों को अधिक भयकर प्रतीत होता है। मत्यु पर विजय 
प्राप्त करने के लिए इसी हेतु*उन्नत प्राणी प्रयत्न किया करते हे | पर गीता के 
सिद्धान्त के अनुमार--““जातस्य हि ध्र वो मत्यु; प्र बम्‌ जन्म मतस्थ च??-जन्म 
के पश्चात्‌ मरण श्रौर मरण के पश्चात्‌ जन्म श्रवश्यम्भावी है। 


सृष्टि--सूरसागर में श्रीमद्धागवत के आधार पर सृष्टि की उत्पत्ति 
का भी वणन पाया जाता हे | यह खूष्टि या जगत आचाय बल्लम के मतानुसार 
अक्षर ब्रह्म के सदंश से उत्पन्न हुआ है | यह सत अंश प्रकृति या माया है, जो 
सत, रज, तम तीनों गुणों वाली है | प्रलय में इन तीनों गुणों की साम्या- 
वस्था रहती है, परन्तु सृध्टि होते ही इनकी अवस्था विषम हो जाती है। एक 
प्रकृति है, दूसरी विक्ृति | मन, बुद्धि, इन्द्रिय, शरीरादि प्रकृति के ही विकृत 
रूप है। सूरसागर में इनकी उत्पत्ति का क्रम इस प्रकार लिखा है:-- 


माया को त्रिशुणातम जानों | सत, रज, तम ताको गुण मानों | 
तिन प्रथम महतत्व उपाज्यों | तातें. अहंकार प्रकटायों॥ 
अहंकार कियो तीन प्रकार | मन तें ऋषि मन सात रुचार ॥ 
रज गुण ते इन्द्रिय बिस्तारी | तम गुण तें तनन्‍्माया सारी ॥ 
तिन तें पाँच तत्व प्रकटायो। इहि सबको इक अंड बनायो॥ 
अंड सु जड़ चेतन नहिं होईे। तब हरि पद माया मन पोई॥ 


ऐसी विधि विनती अनुसारी। महाराज विनु शक्ति तुम्हारी ॥ 


[ १२४ ] 


यह अंडा चेतन नहिं होई। करो कृपा हरि चेतन सोई॥| 
तामें शक्ति आपनी धारी। चक्ष्यादिक इन्द्री विस्तारी॥ 
चोदह लोक भये ता माहीं। ज्ञानी तिहि वबेराट कहाहीों ॥ 
आदि पुरुष चेतन्य को कहत। जो है तिहूं गुनन ते रहित ॥ 
जड़ स्वरूप सब माय।[ जानों | ऐसो ज्ञान हृदय में आनो॥ 

सूरसागर (ना“प्र०सत० ३६४ पृष्ठ १३४) 


श्रादि पुरुष चेतन और तीनों गुणों से रहित है। माया जड़ और त्रिगुणा- 
त्मिका है। इसी माया से प्रथम महत्तत्व उत्पन्न होता है | महत्त्व से श्रहकार प्रकट 
होता है, जो तीन प्रकार का है। (सूरदास ने यहाँ इन तीन प्रकारों का बणन नहीं 
किया | श्रीमद्भागवत, तृतीय स्कन्ध, २६ वे श्रध्याव के १८वें श्लोक के पश्चात्‌ सृष्टि की 
उत्पत्ति का वर्णन है। यह वणन द्वितीय स्कन्घ के पाँचवें श्रध्याय में मी है, और भी कई 
स्थानों पर है, जहाँ अहंकार को वैका रिक, तैजल और तामस तीन प्रकार का कहा गया 
है। ) वैकारिक अहंकार से सात और चार अर्थात्‌ ११ (१ मन और १० ऋषि 
श्र्थात्‌ इन्द्रियों के अधिष्ठातू देवता) उत्पन्न हुए। तैजत अथवा राजसिक 
अहंकार से दश इन्द्रियों और तूमस अहंकार से पचतन्मात्राश्रों की उत्पत्ति 
हुई | पाँच तन्मात्राश्रों से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ओर आ्राकाश नाम के पाँच 
महाभूत प्रकट हुए। (परन्तु श्रभी ये परस्पर संगठित नहीं थे। भगवान की 
प्रेरणा से इन सबने संगठित होकर व्यष्टि-समष्टि रूप पिण्ड और ब्रह्मांड की 
स्वना की | ) इनसे जो ब्रक्मांड रूपी अ्रंडा बना, «वह जड़ था। भगवान ने 
कृपा-पूर्वंक उत्त अंड में भ्रपनी शक्ति स्थापित की श्रौर चक्तु आदि इन्द्रियों 
का विस्तार किया | इसी से १४ लोक उत्पन्न हुए। ज्ञानी पुरुष इसी को 
विराट कहते है । 


इसी से मिलता-छुलता वर्णन सूस्सागर के द्वितीय स्कन्ध के अंत में 
भी आता है;--- 


जो हरि करे सो दोइ कतो नाम हरी। 

ज्यों दर्पण प्रतिबिम्ब त्यों सब सृष्टि करी ॥ 
आदि निरंजन, निराकार कोड होत न दूसर। 
रचो सृष्टि विस्तार भई इच्छा इक ओऔसर ॥ 
त्रिगुण तत्व ते महातत्व, महातत्व ते अहंकार। 
मन इन्द्रिय शब्दादि पंची ताते किये विस्तार ॥ 
शब्दादिक ते पंचभूत सुन्दर प्रकटाये । 


[| १५१६ ] 


पुनि सबको रचि अंड आप में आप समाये ॥ 

तीन लोक निज देह में राखे करि विस्तार। 

आदि पुरुष सोई भयो जो प्रभ॒ अगम अपार ॥ 

नाभि कमल ते आदि पुरुष मो को प्रकटायों | 

खोजत युग गये बीति नाल को अंत न पायो॥ 

तिन मो सों आज्ञा करी रथि सब सष्टि उपाइ । 

स्थावर जंगम, सुर असुर, रचे सबे में आइ॥ 

सूरतागर (ना०प्र०स० ३७६) 

इस पद में ऊपर की पक्तियों में अंड की उत्पत्ति तक का बणन पूर्व जैसा 
ही है। आदि में निगु ण ब्रह्म है | उसके श्रन्दर सूृष्टि-स्वना की इच्छा हुई श्रौर 
त्रियुणात्मिका प्रकृति से महत, अ्रहंकार, मन, इन्द्रिय, पंचतन्मात्रा और पंच- 
महाभूत निर्मित हुए | इनसे ब्रह्मांड रूपी श्रडा बना | श्रादि पुरुष भगवान ने 
उममें प्रवेश किया | तीनों लोक उसी के गर्भ में रहते है। इसी अ्रदि पुरुष की 
नाभि से कमल उत्पन्न हुआ | कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुईं। आदि पुरुष ने 
ब्रक्मा को सृष्टि स्वना की आशा दी और उसने स्थावर-जगम, सुर-असुरमयी 
सृष्टि का निर्माण किया | ब्रह्मा की उत्पत्ति का यह क्रम भी श्रीमद्धागवत के 
तृतीय स्कन्ध, श्रध्याय २० तथा और भी कई स्थानों पर दिये हुए वण न के 
अनुसार है। 

सरदास इस पद में ब्रह्म श्रौर जगत में द्वित्व का श्रनुभव नहीं करते। 
जसे दपण में श्रपना ही प्रतिबिब परिलक्षित होता है, बसे ही सृष्टि में ब्रह्म प्रति 
बिंबित हो रहा है । “आप में श्राप समाये” शब्दों से भी यही ध्वनि निकल रही 
है | वेष्णव धम के प्रायः सभी आचायो ने श्रद्वातवाद का खडन किया था, 
परन्तु इस बाद में इतना प्रबल श्राकर्षण था कि वह खंडन करने वालों के पीछे 
बराबर लगा ही रहा | आ्राचाय मध्वभट्ट को छोड़कर सभी आचायों के वादों के 
पीछे श्रढ्न तवाद का पुछुल्ला लगा हुआ है | विशिष्ट त, ह ताद त,शुद्धाद त अद्दे - 
तवाद के ही भिन्न-भिन्न रूप हैं। श्राचाय शंकरके अ्रद्व त और बल्लभ के शुद्धाद त में 
इतना ही अ्रन्तर है कि शंकर ब्रह्म को माया से श्रभिभूत कर देते हैं और इस 
जगत को मिथ्या मानते हैं, परन्तु बल्लम माया को भगवान की दासी मानते है, 
जो उन्हे श्रमिभूत नहीं कर सकती। वे जगत को भी ब्रह्म के खदंश से उत्पन्न होने 
के कारण सत्य मानते हैं, जिधका आविर्भाव और तिरोभाव तो होता रहता है, 
पर नाश नहीं होता, क्योंकि वह सत्य है | ससार या प्रपंच या तेरे-मेरे-पन का 
भाव विविध साधनों से नष्ट हो जाता है | यह विनश्वर है, मिथ्या है। 


[| २२७ ] 


जिस अ्रड का वणन सूर ने भागवत के श्राधार पर किया है, उसका 
उल्लेख मनुश्मृति श्रध्याय १ के ४६वें श्लोक में भी हैः-- 

तदंडम भवद्हेम॑ सहमस्बांशु सम प्रभम्‌ । 

तम्सिन्जज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्वेलोक पितामह-।। 

अर्थात्‌ भगवान की इच्छा से वह बीज स्वणंग्रभा-तुल्य अंड बन गया | 
उसी से समस्त लोकों को जन्म देने वाले स्वयं ब्रह्मा उत्पन्न हुए। परन्तु यहाँ 
भागवत और सरसागर की भाँति विष्णु की नाभि और उससे उत्पन्न कमल का 
वर्णन नहीं है | मनुध्मृति में इसी हेमांड से समस्त भौतिक जगत की उत्पत्ति 
बतलाई गई है, यही हेमांड वेद का ज्येष्ठ हिरण्यगर्भ है। अ्रथववेद ११४३॥८ 
में “काले तय, काले ज्येप्ठ काले ब्रह्म समाहितम्‌” कहा गया है। श्रर्थात्‌ प्रभु 
अपना ज्ञानमय तप नियत काल में ही करते है, ज्येष्ठ हिरण्यगर्भ को नियत काल 
पर ही प्रादुभू'त कगते हैं और उसके बाद ब्रह्म (वेद) का प्रकाश भी नियत काल शआ्राने 
पर ही होता है। वेद के इस मंत्र के अनुसार सृष्टि-स्तना में तपरूप इच्छा 
उससे हिरणयगर्भ और उससे ब्रह्म का प्रादुर्भाव--ऐसा क्रम प्रतीत होता है| 
यही क्रम सूरतागर के ऊपर उद्ध त पद में है | ऐतेरेय उपनिषद्‌ के प्रथम श्रध्याय 
के प्रारम्भ में भी सष्टि-स्वना का यही क्रम व्यक्त हुथा है। 


इस हिरिण्यगर्भ रूप अ्रंड में परमात्मा ही बीज की स्थापना करता है, 
इस तथ्य का उल्लेख अ्रथवंवेद के नीचे लिखे मंत्र में भी पाया जाता हैं;-- 

हिरण्य गर्भ परम अनत्युद्य जना विदु' । 

स्कम्भस्तदगे प्रासिध्म्वत्‌ हिरण्यं लोके अन्तर[।|श्र० १०।७।२८ 

अर्थात्‌ मनुष्य समझते हैं कि हिरण्यगर्भ ही अ्नतिक्रमणीय, सबसे 
परे की वस्तु है, परन्तु उसमें हिरणय (तेजोमयवीय) का पिंचन आरम्भ में इस 
लोक के अ्रन्दर जगदाधार परमेश्वर ने ही किया है|" 

इसी हिरण्यगर्भ से आगे चलकर अन्य श्रनेक पौराणिक कब्पनाश्रों 
का प्रादुर्भाव हुआ है । 


१--श्रीमद्भगवद्गीता अ्रध्याय १४, श्लोक रे श्रौर ४ में इसी स्थिति को इस 
प्रकार बर्णन किया गया है।-- 
मम योनिमहद्‌ ब्रह्म तस्मिन्‌ गर्भ दधाम्यहम्‌ | 
संभव: , सवंभूतानां ततो भवति भारत ॥ 
सव॑ योनिषु कौन्‍्तेय मूर्तवः संभवन्ति या: । 
तासां ब्रह्म महृद्‌ योनिः अ्रहं बीज ग्रदः पिता ॥। 


[| एरर८ | 


० प 


कम और भाग्यव[द--गीता ने “कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु 
कदाचन” कहकर निष्काम कर्म का उपदेश दिया था, जिसके अ्रतुसार कम के 
विपाक अर्थात्‌ परिणाम के सम्बन्ध में हमें निश्चिन्त रहना चाहिये । इत कम- 
विपाक का हमारे भावी कर्मो पर प्रबल प्रभाव पड़ता है। कम का चक्र कुछ 
ऐसा जटिल है कि वह बड़े-बड़े ज्ञानियों की भी समझ में नहीं आता । एक 
ओर जीवात्मा कम करने में स्वतन्त्र है, दूसरी ओर कम-विपाक का अकुश 
उसके शिर के ऊपर है | कर्मो द्वारा जो सस्कार बनते हैं, वे फिर उन्हीं कम्मो 
में मनुष्य को प्रेरित किया करते है। इस प्रकार एक जेसे कर्म करते रहना 
-मनुष्य के स्वमाव में सम्मिलित हो जाता है | कभी दूसरी दिशा में जाना भी 
चाहे, तो नहीं जा सकता | इसीलिए गीता कहती हैः “अ्रहंकार विमूढ़ात्मा 
कर्ताइहमिति मन्यते |” वास्तव में मनुष्य ख्तंत्र इच्छा से कुछ नहीं कर सकता | 
जो संस्कार बन चुके हैं, कमा का जो विपाक भाग्य श्रथवा प्रारब्ध के रूप में 
निश्चित हो चुका है, उन सबका सम्मिलित समुदाय मानव-जीवन को प्रभावित 
करता रहता है और विविध योनियों में श्रात्मा के श्रवतरित होने का कारण 
बनता है। भगवान की यह भी बड़ी कृपा है कि भोग-यौनियों में जाकर जीवा- 
त्मा के ऐसे श्रनेक संस्कार नष्ट हो जाते हैं | इन योनियों में कर्म का बाहुलय 
नहीं, संकोच हो जाता है | इस संकोच के कारण पूर्व जन्मों की वासनाये क्षेत्र 
न मिलने के कारण, अंकुरित नही हो पाती और परिणामतः दबकर नष्ट हो 
जाती हैं । भोग योनियों के बाद फिर मानव-योनि मिलती है। फिर वही चक्र 
चलता है | श्रतः सन्‍्तों ने कहा है, मगवान की शरण ग्रहण किये बिना उद्धार 
नहीं हो सकता;-- 


बिनु हरि भक्ति मुक्ति नहिं होइ। कोटि उपाय करो किन कोइ ।! 


कम पथ का यह पाश्व प्रबल प्रभाव रखता है। भाग्य श्रथवा प्रारब्घ- 
वाद ने हिन्दुओं के हृदय में घर कर लिया है | हम इस तथ्य में प्रगाढ़ विश्वास 
रखते है कि जो कुछ होता है, भगवान की इच्छा से होता है। सूरदास 
लिखते हैं:-- 
करी गोपाल की सब होंइ | 
जो अपना पुरुषारथ मानत अति भूठो है सोइ | 
साधन, मंत्र, जंत्र, उद्यम, बल ये सब डारहु धोइ। 
ज़ो कछु लिखि राखी नंदनंदन मेंटि सके नहिं कोइ॥१-१४२॥ 
हु सृरसाग़र (ना०प्र/स० २६२) 


[ १२६ | 


भावी काहू सो न टरे। 
मुनि वशिष्ठ पंडित अति ज्ञानी रेचि रचि लगन घरे। 
तात मरन, सिय हरन; राम वन, वपु धरि विपति भरे ॥ 
फिर अजु न, हरिश्चन्द्र श्रादि के उदाहरण देते हुए लिखते है :-- 
भावी के वश तीन लोक हैं, सुर, नर, देह धरे । 
सूरदास प्रभु रची सो हो है को करि सोच मरे ॥ १-१४४॥ 
सुरसागर (ना०प्र०स० २६४) 


धमपुत्र तू देख विचार | कारन करनहार करतार॥ 
नर के किये कछू नहिं होई | करता हरता आपुद्दि सोई ॥१-१४१॥ 
सुरसागर (ना०प्र०स० २६१) 
श्री गुपाल तुम कहो सो होई । 
तुम ही कत्तों तुम ही हृतो तुमसे और न कोई । 
सुर्सागर (ना“०प्र०स० ४६१७) 
परन्तु यह भाव पराधीन हिंदू जाति को सांत्वना दें सकता था, बल 
नहीं; इसके अ्रतिरिक्त इस भाव से यह भी ध्वनि निकलती थी कि हम यवन- 
प्रभुत्व को मानने के लिए विवश हो | जब विधि का विधान ही ऐसा है, तो 
उसे कौन टाल सकता हैं? यवन यश, पठान-प्रतिष्ठा, मुगल-महिमा कमे- 
विपाक द्वारा प्रभु ने निश्चित कर सखी है, तो उसे कौन दूर करने में समर्थ 
है ! भाग्यवाद का यह विषाक्त प्रभाव दूसरे की सत्ता मानने के लिए बाध्य कर 
देता है । श्रतः जाति को जजर होने से बचाने के लिए इधके स्थान पर किसी 
अन्य अ्रसत्र के उपयोग की आवश्यकता थी | तिद्ध श्राचायों की दृष्टि इस आव- 
श्यकता पर पड़ी और समय के अनुसार उन्होंने आये जाति का मुख निश्ृत्ति- 
पथ से हटाकर प्रद्ृत्तिपथ को ओर मोड़ दिया । सूरसागर में निदृत्ति-परक 
तथा भाग्यवाद के गीत गाने वाले पद थोड़े ही हैं। उसके नवबम तथा दशम 
स्कन्ध प्रवृत्तिपरक गाथाओं एवं जीवन-चित्रों से श्रोत-प्रोत है। उनमें भगवान 
की आह्ृादक लीलाश्रों के गान हैं, जो कितती भी निराश हृदय में आशा का 
संचार कर सकते है, जीवन के प्रति ममत्व को जाग्रत एवं विकसित करने की 
शक्ति रखते है ओर जिनसे उत्थान की ओर श्रग्नतर होने के लिए प्रेरणा प्राप्त 
होती है । 
अपुन राबू त्ति--मोक्ष की भावना सभी श्रास्तिक सम्प्रदायों में पाई 
जाती है। मानव-मन एक ऐसी ौ्थिति की कभी न कभी अवश्य इच्छा करने 


[ २३० ] 


लगता है, जहाँ जाकर उसे रोग-दोष, स्प्श-संघर्ष तथा उलभन-भमक्ों से छु०- 
कारा मिले | यह स्थिति गीता" के शब्दों में परागति तथा परमधाम है। वेदरे 
ने इसे परमपद, श्रमत और तृतीय धाम कहा है। इस सिथिति में पहुँचकर 
आत्मा पुनरावृत्ति के चक्कर में नहीं पड़ता | उपनिषदों में “न च्‌ पुनरावतते” 
कहकर इसी बात की श्रोर संकेत किया गया है। गीता भी “यद्गत्वा न 
निवतन्ते!! कहकर इसी पक्ष का समथ न कर रही है। वेद ने भी इस श्रवस्था को 
श्रक्षित श्र्थात्‌ स्थायी और श्रविनश्वर माना है | यों प्रवाह का चक्र तो चलता 
ही रहता है, पर इस परम गति के लिए. प्राणी लालायित रहता ही है। यूर ने 
भी इस स्थिति का वर्णन नीचे लिखे पदों में किया हैः--- 
चकई री चलि चरण सरोवर जहाँ न श्रेम वियोग। 
जहेँ भ्रम निशा होत नहिं कव॒हूँ बह सायर सुख जोग ॥१-१८५४ 
सूरसागर (ना“०प्र०त०३३७) 
चलि सखि तिहि सरोवर जाहदि। 
जिहि सरोवर कमल कमला रवि बिना बिकसाहिं। 
सूर क्यों नहिं उड़ि चलो जहाँ बहुरि उड़िबो नाहिं ॥१-१८५ 
सरसागर (ना“«प्र०्स० ३३८) 
सूरदास हरि को सुमिरन करि बहुरि न भव चलि आये ॥२,२ 
सरसागर (ना०प्र०स० ३४६) 
जाइ समाइ सूर वा निधि में बहुरि न उल्टि जगत में नाचे॥२-७ 
सरसागर (ना“०प्र०स० ३४४) 
निष्कामी बकुंठ सिधावे | जन्म मरन तिहि बहुरिन आव ॥३-१७ 
सृरसागर (ना०प्र०स० ३६४) 
इन पदों में सरदास ने इस परम-पद वाली स्थिति को बकुण्ठ ओर 
हरि-पद का नाम दिया है तथा निधि, सरोवर एवं समद्र के रूपकों द्वारा उसे 
अभिव्यक्त किया है | इस अवस्था में पहुँच कर जीवात्मा जन्म-मरण के पाशों 
से मुक्त हो जाता है| यह वह स्थिति है, जहाँ सूर्य के न होते हुए मी लाखों 
सयो का सा प्रकाश होता रहता है | श्रन्धकारमयी रात्रि तो एकदम विलीन 


अननिनि करनाल नि निननननास 


१--ततो याति परांगतिम |१६|२२। तथा ६-४४ गौता 
यद्गत्वा न निवतेन्ते तद्घाम परम मम | १४-६ गीता 
२--तद्विष्णो: परम पदं तदा पश्यन्ति सुरयः | ऋग० १॥२।७।२०] 
तृतीये घामन्नध्ये स्यन्त | यछु० ३२॥१०। 
अमृते लोके अक्षिते | ऋ० ६॥११३॥७| 


[ २३१ |] 


हो जाती है, प्रकाश एवं आनन्द की लोकोत्तर छुटा जहाँ अनवरत, श्रविश्रान्त 
रूप से अ्रजस्र धाराश्रों में प्रवाहित होती रहती है । 

नारी-निन्दा--प्रायः सभी सन्‍्तो ने कामनाओ से विरक्ति उत्पन्न 
करने के लिए. नारी की निन्‍्दा की हैं| आ्राचाय बल्लम भागवत की सुबोधिनी 
टीका १,२,२ में लिखते है;“यथा यथा विरक्त; तथा तथा अधिकारी?--भक्त 
जैसे-जैसे विरागी बनता-जाता है, वैसे-बैसे भगवद्धक्ति का अधिकारी होता जाता 
है | पुत्र कलत्नादि का बन्धन श्रेयपथ में बाधक है | श्रतः सभी सन्त इससे प्रथक्‌ 
रहना चाहते है। सर ने कई स्थानों पर सुत-दारा श्रादि के बन्धनो का वर्ण न 
किया है। माया के लभावने जटिल जाल है, जिनकी मादकता एवं मोहकता 
से मुक्ति पाना अतीव दुष्कर हैं। सरदात ने भी, सभी सन्‍्तों के समान, इसी 
हेत स्री को इसने वाली सॉपिन जेसी भर्यंकर कहा हैं । नीचे उद्ध त पद इस बात 
का समथन करता है;--- 


नारी नागिन एक स्वभाइ। 

नागिन के काटे विष होइ। नारी चितवन नर रहे मोइ ॥ 

नारी सो नर प्रीति लगाबें। प नारी तिहिं मनहिं न लाबे॥ 

नारी संग प्रीति जो करें। नारी ताहि तुरत परिहरे॥6।१॥ 
सूरतागर (ना०प्र०स० ४४६) 


लग+«ग ऐसी बातें सभी सन्‍्तों ने लिखी है। भतृ हरि के एक श्लोक 
की यह पक्ति तो अ्रतीव प्रसिद्ध हैः घिक्‌ ताश्वतञ्च मदनशअ्व इमाश्व माश् || 

वेद-निन्दा-- सरसागर में कुछ पद ऐसे भी उपलब्ध होते है, ज्ञिनसे 
वेद को मक्ति से नीचे और हेय कोटि में रखने की व्यज्ञना होती है। इस 
सम्बन्ध में कुछ संकेत हम सूरदास और कबीरपंथ शीषक अध्याय में कर चुके है। 
नीचे लिखा हुआ पद भी विचारणीय है।--- 


ऊधो बेद बचन प्रमान। 

फसल मुख पर नेन खंजन निरखि है को आन,॥ 
श्रीनिकित समेत सब सख रूप प्रगट निधान। 
अधर सुथा पियाइ बिछुरे, पट दीनों ज्ञान ॥ 
ऐ नहीं हैं कृपालु केशव पऐहें हिये समान। 
निकरि क्यो न गोपाल बोलत दुखिन, के दुख जान।। 
रूप रेख न देखिये तहाँ मूंठ सुमिरि भुलान। 
इनहिं दंड अडारि हरि गुण योग जान बखान || 


[ २३३ ] 


बीतराग सुज्ञान योगिन भक्त जनन निवास । 
निगम वाणी मेंटि कहि क्यों सके सूरजदास ॥&€६॥ एष्ठ ४४६ 
सरसागर (ना०प्र०सत० ४६५३) 


गोपियाँ कहती हैः उद्ध व, तुम्हारे वेद-बचन तो प्रामाणिक है, पर हमारा 
मन उन्हे प्रामाणिक मानने मे आनाकानी करता है | तुम्ही बताश्रो, वेद के 
ग्रविनाशी, अलख, श्रगोचर प्रभ्ु का ध्यान केसे किया जाय १ कृष्ण का कमल 
के (मान खिला हुश्रा मखमंडल, उसमें खंजन पक्की की तरह खेलते हुये दोनों 
नेत्र, इस मुद्रा के रुम्मख तुम्हारी योग की म॒द्रा क्या आकर्षण रखती हैं १ तुम 
जिस ईश्वर का ध्यान करना बतलाते हो, वह हमारा कृपालु केशव तो जान 
नही पड़ता, जो श्रपनी अ्रधर-सुधा (वचनाम्ृत) का पान कराकर अरब विरक्त 
बना हुआ हमारे लिए. ज्ञान का संदेश भेज रहा है। वह कृष्ण हमारे नेत्रों के 
सम्मुख था, तुम्हारा कृष्ण नेत्रों के पीछे हृदय में समाया हुआ्राहे। यदि इस 
हृदयस्थ कृष्ण में कुछ भी सहृदयता, रुह्यनुभूति और तमवेदना का अ्रंश होता, 
तो वह हम पीड़ितों की पीड़ा का अ्रनुभव करके हृदय से बाहर आ्राकर बोलने 
लगता । पर जिसका कोई रूप नहीं, रेखा नहीं, उसका मूँठ के समान स्मरण 
करके कोई केसे भुलावे में पड़े ! सम्मब है, वीतराग, ज्ञानी एवं योगी भक्तजनों 
के शरणस्थल उप निशाकार प्रभु का ध्यान कर सके, पर हमारा स्व॑स्व तो खंजन 
नयन, कमलमुख वाला कृष्ण ही है, ज्ञानध्यानवाला ऋृष्ण नहीं। ठम्हारी 
वाणी बेद की वाणी है। उसे हम केसे मेट सकती है ! 

यह है वैष्णव सम्प्रदाय के क्ृष्ण-भक्त-हृदय की श्रतमंजतमयी श्रवस्था, 
जिसमें वह वेदाज्ञा का उल्लघन भी नहीं करना चाहता, पर साथ हो उसे रुवी- 
कार करने में भी अपने को अ्रसमर्थ पाता है। व्यंजना शक्ति का प्रयोग कीजिये, 
तो पद से स्पष्ट वेद-निन्दा कलक रही है, पर वेद की मोहिनी कुछ ऐसी है, 
जो शत्रु तक को श्रपने श्राकर्षण-पाश में बॉघे हुए. है, वैष्णव तो फिर भी उसके 
अपने हैं।१ 

कृष्ण-भक्ति में रागानुगा भक्ति की प्रधानता है, जिसमें लोक तथा वेद 
दोनों प्रकार की मर्यादाय लुप्त हो जाती हैं | राम-भक्ति मर्यादा की रक्षा करने 
वाली है | वह लौकिक तथा वैदिक आदेशों का उल्लंघन नहीं करती | सूर- 





१--वैष्णव धर्म का प्रसिद्ध पुराण, अक्मवैवर्त, श्रीकृष्ण जन्मखंड के अध्याय 
८७ में चेद की प्रशंसा नीचे लिखे शब्दों में करता है;-- 
शेष टिप्पणी श्रगले प्रष्ठ पर 


| श३े३े | 


सागर में अनेक स्थानों पर इस मर्यादा-भंग को प्रशंसा की दृष्टि से देखा गया 
है | कुछ उदाहरण लीजिये;-- 
सबसे परम मनोहर गोपी । 
नंदनंदन के नेह मेह जिन लोक लीक लोपी ॥5७॥ (एष्ठ ४६८। 
सूर्सागर (ना०प्र०छ० ४७६६) 
यमुना के तट खेलति हरि संग राधा सहित सब गोपी हो । 
भ९ ८ >< >< 
लोक बेद कुल धर्म केत की नेंक न मानत कानी हो ।| २०एष्ठ ४३३ 
सूरसागर (ना०प्र०स० ३४७६) 
सखी री माधोहि दोष न दीजे। 
जो कछु करि सकिये सोह या मुरली को अब कीजे॥ 


२८ ५ ५ मै 


लोक बेद कल छाँड़ि आपना जोइ जोइ कही सो सानी ।। ३ ३।३षठ ४२३ 
सूरसागर (ना०प्र०स० १६३० ) 


जबहाँ बन मुरली श्रवण परी | ु 

चकृत भई गोप कन्या सब काम धाम बिसरी ॥ 

कल मयोदा बेद की आज्ञा नेकहु नाहिं डरी ॥८६॥ एंप्ठ ३२६ 
सूरतागर (ना०प्र०्त० १६१८) 








शेष पिछले पृष्ठ से आगे 
बेद प्रणिहितोधर्मों छपमस्तद्विपर्ययः ॥५६॥ 
वेदों नारायण: साक्षात्सवेपूज्यों व्यवस्थया । 
तस्मात्‌ शास्राणि सर्वांणि पुराणानि च संति वे ॥॥६०॥ 
बेद में जो कुछ कहा गया है, वही धर्म है । जो कुछ उसके विपरीत 
है, वह अधम है | वेद साज्ञात्‌ नारायण है। उन्ही से समस्त शासत्र और 
पुराण निकले हैं| इस सम्बन्ध में श्रीमद्धागवत के द्वितीय स्कन्ध का द्वितीय 
भ्रष्याय भी देखने योग्य हैं, जिसमें वेद को मान्यता प्रतिपादित हुई है। 
गरुड़ पुराण, आ्राचार कांड की निम्नाकित पंक्तियाँ भी वेद की महत्ता 
प्रकट करती हैः-- 
वेदा स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुदंश ॥६३ ,४॥ 
वेद एवं द्विजातीनां निःश्रेयस्करः परः ॥६४,२६।॥ 


[ २३४ ] 


नेनन सिखवत हारि परी । 
4 हर ५ हु 


हक 


सूर स्याम मिलि लोक वेद की मर्यादा निदरी ॥ पृष्ठ ३३१। 
सूरसागर (ना०प्र ०8० ३००४) 
नेता कहूयो मानत नाहि। 
लोक लज्जा, वेद मारग तजत नहीं डराहिं ॥एष्ठ ३३२। 
सूरतागर (ना०प०स० २६६६) 
च् करे मिल अकिक 
नेना कहयो न मान मेरो। 
लोक वेद, कुल कानि न मानें अतिही रहें अनेरो ||एष्ठ ३३१२) 
सूरसागर (ना०प्र०स० २८६३) 
जैंसे वर्षा के दिनों में पगड्ंडियाँ तथा श्रन्य वन-मार्गादि छुप्त हो जाते 
हैं, उसी प्रकार क्ृष्ण-भक्ति की इस रस-वर्षा में कुल-धर्म, लोक-धर्म, बेंद-घर्म 
आदि सभी मार्ग ज्रुत हो रहे थे। वासुदेव-मत प्रारम्भ में जो वेद-बाह्य समकका 
जाता था, उसका कारण इस मत के इसी प्रकार के वाक्य रहे होंगे।* परन्तु 
बाद में तो उसे आ्रचायों ने भी वेद-शाख्त्र-सम्मत बनाने की भरसक चेष्टा की | 
सूरदास ने अपने मत के समथन में कई स्थानों पर बेद, उपनिषद्‌ आदि का 
साह्वी रूप में उल्लेख किया है | नीचे लिखी पक्तियाँ देखियेः-- 


अशरन शरनी भवभय हरनी बेद पुराण बखानी ॥४१।एषठ ३४६। 
सूरसागर (ना०प्र०ख० १६७३) 
मनवांछित सबहिनु फल पायो वेद उपनिषद्‌ साखी ॥५६॥एष्ठ ३४६ 
सूरसागर (ना“प्र०्त० १७६०) 


१--सूरसागर (ना०प्र०ख० ४४१६) में भी लिखा है;-- 

ऊधौ कोउ नाहिंन श्रधिकारी । 

लें न जाहु यह जोग आ्रापनो कत तुम होत दुखारी ॥ 

यह तो वेद उपनिषद मत है महा पुरुष ब्रत धारी। 

हम श्रबला अ्रहीरि ब्रजबासिनि नाहीं परत संभारी || 

२--भागवत, दशम स्कन्घ, उत्तराद्ध , श्र० ४८ श्लोक ३२ के सुबोधिनी भाष्य 

में आचाय बल्लभ वेद-सम्मत भक्ति को मान्यता देते हुए. लिखते हैंः-- 
“स्वरूपतः फलतः साधनतश्च इय भक्ति: सत्या इति | श्रतएव वेदविरुद्ध- 
मतेषु अ्रधमेषु कम विहीनेषु भक्ति: सत्या न भवति इति द्योतितम्‌''""**** 
इति शात््र अनुक्ता भक्तिः न भक्ति रिति ।” 


[ रश१ | 


बेद उपनिषद्‌ यश कहै, निश्श णहि बताबे ॥४॥ प्रथम स्कत्व | 

सूरसागर (ना>०प्र०्स० ४) 

हमारी सम्मति में सूरसागर तथा वैष्णव धर्म के श्रन्य प्रग्थों में जिन 

स्थलों पर बेद-निन्दा व्यजित होती है, वहाँ वास्तव में वेद- निन्दा नही है। 
भक्ति आदि साधनों के द्वारा जो सिद्धि प्राप्त होती है, वह अनिव्चनीय है । वह 
“धंगरा अनयन, नयन बिनु जानी,” वाली बात है। “ऋष्ण धन कहा प्रकट 
कीजै?--वह परमपद रूपी अमूल्य धन प्राप्त होने पर क्या कभी प्रकट करने में 
थ्राता है ११ मर्यादा वाला मार्ग श्रपरा विद्या के श्रन्तगंत है, पर रागानुगा 
भक्ति परा विद्या की सूचक है। आये-पथ लोक को संभाल सकता है, पर पार- 
लौकिक तत्व, तथागतत्व तथा अन्तिम सत्य को उपलब्धि तो उप परिपूण ब्रह्म 


को बिना जाने किसी भी प्रकार नहीं हो सकती । इसलिये सूर की राधा 
कहती हैः-- 


आरजपन्थ चले कहा सरि है; स्थामहिं संग फिरो री ।|७२॥४० ३०६ 
सूरसागर (ना०प्र०स० २७२०) 
बंद माता स्वयं इस कथन का समरथन कर रही है।-- 


ऋतचो अक्तरे परमे व्योमनन्‍्यस्मिन्‌ देवा अ घिविखवेनिषेदु' । 
यस्तज्न वेद किम्चा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते ॥ 
ऋ० १।१६४।३६)। 
अर्थात्‌ ऋचाओं के अधिष्ठान जित अ्विनाशी परम ब्रह्म मगवान में समस्त 
देव निवास करते है, उसको जो नहीं जानता वह ऋचाशओं से क्‍या प्राप्त करेगा! उसे 
वेद पढ़ने से कया लाभ होगा १ इसके विपरीत (बेंद कोन पढ़ते हुए भी) 
जो भक्त उस मंगवान को जानते है, वे मोक्ष-धाम में भलीभॉति विराजमान 
होते है । 
बेदाह मैतं पुरुष॑महान्‍्त मादित्य वर्ण तमसः परस्तातू | 
तभेव विदित्वाइति मत्युमेति नान्‍य' पनन्‍्था विद्यतेडयनाय ॥ 
यजु० ३१-१८ 
श्र्थात्‌ उम प्रभु को जानकर ही मनुष्य रुत्उ का उल्लंघन कर सकता 
है। मुक्ति के लिए. इसके अतिरिक्त श्रन्य कोई मार्ग नही है। 


_-े्अकमम»क»-०न्‍न्‍»«न्‍-मक«+मममउककधमरक व. 


१--समाधि निधू तमलस्य चेतसों निवेशितस्यात्मनियत्सुर्ख भवेत्‌ । 
न शक्यते वर्णयित गिरातदा स्वय तदन्तः करणैन गृहुयते ।| उप० 


[| ९३६ | 


श्रार्य मर्यादा का अ्रन्तिम लक्ष्य प्रझु-प्राप्ति ही है। ज्ञान, कम, उपा- 
तमा. लोक-घर्म तथा वेद-धर्म सब उसी तक ले जाने वाले सोपान हैं। जब 
बह प्राप्त हो गया, तो आत्मा ऐसी स्थिति में पहुँच जाता है, जहाँ आगे और 
पीछे की किसी भी वस्तु के अस्तित्व का भान नहीं रूता। न वहाँ लोक रहता 
है, न वेद | सूर ने ऊपर के पदों में इसी स्थिति का निर्देश किया है । 

सूर का सिद्धांत इस सम्बन्ध में कुछ ऐसा मी मालूम पड़ता है कि जो जिसमें 
श्रनन्य भाव से अ्नुरक्त हो गया, उसे छोड़कर फिर वह अन्यत्र नहीं जाना चाहता | 


जाहि जो भजे सो ताहि राते | कोऊ कछु कहे सब निरस बाते | 
ता बिना ताहि कछु नाहिं भाव । और तो जोरि कोटिक दिखावे | 
प्रीति कथा वह प्रीतिहि जाने | और करि कोटि बातें बखाने॥ 
सरसागर (ना“०प्र०्त० १६२२) 
अर्थात्‌ चाहे सहसों बातें कही जायें, पर भगवद्धक्त के लिए तो प्रेम ही 
प्रेम की कथा है। वेद पढ़कर भी यदि भगवद्धक्ति न श्रासकी, तो वेद पढ़ने 
से कया लाभ ! श्रौर वेद के बिना पढ़े भी यदि कोई प्रभु-भक्ति में निर्त है, तो 
उसका जीवन साथंक है। 
राम और कृष्ण की एकता--यश्रपि पुष्टिमार्ग में श्रीकृष्ण ही परअह्म 
माने जाते हैं, पर सर राम श्रौर कृष्ण में कोई अन्तर नहीं समझते थे | कई 
स्थानों पर उन्होंने कृष्ण के स्थान पर राम का ही नाम लिखा है, जेसे; 
जा बन रास नाम अमृत रस श्रवण पात्र भरि पीजे। 
सूरसागर (ना“्प्रण्स० ३४०) 
राम भक्त वत्सल निज बानों | १।११ 
सरसागर (ना“प्रश्स० ११) 
जो तू राम- नाम चित धरतो। ११७६। 
सूरसागर (ना“प्र०ण्स० २६७) 
कलि में राम कहै जो कोइ, निश्चय भव जल तरिहे सोइ।१२,३ 
सूरसागर (ना०प्र०ण्स० ४६३४) 
कहा कमी जाके राम धनी ।१।२४। 
सूरतागर (ना“्प्रण्स० ३६) 
जबते रसना राम कह्ौ, 
मानों धर्म साथि सब बेख्यो पढ़िबे में धों कहा रहयी। 
सार कोसार, सकल सुख को सुख हनूमान शिव जानि कहयो || 
सरसागर (ज्ञा०प्र०ण्स० ३४ १) 


[| २३७ |] 


राम नाम विन क्यो छूटोगे चन्द गहे ज्यों केत । 
सूरदास कछु खचे न लागत राम नाम मुख लेत ॥११७४। 
सूरतागर (ना०»प्र०ण्स० २६६) 
बड़ी है राम नाम की ओट। इत्यादि, 
सरसागर (ना०प्र०्स० २३२) 
ऐसे पदों के अतिरिक्त उन्होंने कृष्णचरित से पूव नवम स्कन्ध्र में राम- 
गाथा का गायन किया है | कृष्ण के अतिरिक्त उन्होंने गोपियों द्वारा शिव, स्य 
देवी, गोरी आदि कौ पूजा भी कराई है, त्रिवेणी, काशी, चेंद आदि की हश्तुतियाँ 
लिखी है, यद्यपि इस पूजा, स्तुति आदि का उद्देश्य श्रन्त में कृष्ण की ही प्राप्ति 
है | तुलसी ने भी गणेश, हनुमान, शिव आदि की स्तुति राम-भक्ति पाने के 
लिए की है । इस सम्बन्ध में सरतागर, दशम स्कन्ध के ८०४ से लेकर ८०८ 
संख्या तक के पद दशनीय है। सरसागर को बिना पढ़े ही अथवा पत्षपात-वश 
इस युग के समालोचको ने सर पर साम्प्रदायिकता का जो दोषारोपण किया है 
वह निराधार है | 


सूर ने अन्य अ्बतारों का भी वर्णन किया है, पर राम और कृष्ण का 
वर्णन करते हुए तो वे इतने तनन्‍्मय हो जाते है कि उन्हे दोनों में कुछ भी भेद 
प्रतीत नही होता । 


गोस्वामी तुलसीदास में राम-कृष्ण-समत्व की ऐसी प्रवृत्ति दृष्टिगोचर 
नही होती । किंवदन्ती है कि उन्होंने मथुरा में कष्ण-मूर्ति के दर्शन तब तक नहीं 
किये, जबतक उसने धनुधेर राम का रूप धारण नहीं कर लिया | राम की स्तुति 
में उन्होंने कृष्ण अवतार की घटनाओ्रों का कही भी उल्लेख नही किया, यद्यपि 
काल-दोष को बचाते हुए, सामान्य रूप से वे उसमें समाविष्ट हो सकती थी 
फिर दिक्काल्लानवच्छिन्न ब्रह्म की स्तुति में काल-दोष केसा १ सरतागर में कृष्ण की 
स्तुति कई स्थानों पर है, जिसमें सर ने राम और कृष्ण दोनों को एक ही मान 
कर गुण-की्तेन किया है, एक उदाहरण लीजिये:-- 


जय साधव गोविन्द मुकुन्द हरि, कृपासिन्धु कल्याण कंस-अरि, 
प्रणत पाल केशव कमला-पति, ऋुष्ण कमल-लोचन अनन्यगति | 
श्रीर|म चन्द्र राजीव नेन वर, शरण साथ श्रीपति सारंगधर ॥। 
खर-दूषण-चत्रि शिरा- शिर-खंडन, चरण-चिन्ह-दंडक-भुश्र-मण्डल 
रघुपति प्रबल पिन[क विभवूजन, जगहित जनक-मुता-मन-रंजन |। 


[ ररे८ | 


गाकुल-पति गिरिधर-गुन-सागर, गोपी-रमन रास-रति-नागर 
करुणामय कपि-कल-हितकारी, बालि-विराध-कपट-मसृग-हारी ।। 
सरसागर (ना“प्र०स० १४६६) 


इसी प्रकार जब यशोदा कृष्ण को पालने में भुलाती हुई राम-कथा 
- सुनाने लगी, तो सीता-हरण प्रसंग श्राते ही कृष्ण की निद्रा भग हो गई 
वे चौंक कर उठ बैठे और लक्ष्मण का नाम लेकर घनुष-बाण मॉगने लगे। 
यशोदा यह देख कर भ्रम में पड़ गई, सूर लिखते हैः-- 
रावण हरण करयो सीता को सुनि करुणामय नींद बिसारी | 
सर स्याम कर उठे चाप को, लछिसन देहु, जननि श्रम भारी ॥७२॥ 
सूस्सागर (ना०प्रण्स० ८१६) 
जिप्त प्रकार तुलतीदास ने महाभारत की उक्तियों को लेकर शेव और 
वेष्णव सम्प्रदायों के पारस्परिक वेमनस्य को दूर करने का प्रयत्न किया था, सुर 
ने भी कुछ-कुछ ऐसी हो चेष्टा की है, जेसे:-- 
सरदास के हृदय बसि रहयो श्याम शिव को ध्यान ॥७८८॥ 
विद्यापति१, चन्दवरदायी* , तुलसीदासर, आदि कई कवियों ने विष्णु 
श्रौर शिव की एक ही छुन्द या पद में एक साथ श्लेष अथवा रूपक 
अलंकार के द्वारा स्तुति की है, सूर ने नीचे लिखे पद में उत्प्रेज्ञा अलंकार द्वारा 
कृष्ण को महेश के वेश में चित्रित किया है 


बरनों बाल बेष म॒रारि । 

थक्तित जित तित अप्तर मनि गन नन्‍द लाल निहारि॥| 

केश शिर बिनु॒ पवन के चहुँ दिशा छिटके म्कारि। 

शीश पर धरे जटा मानों रूप कियो त्रिपुरारि॥ 

सुरसागर (ना०प्र०स० ७८७) 

श्रागे की पंक्तियों में तिलक और केशर विन्दु को महादेव का तृतीय नेत्र, 
कण्ठ में नील मणि के कठुला को गरल, अंभोज माल को कपाल-माला, 
कुटिल हरि नख (व्याघ नख) को द्वितीया का निष्कलंक चन्द्र आदि माना 

है | इसी प्रकार नौचे लिखे पद में भी कृष्ण को महादेव बना दिया है;-- 


१--विद्यापति पदावली पद स० २३२ 
२--४थ्वीराज रासो, प्रथम रमय छुन्द ८ 
३०-विनय पत्रिका पद्‌ स०४६, 


[ २३६ | 


सखी री नन्दनन्दन देखु। 

धूरि धूसर जटा जूटल हरि किये हर भेषु ॥ 

नील पाट पुरोई मनि गन फनिग धोखे जाइ। 

ख़ुन खुना करि हँसत मोहन नचत डोरू बजाइ॥४६॥ 

सूरसागर (ना०«प्र०छ० ७८८) 

सूर श्रपने जीवन के प्रारम्भ में शिव के उपासक थे, उसे छोड़कर वैष्णव" 
सम्प्रदाय में आये श्रोर अन्त में आचाय॑ बल्लभ से दीक्षा अहण की | शिव की 
पूजा का उन्होंने वर्णन किया है, पर उसे अ्रन्त में भगवत्प्राप्ति का साधन ही माना है, 
शिव उनके लिए, गोस्वामी तुलसीदास की भाँति पूज्य देव कोटि में थे, ब्रह्म नही । 


सूरदास ओर पृष्टिमार्ग 
सेवा पक्ष 


मानव दुख से निवृत्ति श्रौर सुख-प्राप्ति के लिये सतत सच्चेष्ट रहता हैं, 
पर अपनी चेष्टा में सदेव सफल नहीं होता । दुख के सम्यक निदान और 
तदनुकूल उपचार के ज्ञात होने पर भी कष्ट पीछा नही छोड़ता--साथ लगा ही 
रहता है| इसका एकमात्र कारण हे--शञान के अ्नुमार कम न करना | 
सूरदास के शब्दों में दुख का कारण अपनी ही कुमति और अहंकार-जन्य दोष 
हैं ।१ इन दोषों को दर करने का साधन एक नहीं है। मानव-बुद्धि ने ऐसे 
अनेक साधनों की कल्पना को है, जो दुख दूर करने में समथ है। सूर के 
अनुसारः--- 

योग न यज्ञ ध्यान नहिं सेवा संत संग नहिं ज्ञान । 

सूरदास अब होत बिगूचन भजले सारंग पान ॥१-१८२ 

सुरसागर ( ना०प्र०स० ३०४) 

योग, यज्ञ, ध्यान, सेवा, सत्संग, शान ओऔरभगवान का भजन--इन 
सभी साधनों से दुख की निदृत्ति श्रौर सुख की प्राप्ति होती है| पर ये सब सुकर 
नहीं है। योग, यश, ध्यान और ज्ञान की साधना तो इस युग में श्रत्यन्त 
कठिन है और यदि कित्री प्रकार साधना में उत्तीर्ण हो भी गये, तो उसका 
फल श्रक्षय नहीं होता । यज्ञादि कर्मों से स्वर्ग (सुल्न विशेष) की प्राप्ति होती है, 

पर पुण्य क्षीण होने पर वहाँ से गिरकर पुनः मत्ये लोक में आना पड़ता है |२ 


१--यह सब मेरीये कुमति। 
अपने ही अभिमान दोष दुख पावत हों मैं अति ।१।१७८ 
सरसागर (ना०प्र०स० हे ००) 
२--बहुरि कहो सुरपुर कछु नाहिं | पुण्य क्षीण तिहि ठौर गिराहि ॥१॥१६६ 
सूरसागर (ना०प्र०्स० २६०) 
चीणे पुण्ये मत्य लोक॑ विशन्ति | गीता, ६-२१ 


| २४१ ] 


शानादि के द्वारा ज्योति रूप श्रोंकार या अक्षर ब्रह्म तक ही पहुँच हो पाती है |१ 
परब्रह्म पुरुषोत्तम में पूर्ण विलय हो जाने की अ्रवस्था इन साधनों से प्राप्त नहीं 
होती । वह तो भगवत्कृपा साध्य है। भगवद्धक्ति, प्रभु में अहैतुकी श्रद्धा 
और प्रीति ही उसे सिद्ध कराने में क्षम है ।*९ 

अचार बल्लम के मतानुसार भगवद्धक्ति सेवा का मार्ग है। श्रन्य 
साधनों को क्लेशकारिता की अपेक्षा भक्ति का पथ, सेवा का मार्ग, सुगम 


जज-+-+++ वन जगत: मे ५... विलिजनन जपीनननिननननणगगटण गरयाण 





१०--आचारय बल्लम ब्रह्मसत्त ३-३-२६ के अशुभाष्य प्रष्ठ १०६४-६४ पर 
लिखते हैँ.--ज्ञान मार्गे त्वक्षानेन (मोक्ष:)“' “*भक्तिमार्गीयस्य ज्ञान 
ने रपेक्यम्‌ श्रपि उच्यते |" ““'श्ञानिनो अक्रे, मक्तस्य पुरुषोत्तमे लयात। 
भक्तिमार्ग ज्ञानमार्ग से निरपेक्ष है | ऐसा भी कहा जाता है। ज्ञानी श्रक्षर 
ब्रह्म में तथा भक्त पुरुषोत्तम में बिलय प्राप्त करते हैं। पुनः ३-३-३३ के 
भाष्य में पृष्ठ १०८८ पर आप लिखते हैः:--तेन ज्ञान मार्गीयाणां न 
पुरुषोत्तम प्राप्ति: इति सिद्धम | परन्तु प्रेम और भक्ति से उत्पन्न पुरुषोत्तम 
का ज्ञान अ्रवश्य साधन रूप है जिससे मोक्ष प्राप्त होता है| इस तथ्य का 
उद्घाटन आ्राचार्य जी ने ३-४-२४ के अ्रणुभाष्य प्रृष्ठ १२१७ पर तथा 
३ ३-२६ के श्रणुभाष्य प्रष्ठ १०६४ पर इस प्रकार किया है:ः--तत्र प्रेम 
भक्तिजं तस्य ज्ञानमेव साधनम्‌ इति एतत्‌ विदुस्मृतास्ते भवन्ति इति श्रुति 
सह: ग्रतिपाद्यते | तथा भक्ति मार्ग पुरुपोत्तम ज्ञानेनेव मोज्ष उच्यते । 
पृष्ठ १०६४ पर पुनः लिखा हैः--भक्तिमाग तत्वतः भगवद्‌ शानमेव प्रवेश 
साधनम्‌ इति मन्तव्यम्‌ | 


२--करमिणा न गतिश्चात्र नाना देवैक सेविनाम्‌। 
योगिनामपि नैवास्ति नाना सिद्ध यभिकांक्षिणाम्‌ || 
मामेव शरण जाता: तवंभावेन सिन्धुजे | 
श्रतीत्य दुस्तरां मायां केवलाः सेवकाहि वें ।| बुहद ब्रह्म सहिता २।१८,१६ 
३-३-३२ के अणुभाष्य पृष्ठ १०८१ पर लिखा हैः--मृक्तिस्त भक्त्या 
एवं इति भावः | तथा तत्र निरूपधि प्रीतिरेव मुख्या नान्‍्यत्‌ | १-१-११ 
अगुभाष्य पृष्ठ १६१ 
कमंशानोपासनाख्यः साध्योपाया* प्रकीर्तिता: । 
सिद्धोपायस्तु चरमे निर्दिष्ट" कृपया मया ॥|७६ बुहृद ब्रह्म सहिता। 
इस प्रकार हरि-कृपा सिद्ध उपाय है और ज्ञान, कर्म, उपासना नाम के 
साध्य उपायो से श्रेष्ठ है | 


[ २४२ | 


है | गुरु-सेवा, सन्त-सेवा और प्रभु-सेवा--इस पथ के तीन सोपान हैं। प्रथम 
दो सोपानों का पर्यवसान प्रभु-सेवा में ही होता है। सतसाधक या भक्त का नाम 
है | सूर ने भक्त और भगवान में श्रन्तर नहीं किया | दोनों को एक ही समझा 
है |।१ गुरु और भगवान भी उनकी दृष्टि में एक है । नीचे हम इन तीनों के 
संबंध में सुरसागर के अनुनार विचार प्रकट करते हें। 


गुरु को महिमा--उपनिषद काल से लेकर श्रब॒ तक भारतीय साधना 
में गुरु का महत्व बराबर स्वीकृत होता आ्राया है। गयड़ पुराण, उत्तरखंड, 
.छिल्रीयांश धर्मकांड, अध्याय ४६ में लिखा हैः--- 


मुक्तिदा गुरु वागेका विद्या: सवाः विडम्बिकाः ।८६। 
तस्मात्‌ ज्ञानेनात्मतत्व॑ विशज्ञ य॑ं श्री गुरोमुखात्‌ ।१०१९॥ 


गुरु-वाणी ही मुक्तिदायिनी है । श्रन्य सब विद्यार्यें विडम्बना हैं, श्रतः 
गुरु के श्री मुख से ही आत्मतत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए | सन्त सम्प्रदायों 
ने गुर और भगवान में कोई अन्तर ही नहीं समझता | कबीर लिखते हैं : 
“गुरु गोविन्द तो एक है, दूजा यहु आकार ।” श्वेताश्वतर उपनिषद के 
श्रन्तिम श्लोक में : “यस्व देवे पराभक्तिः यथा देवे तथा गुरौ?---कहकर गुरू 
श्र ईश्वर का ताइश्य स्थापित किया गया है। सरदात की धारणा भी गुरु 
के सम्बन्ध में इसी प्रकार की थी | सर की मत्यु के श्रासन्न काल में जब चतु 
भु जदास ने पारतोली के स्थान पर कहा : “सूरदास जी ने बहुत भगवद्‌ जत 
बर्णन कियो, परि श्राचाय जी महाप्रभून कौ वर्णन नाही कियौ?--तो सूरदास 
ने उत्तर दिया था*; “मैं तो तब भ्री श्राचाय जी महाप्रभून को ही जत वर्णन 
कियो है । कछू न्यारी देखूं' तौ न्यारौ करूँ ।”२ इस कथन से सिद्ध होता है 
कि सरदास भी गुरु ओर भगवान में अन्तर का अनुभव नहीं करते थे। इसी 
समय सुर ने आचाय बल्लभ के सम्बन्ध में नीचे लिखा पद गाया था; -- 


भरोसो दृद इन चरनन केरौ। 
श्रीबक्लम नख चन्द्‌ छुटा बिनु सब जग माँक अंधेरो॥ 
१-हरि हरि भक्त एक, नहिं दोई | पे यह जानत विरला कोई ॥१।१६४ 
२--चौरासी वैष्णवों की वार्ता, पप्ठ ३०२, द्वि० सं०, श्८८रे वि०, मथुरा 
उल उल्ूम शिलायंत्र की छुपी | 


[ र४रे ] 


साधन ओर नहीं या कलि में जासो होत निबेरो। 
बे | | किक 
सूर कहा कहे द्विविध आँंधरो बिना मोल को चेरो॥ 


सुरसागर के अन्य श्रनेक पदों में मी गुरु-महिमा का उल्लेख पाया 
जाता है। नीचे कुछ उदाहरण दिये जाते हैः-- 


(१) माया काल कछू नहिं व्यापे; यह रस रीति जु जानी। 
सुरदास यह सकल समग्री गुरु प्रताप पहिचानी ॥ 
सूरतागर १२१७) ( ना“०प्र०स० ४०) 


(२) प्रकट प्रतापज्ञान गुरु गम तें दधि मथि घृत ले तज्यों महयो। 
सुग्सागर २।४॥ ( ना“प्र०ण्स० ३४१ ) 
(३) अपुनपो आपुन ही में पायो। 
शब्द॒हिं शब्द भयौ उजियारो, सदूगुरु भेद बतायो ॥४॥१२ 
सुरसागर ( ना“०प्र०स० ४०७ ) 
(४) गुरु बिनु ऐसी कौन करे। 
कट ९ 
भवसागर ते बूड़त राख दीपक हाथ धरे।।६।६ 
सुरतागर (ना०प्र०्त० ४१७) 
(४) गुरु की कृपा भई जब पूरण तब रसना कहि गान्यों ॥ 
सूरसागर (ना०प्र०स० १७६१) 
(६) हरि लीनों अवतार कदत शारद नहिं पावे । 
सदूगुरु ऋपा प्रसाद कछुक तातें कहि आवब ॥ 
सुरसागर (ना“प्र०त० १११०) 


(७) कर्मयोग पुनि ज्ञान उपासन सब ही भ्रम भरमायो | 
श्री बल्लम गुरु तत्व सुनायो लीला भेद बतायों ॥ 


सारावली, पद ११०२ 


भगवान के माहात्म्य और स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिज्ञासु 
भक्त को ऐसे शुरू की शरण ग्रहण करनी ही चाहिये, जो स्वयं मंगवदू-भक्ति- 
परायण हो, तत्वशहो श्रोर दम्म-रहित हो | ऐसे गुरु की सेवा करने से भक्त का 
साधना-पथ प्रशस्त होता है ओर वह सर्वात्म भाव से भग़वान के श्राश्रय में 
पहुँच जाता है | 


[ २४४ | 


सनन्‍्त-महिमा--भारतीय साधना में सत भी श्रनुषम आकर्षण रखते 
हैं।) सभी भक्त-कवियों की रचनाश्रों में सत-महिमा के गीत गाये गये है । 
कबीर, दादू, नानक, तुरती, जायसी , रेदास प्रभ्टति सब एक स्वर से पन्तों का 
महत्व ध्वीकार करते है| सन्तों की यह महिमा उनके स्वमाव,गुण और आचार 
के कारण है। जिसका आचार पवित्र है, स्वभाव सरल है, गुण-शौल महान है 
उसका संपक भक्त तो जहॉ-तहाँ, सामान्य जिज्ञासु जन के लिए भी कल्याण- 
कारी है। “खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है”?--यह लोकोक्ति 
निराधार नही है। समानधर्मा व्यक्तित्व का प्रभाव भी श्रनिवार्य रूप से पड़ता 
है | जिज्ञासु की भक्ति-निष्ठा सत्सग से उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। उसमें 
सदूगुणों का श्राविर्भाव होता है और चरित्र-हढ़ता सम्पन्न होती है। अ्रत: 
साधक के लिए, भक्त के लिये और सामान्य जन के भी लिये सत्संग करना 
परमावश्यक है | सरदास ने इस सम्बन्ध में कई पद लिखे है। उदाहरण के 
लिये हम यहाँ एक पद उद्ध त करते हें: 


जा दिन सन्त पाहुने आवत । 

तीरथ कोटि सनान करे फल जेसो दशन पावत॥ 

नेह नयो दिन दिन प्रति उनको चरण कमल चित लावत | 

मन बच कर्म ओर नहिं जानत सुमिरत ओ सुमिराबत ॥ 

मिथ्याधाद उपाधि रहित हो विमलिविमल जस गाबत । 

बन्धन कम कठिन जे पहिले सोझ काटि बहावत ॥ 
१->सत्संगश्च विवेकश्च निर्मेल नयनद्वयम | 

यस्य नास्ति नर सोएन्च; कथ्थं न स्थाद्मागंगः ॥| 
गरुड़पुराण, उत्तरखंड, द्वितीयांश धर्मकांड ४६-४७ 


पुष्टिमार्ग भें सन्‍्तों का विधि-विधानों के अनुसार सन्‍्यासी होना आ्रावश्यक 
नहीं माना गया है। आचार्य बल्लभ ब्रह्मसत्र ३-४-१७ के भाष्य में 
पृष्ठ ११४७ पर लिखते हँ;--स च संस्कार, सन्यास; मयांदा मागें। 
पुष्यिमार्गं तु अ्रन्येव व्यवस्था। “न ज्ञानं नच वेंराग्यं प्रायः श्रेयो 
भवेदिहिं |” इति वाक्यात्‌। यही नहीं,३-४-४८ के श्रणुभाष्य, पृष्ठ १२४६ 
पर उन्होंने सन्त एवं भक्त गहस्थ-को संन्‍्यासी से भी बढ़कर माना है।-- 
“किख्ध संन्यासिन; आवश्यकाः ये धर्माः ततो अ्रधिकास्ते णहिण; 
सिद्चन्ति | १9 


[ २४४ | 


संगति रहे साधु की अनुदिन भव दुख दूरि नसावत। 
सरदास या जन्म मरण ते तुरत परम गति पावत ॥२॥१७ ॥ 
सरतागर (ना०प्र०स० ३६०) 
जिस प्रकार संतों करा साथ करना उचित और आवश्यक है, उसी 
प्रकार हरि से विमुख दुष्टों का साथ भी परित्याज्य है।' फिर वे चाहे 
अपने निकट संबन्धी ही क्‍यों न हो । प्रत्येक अवस्था में अनुकूल का ग्रहण 
और प्रतिकूल का त्याग श्रेयस्कर माना गया है। इसी हेत सूरदास 
लिखते हे न: 
तजो मन हरि विमुखन को संग। 
जाके संग कुबुधि उपजति है, परत भजन में भंग ॥ 
सरसागर (ना»प्र०स० ३३२) 
प्रभ-सेवा--सदा सर्वभाव से परब्रक्म भगवान श्रीकृष्ण को सेवा में 
लगे रहना ही जीव का एकमात्र कर्तव्य है, क्‍योंकि जो जिसका अ्रंश हैं उसे 
उसी का भजन करना चाहिए | इस भजन में श्राचार्य बल्लम के मतानसार 
नाम-स्मरण ओर स्वरूप-सेवा दोनो की प्रधानता है। स्वरूप-सेवा क्रियात्मक 
ओर भावनात्मक दो प्रकार की है। भावनात्मक सेवा मानसी है तथा 
क्रियात्मक सेवा के दो विभाग है; तनजा ओर वित्तजा | इस सेवा-साथना का 
प्रमुख आधएर प्रेम है जो भगवान के श्रनुग्रह से ही उत्पन्न ही रुकता है । 
इसी कारण इसे प्रेमलक्षणा साधना श्रथवा युष्टिमार्गीयरं भक्ति कहा गया हैं। 


पुष्टिमार्गीय सेवा में क्रियात्मक सेवा के पश्चात्‌ भावनात्मक सेवा की 
सम्भावना मानी गई है| तनुजा और वित्तजा श्रर्थात्‌ वाह्म शक्तियों द्वारा उचित 
व्रिनियोगपूर्वक जब मन और इन्द्रियाँ प्रभु की श्रोर प्रेरित होने लगें तब भाब- 
नास्मक सेवा सिद्ध होती है । आचाय बल्लम ने अ्रनुभव किया कि श्ञानी पुरुष 
संसार में कम है, श्रतः सामान्य रूप से मानव को प्रभ-सेवा की श्रोर प्रवृष्त 
करने के लिए उसकी उन शक्तियों को केवल मोड़ देने की आवश्यकता है जो 
उसे सहज सिद्ध है। इन सहज सिद्ध शक्तियों में शरीर-सम्पत्ति श्रौर उमकी 
सहायक द्रव्य-सम्पत्ति प्रमुख हैं| यदि ये दोनो शक्तियाँ प्रभु-सेवा में लगा दी 
जायें तो इस क्रिया से एक ओर मानव के श्रहंकार का नाश होगा औ्रौर दूसरी 

श्रोर ममता का | इसके पश्चात्‌ भावात्मक सेवा उसे समग्र रूप से प्रभु की ओ्रोर 


१०“-तत्यागे दूषणं नास्ति यतः कृष्ण बहिमु खा; ||पश्चश्लोकी 
२--पोषणं तदनुग्रह; | 


[ २४६ ]ै 


प्रवण कर देंगी | इसी कारण आचार ने पुष्टिमार्ग में इस त्रिषधणा सेवा का 
विधान किया | 


तनुजा सेवा के उदबोधनाथ सर की नीचे लिखी पक्तियाँ ध्यान देने 
योग्य हैंः- 


में जु कहयो सो देखि विचार | बिन हरि भजन नहीं निस्तार।॥ 
हरि की कृपा मनुष्य तनु पावं। मूरख विषय हेतु सु गंवाबे॥ 
नेन दरश देखन कों दिये। मरख लखि परनारी जिये॥ 
श्रवण कथा सनिबे को दीने | मरख परनिन्दा हित कीने ॥ 
हाथ दिये हरि पूजा हेत। तेहि कर मरख परधन लेत॥। 
पग दिये तीरथ जैबे काज | तिनसों चलि नित करत अकाज ॥ 
रसना हरि सुसिरन को करी | ताकरि पर निन्दा उच्चरी ॥४।११ 

सूरसागर (ना«प्र०्स० ४०६) 


जिस शरीर से मनुष्य विषय-भोगों में निरत होता है, उसे यदि प्रभु सेवा 
में लगा दें, तो उसका जन्म साथक हो सकता है | शरीर की प्रत्येक क्रिया- 
भोग, राग, ्गार आदि का उपयोग अपने लिए! न करके प्रभु के लिए किया 
जाय तो जीवन की प्रत्येक दिशा में परिवरतन उत्पन्न हो सकता है। जब मानव 
की शरीर-संपत्ति प्रभु की श्रोर उन्मुख हो जायगी तो द्रव्य-सम्पत्ति के ब्रह्मोन्मुख 
करने में देर नहीं लगेगी | इस प्रकार तन श्रौर धन के प्रभु-सेवा में प्रवृत्त हो 
जाने पर, मन अपने-श्राप उधर चलने लगेगा। पुष्टिपथ में यह ऐसा भाव- 
सम्पन्न क्रम था जो मानव हृदय के निकट और सरल था | इसी कारण इसका 
प्रचार भो अधिक हुआ | 


पुष्टिमार्गीय भक्ति में सर्व प्रथम गुरु शिष्य से मगवान के चरणों में 
समपंण कराता है जिसे ब्रह्म सम्ब्रन्ध अथवा आ्रात्म-निवेदन कहते हैं । रुमपंण 
का मन्त्र इस प्रकार है:-- 


श्रीकृष्णः शरण मम । सहस्न परिवत्सरमित काल जात कृष्ण 
विथोग जनित तापक्लेशानन्द तिरोभावो5हं, भगवते कृष्णाय देहेन्द्रिय 
प्राण[न्तः करणानि तद्‌ धमोश्च दारागार पुत्रवित्तेद्ापराणि आत्मना 
सह समपंयामि, दासो5हं कृष्ण तवास्मि । 

श्रीकृष्ण मेरे शस्णस्थल है। सहसों वर्षा से में भीकृष्ण से वियुक्त होकर 
तापक्लेश के कारण आनन्द से बिरहित हो गया हैँ। अतः श्रब मैं भगवान 
श्रीकृष्ण को शरीर, इंद्विय, प्राण, अन्तःकरण, उनके घम्म, स्त्री, घर, संतति, 


[| २४७ | 


घन (ऐहिक तथा अपर) आ्रात्मा के साथ समर्पित करता हूँ । हे कृष्ण! मै आपका 
दास हूँ । 
इसी समपंण क्रिया के साथ प्रभु-सेवा का प्रारम्भ होता है। प्रभु की 
शरण जाने का उल्लेख सूर ने अनेक बार किया है, क्योकि भक्ति-भबन की 
भूमिका यही है। सर्वात्मना भगवान की शरण ग्रहण किये बिना भक्त भक्ति के 
क्षेत्र मं एक पण भी आगे नहीं बढ़ा सकता | सर लिखते 
मन बच क्रम मन गोविन्द सधि करि। 
शुचि रुचि सहज समाधि साज्ञि शठ दोनबंधु करुणामय उर धरि॥ 
>< >< >< 
अजहूँ चेत मूढ़ चहुँदिशि ते काल अग्नि उपजत भुकि मभरहरि। 
सूर काल बलि व्य(ल्ञ असत है श्रीपति शरन परत क्यो न फरहरि॥ ११४६ 
सरसागर (ना“्प्र०ग्त० ३१२) 
अरे मुख | सब कुछ छोड़कर, मन, वचन श्रोर कम से मन में भगवान 
का ही स्मरण कर | दीनबन्धु करुण[मय भगवान को द्ृदय में धारण कर । यही 
सहज समाधि है, जिसे तुझे सजाना चाहिये | देखता नही, चारों ओर से कराल 
काल की लोहित लप2 , प्रज्वलित होती हुईं, तेरी ओर बढ़ती चली आ रही हैं। 
अतः शीघ्र ही भगवान की शरण ग्रहण कर। 
स्रदात श्वय यही समक कर प्रभ की शरण गये थे | उन्ही के शब्दों में-- 
“यह जिय जानि के, अंध भव त्रास तें, 
सूर कामी कूटिल शरण आयो ॥ 
सुरतागर (नाण“्प्रण्त० १-४) 
तथा 
“सब तजि तुब शरणागत आयो निजकर चरण गहे रे।।”१॥११० ॥ 
स॒रतागर (ना»प्र०स० १७०) 
प्रभु की चरण-श रण ही मुक्ति का द्वार है | इस शरण में अनन्यता 
होनी चाहिये--इत भाव का उल्लेख सर ने कई स्थलो पर किया हैं। गोपियाँ 
उद्धव से कहती 
नाहिंन रहयो मन में ठौर। 
नन्‍दनन्दन अछत केसे आनिये उर ओर ॥ 
चलत, चितवत, दिवस जागत, स्वप्न सोवत रात । 
हृदय ते वह मदन मृरति, छिनु न इत उत जातव॥ 
सुरसागर (ना०प्र०स० ४३४०) 


[ श४८ ] 


उद्धव ! हृदय में नन्दनन्दन श्रीकृष्ण निवास कर रहे हैं। चलते हुए, 
देखते हुए, जाग्त तथा सुप्त प्रत्येक अवश्था में उन्हीं की छुबीली छवि सामने 
रहती है | क्षण भर के लिए, भी वह इधर से उधर नहीं होती | वह मन में ऐसी 
बसी है कि किसी दूसरे के लिए वहाँ स्थान ही नहीं रहा : 
हम अलि गोकुल नाथ अराध्यो। 


मन, वच, क्रम हरि सों घरि पतित्नत प्रेम-जोग-तप साध्यौ ॥ 
सृरसागर (ना“०प्र०्स० ४१४८) 


उद्धव ! हमने तो एक श्रीकृष्ण की ही आराधना की है। जेसे पतितता 
स्रौ अपने पति में ही श्रन॒रक्त रहती है, श्रन्य पुरुषों को पुरुष ही नहीं समझती 
उसी प्रकार हमने मन, वचन श्रौर कर्म से हरि को ही अपना स्वामी समझा 
है। भगवरत्पमेम ही हमारा योग और तप है। वास्तव में गोकल के नाथ भगवान 
श्रीकृष्ण ही सर के तबस्व थे |) वही उनके आराध्य देव थे। कृष्ण-कीतंन ही 
उनका जप, तप, ध्यान, ज्ञान आदि सब कछु था ।* उनके मत में जो सुख 
गोपाल-गायन में है, वह जप, तप, तीथ, धनान आदि अ्रन्य किसी भी साधन 
से प्राप्त नही हो सकता |* 


यह था सर का अ्रनन्य भाव से श्रीकृष्ण के प्रति समपणु | इसी सम- 
पंण-भावना के साथ पुष्टिमार्गीय सेवा का आरम्भ होता है और मक्त में भग- 
वान के स्वरूप को अ्रनभव करने की शक्ति आती है। यह सेवा भी भावना- 
प्रधान है | पूजा-उपासना की भॉति क्कांड की क्लिष्टता इसमें नहीं होती । 
श्रीकृष्ण की लीला के साथ अपने जीवन-क्रम को लगा देना ओर उन्हीं के भजन 
में मन को अनुरक्त रखना पुष्टिमार्गीय सेवा-विधि की विशेषता है| यह सेवा- 


१--मन वच क्रम सतभाव कहत हों मेरे स्थास घनी | १-१०७ 
सूरसागर (ना०प्र-स० २०७६) 
२--स्याम बलराम को सदा गाऊंँ | 
स्थाम बलराम बिन दूसरे देव को स्वप्न हू माँहि हृदय न लाऊँ ॥ 
यहै जप, यहै तप, यम-नियम, ब्रत यहै, यहै मम प्रेम, फल यहै पाऊ ॥। 
यहै मम ध्यान, यह शान, सुमिरन यहै, सुर प्रभु देहु हों यहै पाऊं ॥ 
सुरसागर (ना“प्र०स० १६७) 
३--जो सुख होत गोपालहि गाये । 
सो न होत जप तप के कीन्हे कोटिक तीरथ नहाये।| २-२ 
सूरसागर (ना “प्र ०स० ३४६) 


[ २४६ ] 


विधि दो प्रकार की हैं: नित्य सेवा-विधि और वर्षोत्सव सेवा-विधि । नित्य सेवा 
में ब्रजांगनाओं जेसी वात्सल्य भक्ति श्रा जाती है| इसके श्राठ माग हैः मंगला 

श्र गार, खाल, राजमोग, उत्थापन, भोग, संध्या, आरती और शयन। इसमें 
प्रातःकाल से लेकर सायकाल तक कृष्ण की स्वरूप-पूजा में मन लगा रहता 
है। वर्षोत्सव की सेवा-विधि में पडुऋतुओं के उत्सव, वैदिक पर्व, अवतार 
लीलाये, जयतियाँ ग्रादि आती है | 


विश्व विश्वास पर टिका है, नहीं तो संशयग्रस्त संत्ारी जीव अ्रपरिमित 
जन्मों में भी अपना उद्धार नहीं कर सकते । वे एक सत्ता में विश्वास करके ही 
ऊपर उठ पाते है | यह विश्वास-भावना, एक सत्ता में अ्विचल निष्ठा, श्रमंगल 
को भी मंगल में परिवर्तित करने की क्षमता रखती है| विश्व वैसे भी मगलमय 
है, क्‍योंकि वह मंगलमय भगवान से उत्पन्न हुआ है | हम अज्ञानी जीव श्रपनी 
अहता और ममता से उसे श्रमंगलमय बना लेते हैं | हमारे व्यसन ही हमें 
नीचे गिरा देते है । यदि हम अपने इन व्यत्तनों को,भगवान की सेवा में लगा 
दें, तो वे भगवद्र प हो जाते है।अ्रपने बच्चे के प्रति हमारा जो मोह है 
उसके श्रामोद प्रमोद के लिए. हम जो साधन जुटाते रहते है, उसकी कीड़ाश्रों में 
विनोद का अनुभव करते हैं और उत्तके वियोग में तड़पने लगते है--उसे यदि 
हम भगवान की ओर मोड़ दें, तो हमारा जीवन-जगत जयमगाने लगे। इसी 
प्रकार पवो, उत्सवों, जयंतियों आदि में हम भगवान की लीलाओं का अनुभव 
करने लगे, तो हमारी यह अनुभूति जंगल में भी मंगल कर दें। इस भावना 
द्वारा हम गहस्थ के जंजाल में फेंलकर भी उपसे मुक्त हो सकते है। आचाय॑ 
बल्लम ने पुष्टिमार्ग में इसी प्रकार की भावना-वलित सेवा-विधि प्रचलित की 
थी | महात्मा सरदात ने उनके शिष्य बनकर इस सेवा-विधि को गीतों में परि 
णुत किया | उनके काव्य का अधिकांश भाग नित्य तथा नेमित्तिक वर्षोत्वव के 
कीत॑नो से ही ओत-प्रोत हैं। नीचे कुछ उदाहरण दिये जाते हैँ; 


मंगला--- 

इसके तीन अग हैं; भगवान श्रीकृष्ण के स्वरूप को जगाना, कलेऊ 
(मंगलभोग) कराना और मगला आरती करना | 
जग।ना--- 


जागिये गुपाल लाल, आनन्द-निधि नन्‍्दुल्लाल; 
जसुमति कहे बार बार, भोर भयोौ प्यारे। 
सूरसागर (ना“प्र०8०८२३) 


[ ३५० | 
कैलेऊ॑ करीनो--+- 


अबही जसोदा माखन लाई । पु ह 
मैं मथि के अब ही जु निकारयौ तुम कारन मेरे कुँवर कन्हाई। 
आरती--- 


ब्रज मंगल की मंगल आरती | दि 
रतन जंटित शुभ कनक थार ले ता मधि चित्र कपूर ले बारती ॥ 


हि (4 4. 


श्रीकृष्ण के ध्वरूप को उष्ण जल से स्नान कराना और श्राभरण श्रादि 
धारण कराना श्र गार के अ्रन्तगत है, जेसे:-- 


ज॑सुमति जबहिं कहयो अन्हवावन रोइ गये हरि ज्ञोटत री । 
लेत उबटनों, आगे दधि करि लालहि चोटत पोटत री॥ 
तथा 

क्योंहू जतन जतन करि पाये । तब उबटन तेल लगाये ॥ 
ताताी जल आनि समोयौ । अन्हवाइ दियो मुख धोयो॥ 
अंजन दोड हग भरि दीनों। भुव चारु चखोड़ा कीनो ॥ 
अंग आभूषण जे बनाये । लालहि क्रम क्रम पहिराये।।१०-१६० 
गवाल--- 


अंगार भोंग और ग्वाल भाव से घैया अरोगाना-- 
॥ के धर आर 
दे मैया री दोहनी, दुहि लाऊँ गेया | 
हि श्िि करे 
डुह्दि लाऊ में तुरत ही, तब मोहि दे घेया ॥ 
राजभोग--- 


वन में गाये चराते समय छाक भेजना या घर में ही भोजन कराना-- 
जे सब ग्वाल गये घर घर को तिनसों कहि तुम छाक मेंगाई। 
लॉनी, दधि, मिष्ठान्न जोरि कें जसुमति मेरे हाथ पठाई।॥। 
तथा 
जेंबत कान्ह नन्‍द जू की कनियाँ। 
कछुक खात, कछु धरनि गिरावत, छवि निरखति नंदरनियाँ ॥। 
सृर्तागर (ना०प्र०्स० ८४६) 


[ २४१ |] 
उत्थापन--- 


दोपहर में भोजन के श्रनन्तर शयन, उसके पश्चात प्रभु को जगाना उत्था- 
पन कहलाता है श्रोर फल-फूलादि से मोग लगाना भोग कहा जाता*है। 
संध्या के समय वन से गायें चराकर श्रीकृष्ण का' घर पर लौंटना श्रौर उस स्मय 
मंदिर में श्रारती करना संध्या आरती का रूप है। व्यारूया शयन के पूर्व 
भोग कराके आ्रारती की जाती है। उसके पश्चात श्रीकृष्ण के स्‍्वरूप को सुला 
दिया जाता है, यह शयन कहलाता है । इस प्रकार श्रीकृष्ण की प्रतिदिन सेवा 
की जाती है। ऋठ के अनुसार सेवा-विधि संबंधी सामग्री का विशेष रूप से 
ध्यान रखा जाता है। सूरदास ने इन सब सेवा-विधियों पर पद लिखे हैं। 
वर्षोत्तव सम्बन्धी सेवा-विधि के भी कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं;-- 
फूलडोल--फाब्गुण शुक्ला प्रतिपदा या चेत्र कृष्णा प्रतिपदा को 
मनाया जाता है:-- 
गोकुल नाथ विराजत डोल। 
संग लिए बृषभान नंदिनी पहरे नील निचोल॥ 
सूरतागर (ना“«प्र०छ० ३४३७) 
होली--सूरतारावली होली के हृहत्‌ गान के रूप में है ही; सूरतागर 
में भी होली के श्रनेक गीत विद्यमान है, जेसे:-- 
स्थामा स्याम खेलत दोड होरी। 
फागु मच्यों अति त्रज की खोरी ॥ सुरसागर (ना०प्र०स० ३४ २८) 
ब्रतचया, मार्गशीर्ष सनान--- 
प्रज बनिता रवि को कर जो रे । 
सीत भीत नहिं करति छुहों ऋतु त्रिविध काल जम्मुना जल खोंर ॥ 
सरसागर (ना०प्र०स० १४००) 


रासलीला--अ्राश्विन शुक्ला पूर्णिमा का उत्सव है। इसी पीयूष 
वर्षिणी पूर्शिमा के दिन रासलीला होती है;-- 


आज़ु निसि सोमित सरद सुहाई | 
सीतल मन्द सुगंध पवन बह रोम रोम सुखदाई ॥ 
जमुना पुलिन पुनीत परम रुचि रचि मंडत्ती बनाई । 
राधा वाम अंग पर कर धरि सध्यहिं कुँवर कन्हाई ॥ 
सूरसागर (ना०ग्र०ण्स० १७४६) 


[ १४२ |] 


गोवर्धन पूजा और श्रन्नकूट--कार्तिक शुक्ला प्रतिशत्रदा के दिन मनाया 
जाता है। 
सरद कुहू निसि जानि दीपमालिका जो आई । 
गोपन मन आनन्द फिरत उनसद अधिकाई ॥ 
ऐपन थापे दीजिये घर घर मंगल चार । 
>< >< >< >< 
लीने विप्र बुलाइ यज्ञ आरम्भन कीनों । 
सुर पति पूजा मेंदि राज गोवधेन दीनों ॥ 
जंसे हैँ गिरिराज जू, तेसे अन्न को कोट। 
सगन भये पूजा करें नर नारी बड़ छोट॥ 
इसी प्रकार वर्षोत्सव की अ्रन्य सेवा-विधियों पर भी सर ने पद-स्वना 
'की है | इन सेवा-विधियों का प्रचलन तो आचार्य बल्लम ने ही किया था 
परन्तु उनका वेमव-सम्पन्न प्रचुर विस्तार गोस्वामी बिटुठल नाथ ने किया । 
पुष्टिमार्गीय भक्ति प्रेमलज्षणा है, ऐसा हम पीछे लिख चुके हैं । सूर 
दास और कबीर-पंथ शीष॑क श्रध्याय में हमने इस बात का भी उल्ल ख किया है 
कि वैष्णव सम्प्रदाय श्रपने प्रारम्भ से ही प्रेमाभक्ति को लेकर अ्रग्रसर हुआ | 
सर की प्रेमा-भक्ति का भी हमने उत अध्याय में वर्णन किया है और कबीर 
पंथ पर पड़े हुए उतके प्रभाव को भी प्रदर्शित किया है| यहाँ हम पुष्टिमार्गीय 
प्रेमलक्षणा भक्ति पर कुछ विचार प्रकट कर गे | 
प्रेम की प्रभाव-परिधि विस्तृत है | चेतन, अधेचेतन यहाँ तक कि 
अ्चेतन जगत भी प्रेम के पाशों में आबद्ध होता देखा गया है | सुष्टि-स्चना के 
मूल में भी प्रेम का ही भाव काय कर रहा है। हरिलीला इसी कारण 
प्रेममयी है। 
श्राचवय बल्लभ ने प्रेम का आदर्श गोपिकाओं को माना है| गोपि- 
काय तीन प्रकार की है: कुमारिकाय, गोपांगनायें और ब्रजांगनायें । 
ब्रजांगनाश्रों का प्रेम वात्सल्य भाव का है। वे मातृत्व रूप से श्रीकष्ण में प्रेम- 
भाव रखती हैं । नित्य-सेवा-विधि में इसका वर्णनहों चुका है। कुमारी 
गोपियों ने कात्यायनी आ्रादि का श्रत रखकर पति रूप में श्रीकृष्ण की कामना 
की थी । श्रतः उनका प्रेम खकीया का प्रेम है और मर्यादा-पुष्टि भक्ति में 
आता है | गोपांगनाश्रों ने लोक और वेद दोनों की मर्यादा का अश्रतिक्रमण 
करके परकीया भाव से प्रेम किया था ] इस प्रेम म्राव को पुष्टि-पुष्टिमा्गीय 
माना जाता है | 


[ १५४३ | 


चर 
चना 


प्रेम किसी भी प्रकार का हो, उसमें एक विचित्र श्राकर्षण रहता है। 
इस श्राकषंण का कारण बाह्य श्रथवा आनन्‍्तरिक तौदय हैं | सूरदास ने श्रीकृष्ण 
में दोनों प्रकार का सोदय दिखलाया हैं। उनकी दृष्टि में श्रीकृष्ण साक्षात्‌ 
परबह्म है, जो सोंदय का श्रक्षय खोत है | तभी तो उनके श्रवतार के समय वे शोभा 
के अपार समुद्र को नद के भवन तथा ब्रज की गली गली में बहता फिरता 
श्रनुभव करते है | कृष्ण के श्रंग-अंग का सौदय उन्हें अ्रपनी श्रोर खीचता है 
श्रोर वे उसका वर्णन करते हुए. श्रघाते नहीं । हरि के रमणीय रूप का, श्रीकृण 
की अभिराम सुषमा का, उन्होंने श्रनेक प्रदों में उद्घाटन किया है। कही उनके 
अलकों की छुवि का गीत श्रलिकुल गाते है, मुख-मद्रा को देखकर श्राँखो में 
अनुराग उत्पन्न होता है, अ्रधरों की लालिमा माशिक्य, बंधूक या पकव बिम्बा- 
फल को भी लज्ित कर देती है, लोल लोचन दर्शकों के मन को गिरवी 
(बंधक) रख लेते हैं, रोमावली की रेखायें सूछम धूम्र-घाराश्रों से उपमित होते 
नही बनती, जाहनुओ्रों तक फेली हुईं विशाल भ्रुजाय नीचे को ओर मुख लट्काये 
हुए शेषनाग का अनुपम रूप है और कही उनका समग्र स्वरूप चित्त रूपी 
चातक के लिए श्रभिनव प्रेम का जलद बना हुआ है । चित्त को चुराने वाले 
उस रसनिधि नटनागर की शोभा कहते नहीं बनती। लोचनो की अ्रंजलि 
बनाकर, श्रत्यन्त श्रातुर हो, मन उस छुवि का पान करता है, पर तृप्त नहीं 
होता |* सुन्दरता का ऐसा अपार पारावार उमड़ा है कि बुद्धि और विवेक का 
समस्त बल लगाकर भी नागर मन उसके पार नही हो पाता, उधी में हूब-ड्ूबकर 
रह जाता है |* हरि के इस रूप का चाहे मन से ध्यान करो श्रौर चाहे वचनों 
द्वारा विचार करो--न वह ध्यान में आता है और न विचार-व्याख्या का विषय 
है, वह तो अंग-अंग से अनुपम है, अनिवंचनीय है ।१ हरि के रूप की माधुरी 
नेत्र-मार्ग से चलकर हृदय में प्रविष्ट होती हे श्रौर चुपचाप वहाँ से मन को 


१--सोभा कहत कहे नहिं आये, 
श्रचवत अति आतुर लोचन पुट, मन न तृप्ति कों पावे || 
सूरतागर (ना०प्र०स० १०६६) 
२--देखो माई सुन्दरता को सागर | 
बुधि विवेक बल पार न पावत, मगन होत मन नागर ॥ 
सूरमागर (ना०प्र०स० १२४६) 
३--सजनी निरखि हरि को रूप । 
मनसि वचसि विचारि देखो अंग श्रंग अ्रनूप ।। 
स॒रसागर (ना०प्र०्त० २४४०) 


[ २४४ ] 


निकाल ले जाती है। मन के साथ समश्त इन्द्रिय-प्रसर भगवान के हाथ बिक 
जाता हैं। है किसी में शक्ति जो इसके सामने श्रपराजित बना रहे ? 


गोपांगनायें इस श्रतुल छवि-धाम पर न्यौछावर हो गई' | उनका मन 
शरीर से निकल कर श्रीकष्ण के रूप-पाश में श्राबद्ध हो गया। |" हरि-दर्शन 
की इच्छा श्रकाबोड़ी के फटने पर उसकी रई की भॉँति नेच्नों के साथ उड़ी 
उड़ी फिरने लगी |९ जहाँ श्रीकृष्ण, वही गोपियाँ--वन में, निकु'ज में कदम्ब 
के नीचे, यमुना के पुलिन पर--सर्वत्र, जैसे दोनो का अ्रभिन्न सयोग हो। 
कोई कहती है, मै कन्हैया को बाँध रखूंगी | कोई कहती है, मैं उसे अच्छा 
माखन खाने को दूंगी, चाहे जितना खा ले | इस प्रकार गोपियों की वृत्तियाँ 
श्रीकण में लग गई, भगवत्परायण बन गई | 

गोषियों में राधा प्रमुख थी | सूर ने राधा और कष्ण का धूमधाम से 
विवाह कराया है। श्रन्य गोपियाँ भी ब्रतादि से समन्वित हो, रास में, श्रीकृष्ण 
के साथ स्वकीया की भाँति विहार करती हैं | श्वकीया-प्रेम के संयोग और 
वियोग दोनो ही पक्ष सूर ने चित्रित किये है। नीचे कुछ उदाहरण दिये 
जाते हैं:-. 
संयोग श्रुज्ञर-- 


नवल निकुज, नवल नवला मिलि, नव निकेतनि रुचिर बनाये। 
विलसत विपिन विलास विविध वर,वारिज वदन विकच सचु पाये।॥ 
>< ५९ ५८ >< 
सूर सखी राधा माधव मिलि क्रीड़त हैं रति पतिहिं लजाये |। 
सरसागर (ना०प्र०्स० २६०४) 
वियोग श्रुज्ञार--- 
बिन गोपाल बेरिन भई कुंजे । 


तब ये लता लगति अति सीतल,अब भई विषम ज्वाल की पुंज ॥ 
2५ ५ है है 


१--मैं मन बहुत भाँति समझायो | 
कहा करों दरशन रस श्रेंय्क्यौ बहुरि नहीं घट आय ।। 
सरसागर (ना०प्र०्ख० २६४०७) 





२--हरि दरसन की साध सुई | 
उड़िये उड़ी फिरति नैनन संग फर फूंटे ज्यों आाक रुई ।। 
सूरसागर (ना“प्र०स० २४७३) 


[ २४१ ] 


ऐ ऊधौ कहियोौ माधव सो विरह कदन करि मारत जुजे | 
सूरदास प्रभु को मगर जोवत, अखियाँ भई बरन ज्यो गुंज॥ 
स॒रसागर (ना० प्र «छ ० ४६८६) 
यह प्रेम तो उन गोपियों का है, जिन्होंने स्वकीया भाव से श्रीकृष्ण को 
पति मानकर प्रेम किया था | इसमें मर्यादा थी। पर जिन गोपांगनाश्रों ने 
लौकिक ए.व॑ बैंदिक तभी मर्यादाओ्रों से दूर रहकर, समस्त कम-फलों की आरकां- 
क्वाश्रों से अनासक्त होकर भगवान से परकीया रूप में प्रेम किया था, वे पुष्टि 
पष्टि रूप है। उनका प्रेम उत्कृष्ट कोटि का है। रास में राधा स्वकीया रूप 
से कृष्ण के बामांग में रहती है, पर चंद्रावली जो पद्म पुराण के श्रनुसार श्रति 
स्वरूपा है, रास में श्रीकृष्ण के दक्षिण की ओर रहती हे, जो परकीया का 
स्वरूप है | नीचे लिखा पद परकीया प्रेम को प्रकट करता है :--- 


मैरो मन गोपाल हर॒यो री । 
चितवत ही उर पैठि नेन मग ना जानो धो कहा करयौ री ॥ 
मात;पिता;पति,बंधु सजन जन सखि आंगन सबभवन भर॒यौ री । 
लोक वेद प्रतिहार पहरुआ तिनहू पे राख्यो न परयो री ॥ 
धम धार कुल कानि-कु चो करि तेहि तारो दे दूरि धर्यौ री । 
पलक कपाट कठिन उर अन्तर इतेहु जतन कछु वै न सर॒यो री ॥। 
बुधिविषेकबलसहित सच्यो पचि सुधन अटल कबहूँन टर॒यौ री । 
लियो चुराइ चिते चित सजनी सर सो मोमन जात जर्‌यो री ॥ 
सूरसागर (ना०प्र०प्त० २४६०) 
इस पद में गोपांगना के पति देव भी श्ॉगन में बैठे है, माता-पिता 
आदि भी उपस्थित है, वेंदिक तथा लौकिक दोनों पहरेंदार सचेत है; फिर भी 
हरि ने गोपांगना के मन रूपी श्रत्यन्त सुरक्षित श्रटल घन को चुरा ही लिया । 
परकीया का प्रेम लौकिक पतिदेव से हटकर देवों के ठेव परम प्रश्ञु में पयवसित 
हो गया। पुष्टिपिथ में इसी प्रकार का प्रेम पर कोटि का माना जाता है। 
रागानुगा भक्ति का यही रूप हैं, जो विधिनिषेध के समस्त बंधनों की जड़ काट 
देता हैं। इसमें मन “लोक-वेद-कुल निदरि, निडर हो करत आपनों भायौ” 
--सब फलासक्तियों को छोड़कर निर्भभ हो जाता है? और परब्रह्म के साथ 





१--आचाये बल्लम १-१०११ के अणुभाष्य, पृष्ठ १८४१२ लिखते है:--जीवेतु 
आनन्दमय: पुरुषोत्तमः प्रविशति इति स्वात्मकत्वात्‌ आनन्दात्मकमेव 
विरह॒भावरसान्धिम्‌ श्रनुभूय पश्चात्‌ प्रादुभू त प्रभु स्वरूपम प्राप्य 'न बिभेति 
कुतश्चन” इति वाक्येन लोकात्‌ तदभावम्‌ उक्तवा ““' '* 'भयाभावः उच्यते। 


[ २४६ |] 


श्रदतुकी प्रीति करने लगता है | सूर ने वंशी को वन राज्य को जीतकर जो 
घू घट-पट रूपी कबच, लजा रूपी सेना और शील रूपी गज-समूह को भगा 
देने वाली और समस्त रीति-नियमों पर पानी फेर देने वाली कहा है, उसका 
आधार यही रागानुगा भक्ति है| 


आचाय बल्लम ने लिखा है “क्ृष्णाधीना तु मर्यादा, स्वाधीना 
पुष्टिरुव्यते |” जब तक कृष्ण की अ्रधीनता रहती है, तबतक मर्यादा है, कबीर 
के शब्दों में हद है, मेंड़ है | स्वाधीन अवस्था, बेहद या असीम, शुद्ध पुष्षि' 
कहलाती है, ज पुष्टि-प्रवाह, पुष्टि-मर्यादा और पुष्टि-पुष्टि के भी ऊपर है | 
यह ब्रह्म भाव की भक्ति है | इसी को स्वतत्न भक्ति कहा जा सकता है|" फिर 
भी ऊपर उल्लिखित तोनों अ्रवस्थाओं से जो सुख प्राप्त होता है, वह साडुज्य, 
सालोक्य मुक्ति या स्वर्गादि में भी नहीं मिलता । पुष्थ्मिर्गीय भक्ति भक्त को 
भगवान की लीला में भाग लेने वाला बना देती है | जीव प्रभु की सेवा के 
लिये ही उत्पन्न हुआ था, पुष्टिपय उसे इस सेवा में पहुँचा देता है| यही 
उप्का परम लक्ष्य एवं परमधाम है। इस भक्तिमार्ग पर चलने वाला चाहे 
गहस्थ में रहे श्रौर चाहे संन्यास ले ले, यदि वह तन, मन, घन से प्रभु की 
सेवा में लगा रहता है, तो एक दिन प्रभु के प्रेम का पात्र और हरि के लीला- 
घाम में प्रवेश करने का अधिकारी अवश्य हो जायगा। 


इस प्रकार पुष्टिमार्गीय भक्ति में वात्सल्य भाव, कान्तभाव (स्वकीया और 
परकीया सम्बन्धी) ब्रह्ममाव श्रौर सख्यमाव--सभी प्रेमपरक भावों कौ प्रधा- 
नता है | प्रथम तीन का उल्ले ख ऊपर हो चुका है। सख्यमाव की भक्ति 
का वर्णन नीचे लिखे पदों में हेः-- 


(१) खेलत स्याम ग्वालन संग। 
सुबल, हल्धर अरु सुदामा करत नाना रंग || 
सूरसागर (ना०प्र०स० ८३१) 
(२) सखा कहत हैं स्याम खिसाने। रु 
आपुहिं आप ललकि भये ठाढ़े अब तुम कह। रिसाने ॥ 


१--अक्मसूत्र ३-३-३० के अगुभाष्य, पृष्ठ १०७३ पर श्राचार्य बल्लम लिखते 
हैं:--स्वतन्त्र पुरुषार्थ रूपः तदुपलब्धेः । स्वाधीनत्वेन तत्प्राप्तेरित्यथः | 
यद्यपि पुरुषोत्तमे प्रवेशे तदानन्दानुभवों भवति तथापि न प्रभो: तदधी- 
नसत्वम्‌ ।****' लीलायां सुहृत्वेन प्रभु निकटे स्थिति: उक्ता भवति। 


[ २४७ |] 


बीचहि बोलि उठे हलधर तब इनके माय न बाप । 
हार जोत कछु नंकु न जानत, लरिकन लावत पाप ॥ 
सूरसागर (ना“प्र०स० ८३२) 


(३) खेलत में को काको ग़ुसेयाँ । । 
हरि हारे, जीते श्रीदासा, बरबस ही कत करत रिसेयाँ॥ 
जाति पॉति तुमतें कछु नाहिन, नाहिन बसत तुम्हारी छेयाँ । 
अति अधिकार जनावत यातें अधिक तुम्हारे हैं कछु गेयाँ ॥ 

सूरतागर (ना०प्र०ण्स० ८६३) 

श्याम (भगवान) सुबल, हलघर आदि उखाओ्रो) (अपने ही अंशरूप 

जीवों) के साथ खेल रहे है। लीला हो रही है--नाना प्रकार के र॑ंगो के साथ | 
वह लीलामय कभी-कभी जीवो पर कुपित भी हो उठत। हैं । बलराम ने ठीक 
ही व्यंग्य कता--“श्रीकृष्ण कया जानें, खेज्ञ में हार-जीत क्‍या होती हे! न 
इनके माँ हैं, न पिता |”? प्रभु का वास्तव में न कोई जनक हे न जननी | हार 
और जीत का भी उत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता | वह इन सबसे ऊपर हे, 
कूट्स्थ है, कूट अथांत्‌ अत्यन्त उच्च, उच्चतम शिखर की स्थिति में विराजमान। 
लीला में, खेल में, भाग लेने पर जीव उसके निकट ही रहता हैं। वैसे भी 
दोनो सव॒जा और सखा है | दोनों सत और चित हैं। प्रभु के साथ रमण 
करने पर जीव में आनंदाश भी आ जाता है। श्रतः जाति में जीव ब्रह्म से 
किसी प्रकार भी हीन नहीं हे | यह ठीक है कि कृष्ण के पास गायें 
कुछ अधिक हैं | जीव अ्रग्नि रूप प्रभु का एक स्फुलिंग है । प्रभु ऐसे 
अनन्त स्फुलिंगों का पुज है, खोत है। अ्रतः अनन्त ह्फुलिगो के रूप में 





( >रनलमन्‍नजनथार-+ जन्‍म 





१--बुह॒द ब्रह्म संहिता में प्रभु को जीवों का आत्मा तथा सखा कहा गया 
है;-- त्वमात्मा सर्व जीवानां सखा च त्व॑ स्मापते ।।??२-४३ 
ब्रह्मसूत्र ४-४ २१ के अशुभाण्य, पृष्ठ १४२८-२६ पर आचार बल्लम मक्त 
और भगवान के साम्य तथा सख|भाव के संबध में लिखते हैं;:--इतो5पि 
हेतोः पुरुषोत्तम स्वरूपमेव परम॑ फलमिति ज्ञायते | यतः, सोडश्नुते सर्वान्‌ 
कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्चिता इति श्रुतौ मक्तसाम्यमुच्यते । तब्च पुरुषोत्तमे 
एवं संभवति | यतः सख्यम्‌ दत्वा ततकृतात्म निवेदनम्‌ अ्ंगी कुबन्‌ 
अ्रति करुण: स्वस्वरूपानन्दम्‌ श्रनुभावयन्‌ त प्रधानी करोति अन्यथा भक्तः 
ग्नुभवितुम्‌ न शक्नुयात्‌ । युक्तम्‌ चैतत्‌ | प्रापं फल स्वाधीनम भवस्येव 
श्रन्यथा फलत्वमेव न स्थात्‌। 


[ रश८ ] 


गायों की अ्रधिकता स्पष्ट है। श्रानन्द की मात्रा भी उसमें जीव से अधिक है। 
इसलिये उसका अ्रधिकार जीव पर है ही। पर जीव इस आधार पर अपनी 
हीनता मानने को उद्यत नहीं है, क्‍योंकि है तो वह ब्रह्म का ही अंश । 
अंश अंशी से पाथक्य का श्रनुभव क्‍यों करे! 

सख्यमाव की भक्ति का जो निर्देश ऊपर किया गया है, उसमें 
प्रतीकों के आधार पर अध्यात्म भाव का आ्राकर्षक रूप देखने को मिल जाता 
है। सूर का काव्य भाव-प्रधान है श्रौर भाव-जगत में समासोक्ति, अ्रप्रस्तुत 
प्रशंसा श्रादि अलंकार तथा प्रतीकवाद, ध्वनि, व्यंग्य आदि के आधार पर 
श्रोता, पाठक तथा भावक को विशिष्ट मनोदशायें विभिन्न भावों की श्रीर 
जा सकती हैं | सूर का श्रध्ययन करते हुए हमने इस स्थिति का 'अनुभव 
अनेक बार किया, जिसकी कुछ कलक शआ्रागामी भअ्रध्याय में दिखाई देगी। 
जो भक्ति हरिलीला से सम्बन्ध रखती है, उसमें यदि इस प्रकार की भाव- 
लीला के दशेन होते हैं, तो कोई श्राश्चर्य की बात नहीं है। 


पषष्ठ अध्याय 


सुरदास ओर हरिलीला 


यूरदास ओर हारिलीला 


जैसा पीछे लिखा जा चुका है, पुष्टिमार्गीय भक्ति की विशेषता हरि- 
लीला में चरिताथ होती है। हरिलीला रसमयी है, श्रानन्दमयी है, परन्तु मक्त 
भगवान के जिस रूप की जब और जिस प्रकार भावना करते है, भगवान उसी 
रूप में उस समय प्रकट होकर अपने भक्त की अभिलाषा को पूर्ण करते है ।* 
प्रभु के इस रूप को वेद ने दृष्म (वर्षक) और बृषत्रत कहकर पुकारा है। प्रभु 
का यह स्वभाव है, विरद और बाना है कि वे भक्त के मनोरथ को सफल करते 
हैं, उसके ऊपर शांति और सुख की वर्षा करते है। बेष्णव भावना के अनुसार 
लीलामय श्रीकृष्ण अपने वासुदेव, प्रद्य म्न, श्रनिर्द्ध एवम्‌ संकर्षण व्यूहों से ब्रज 
में प्रकट हुए थे ओर इन रूपों द्वारा उन्होने मोक्ष, वश-बृद्धि, घधर्मांप देश तथा संहार 
कार्य किये थे | इन कायो के साथ भक्तों की अभिलापषायें जुड़ी हुई हैं । 


श्रीमद्धागवत द्वितीय स्कन्‍्ध, दशम श्रध्याय के प्रथम दो श्लोकों में सर्ग 
विर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मन्वन्तर, इशानकथा, निरोध, मुक्ति, और श्राश्रय 
इन दश विषयो का वर्णन है| इन्हे हम हरिलीला के ही दश भेद कह सकते है| 
इनमें प्रथम पॉच मगवदन्वय रूप है | इनमें भगवान कारण रूप से रहते हुए, 
लीलाये करते है | श्रन्तिम पाँच में भगवान भिन्न रूप से दिखाई देते है। अत: 
वे लीलायें व्यतिरिक वाली कहलाती है। आचाय बल्लभ ने इस स्थल के सुबो- 
घिनी भाष्य में इन दशविध लीलाओों की व्याख्या इस प्रकार की है:-- 

अशरीरस्य विष्णो' पुरुष शरीर स्वीकारः सर्ग:, पुरुषाद 
ब्रह्मादीनामुत्पति: विसगें', उत्पन्नानां तत्तन्मयादया पालन स्थानम्‌, 
स्थितानामभिवृद्धि: पोषणं, पुष्टानामाचार ऊतिः तत्रापि सदाचारों 


१-३-३-१० के अशुभाष्य में पृष्ठ १०१४ पर श्राचार्य बल्लम लिखते हैंः--- 
ब्रह्षणो व्यापकत्वात्‌ लीलायाश्च तेन सह श्रमेदात्‌ तथात्वात्‌ एकस्में 
भक्ताय यथा ब्रह्मणा मह लीलापदार्था आविर्भवन्ति तथैब तदेव अन्यत्रापि 
भक्तसमान देश आविभेवन्ति इति | 


हा 


[ श६२९ ] 


सन्वन्तरम्‌, तत्रापि विष्यु भक्ति रोश[नुकथा, भक्तानां प्रपल्चाभावो 
निरोधः, निष्प्रप्चानां स्वरूपलाभो मुक्तिः, मुक्तानां अद्यमस्वरूपेण 
अवस्थानम्‌ आश्रय: । 


अशरीरी विष्यु का पुरुष-शरीर धारण करना सर्ग है। सर्ग स्वना को 
कहते है | यह रचना दो प्रकार की है; श्रलौकिक और लौकिक | त्रिगुणातीत 
लीला अ्रलौकिक है, लौकिक सर्ग-लीला अद्ठाईस तत्व श्रादि की उत्पत्ति है । 
आचाय बल्लम ने “सदशेन जडा श्रपि?, तथा “ब्रष्टाविशति तत्वानां स्वरूप॑ 
यत्र वे हरिः?” कहकर इस जगत को, रचना को, प्रभु का ही शरीर धारण करना 
माना है। रचना के समय इसका आविर्भाव और प्रलय के समय तिरोभाव होता 
रहता है| रचना के पश्चात्‌ जो ब्रह्मा आदि की उत्पत्ति होती है और उनके 
द्वारा जो काय होता है, उसे विसर्ग कहते है। जो उत्पन्न हुए हैं (प्रृथ्वी आदि), 
वे अपनी-अपनी मयांदा में रहते है, यही स्थान है| स्थितों की अभिवृद्धि पोषण 
है| यह भगवत्कृपा-साध्य है| श्रतः घोषण को भगवान का श्रनुग्रह भी कहा गया 
है। भगवान के अनुग्रह से पुष्ट जीवों का (तथा अ्न्यों का भी) श्राचार ऊति 
कहलाता है। यह श्राचार भगवन्मय होता है इसमें जीव क्ृष्ण-बासना-प्रधान 
हो जाते हैं। सदाचार अर्थात्‌ श्रच्छे आचार की प्रवृति को मन्वन्तर कहते है | 
ईशानकथा भगवद्भक्ति-परक कथाओं का नाम है । भक्तों के अन्दर प्रपञ्च का 
श्रभाव, मेरे-तेरे-पन रूप संसार का विनाश ही निरोध है | प्रपञ्च-विहीन जीवों 
का स्वरूप-लाभ या कृष्ण प्राप्ति ही मुक्ति है, और ब्ह्मस्वरूप में अवस्थिति का 
नाम श्राश्रय है। 


महात्मा सूरदास ने इसी आधार पर नीचे लिखे पढ़ में दश-विध 
लीलाश्ों के नाम श्रौर उनकी व्याख्या दी हैः-- 


श्री भागवत सकल गुन खानि । 

सगे, विसगे, स्थान अरु पोषण, ऊति मन्वन्तर जानि, 
इश, प्रलय, मुक्ति, आश्रय पुनि ये दस लक्षत होय । 
उत्पति तत्व सग॑ सो जानो, त्रह्माकृता विसगे है सोय ॥ 
कृष्ण अनुग्रह पापण कहिये, कृष्ण वासना ऊति ही मानों । 
आलझें ध्मेंन की प्रवृत्ति जो, सो मन्बन्तर जानों॥ 
हरि हरिजन की कथा होय जहाँ सो इशानु ही मानु। 
जीव स्वतः हरि ही मति धारे सो निरोध हिय जानु ॥ 


[ २६३ ] 


तजि अभिमान कृष्ण जो पाते सोई मुक्ति कहाबे। 

सूरदास हरि की लीला लखि क्ृप्ण रूप हे जाबे ॥१ 

सरदास कहते हैः--अभिमान छोड़कर यदि जीव इस भगवल्लीला के 
दशन कर सके, तो वह कृष्ण रूप हो जाता हें ।* आचाये बल्लभ ने इस हरिलीला 
को नित्य और वर्षोत्सव पा के रूप में प्रतिष्ठित किया था। नित्य की भावना 
में श्रीकृष्ण नन्द-भवन में बाल-भाव से और निकुज्ञ में किशोर-भाव से प्रातः 
काल से लेकर शयन पर्यन्त नाना प्रकार की रसमयी लीलाये करते है | वर्षोत्सव 
पर्व की भावना में पदऋतु आदि की लीलाये सन्निविष्ट है, जिनका उल्लेख 
विगत श्रध्याय में हो चुका है। ये लीलायें श्रीकृष्ण के जन्म समय अर्थात्‌ जन्मा- 
ष्टमी से प्रारम्भ होती हैं। जेसा ऊपर लिखा जा चुका है, ये लीलायें नित्य और 
आनन्दमयी हैं | आनन्दमयता के दोनों पक्ष, साधन-पक्ष और साध्य-पक्त, इनके 

अन्तगंत आते हैं | आगामी प्रकरणों में इन बहु-विध लीलाशञ्रो में से हमने 

केवल सात लीलाश्रों का वर्णन किया है, जिनमें रासलीला, मुरली, गोपियाँ, 
माखन-चोरी और चीर-हरण साध्य-पक्तु के श्रन्दर हैं तथा शेप दो दावानल- 
पान और असुरबध नाम की लीलायें साधन-पक्ष में आ्राती हैं | दुष्ट्ता एघम्‌ 
दुष्टों का विनाश, असुर-बध, अन्त में आनन्दमय परिणाम को ही प्रकट करता 
है | रासलीला आदि स्वतः स्वरूप से ही आरनन्दमय हैं | भगवल्लीला में उभय॑ 
पत्तों का समन्वय है |* अतः उसके इन दोनों पक्षोंके प्रमुख रूपों का ही उल्ल ल॑ 
आगामी सात प्रकरणों में किया जायगा | 





नरम ना नल्ननननम-मम+- 3. बन 


१-सूरनिणय, एष्ठ १२३ (यह पद प्रकाशित सरवागर की किती भी प्रति में नही मिलता ।) 

२--१-१-११ के श्रणुभाष्य, पृष्ठ १८६४ पर आचाय बल्लम ने मगवान की 
लौला में प्रविष्ट जीवों को प्राकृत गुण वाले प्रपश्च' (शरीर) से रहित तथा 
गुणातीत प्रपश्च (शरीर) को प्राप्त करने वाला कहा है। श्रस्मात्‌ लोकात्‌ 
प्रेत्य'"''*'प्राकृतगुण॑म्य प्रपश्चमश्र तिक्रम्य शुणातीत प्रपश्च साक्षात्‌ लीलो- 
पयोगिन प्राप्नोति इति श्रवगम्यते | लीला के लिए उपयोगी यही रूप है, 
जिसे कृष्ण रूप हो जाना कहा जाता है | इसी प्रकार ४-२-१ के श्रणु- 
भाष्य में पृष्ठ १३०१ पर आचाये जी ने इसी तथ्य का उद्घाटन इस प्रकार 
किया है;:--तथा पुरुषोत्तम लीलाया; अपि पुरुषोत्तमात्मकत्वात्‌ तत्र अगी- 
कार मात्रेण प्राचीन अशेष प्रावाहिक घर्म निदृत्तो शुद्ध जीवस्य पुरुषोत्तम 
लीलात्मक देहादिरपि तदीयत्वेंन संपल्नते इति न श्रनुपपन्नम्‌ किश्वित्‌ | 

३--पीछे 'हरिलीला कया है? ! शीघंक प्रकरण में भी हमने सृजन एवम्‌ 
घ्वन्श दोनों पक्चों को हरिलीला के श्रन्तर्गंत स्थान दिया हैं | 








रासलीला 

रासलील[--रास शब्द रस से बना है। रसो वे सः, श्रर्थात्‌ भगवान 
स्वय रसरूप हैं, आनन्द रूप हैं। उपनिषद में कहा है: आनन्द रूप प्रभु से 
समस्त प्राणी प्रकट हुए है| यह रसरूप ब्रह्म केन्द्र है श्रौर उसकी परिधि है 
ब्रह्मांड का यह चक्र, जिसे उसकी लौला कहा जाता है | कहाँ तो वैष्णव भक्ति 
का आचायों द्वारा वर्णित यह आनन्द रूप जिपके मूल में अनन्द और परिणाम 
में भी आनन्द; और कहाँ इंसाइयों का वह घोर दु/खबवाद एवं पाप-बोध की 
भावना !! मालूम नहीं पाश्वात्य विद्वानो ने भागवत भक्ति को इंसाइयों की 
प्रायश्चित्त वाली भावना से केसे मिला दिया ! एखला्ट मामक ईसाई सन्त ने 
ईसाइयों की श्राध्यात्मिकता-प्रिय व्रक्ति को शास्त्र-सम्मत रूप अ्रवश्य॒ दिया था, 
जिपमें पापबोध, संस्कारों का सुधार, पवित्रीकरण, महनीय भाव कौ अनुभूति 
और श्रन्त में प्रभु के साथ वादात्म्य भाव की प्रधानता थी; परन्तु ईताइयों का 
यह भाव वैष्णव धर्म की श्रानन्द भावना से एकदम विपरीत है। वेष्णवों की 
रासलीला इसी आनन्द-भावना के श्रनुभव करने का नाम है | 

बंगीय विद्वानों ने जहाँ वैष्णव भक्ति को विवेचना के आधार पर वैज्ञा- 
निक रूप दिया है, वहाँ उन्होंने रासलीला को भी विज्ञान-समस्त सिद्ध किया 
है। इन विद्वानों की सम्मति में, बाह्य जगत में, भौतिक विज्ञान द्वारा श्रनुमो- 
दित, आकर्षण का एक नियम पाया जाता है। इस अनन्त आकाश में अ्रनेक 
सूर्य है | एक-एक सूर्य के साथ कई ग्रह और उपग्रह लगे हुए हैं | सये केर्द्र में 
हैं और वे समस्त ग्ह-उपग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। आरक्षण 
की शक्ति इनको परस्पर सम्बद्ध किए है, इधर-उधर गिरने नही देती | रासलीला 
में कृष्ण केन्द्रस्थ सूथ है; राधा तथा अन्य गोपियाँ ग्रह श्रौर उपग्रहों के रूप 
में है । 

इस विचार से भी अरू त एक और विचार है। मौतिक शास्त्र के 
शआधुनिक श्रनुसंघानकर्ताश्रों ने अपनी गवेषणा द्वारा सिद्ध किया है कि प्रकृति 
का एक-एक अणु कई शक्तियों के समूह का नाम है। अणु का विश्लेषण करने 
से ज्ञात होता है कि उसके बीच में एक केन्द्र विन्दु है, जिसके चारो ओर 
अनेक गति और प्रमति के तार चक्कर काट रहे हैं। इनमें श्रनन्‍्त लहरें श्रौर 


[| ५६४ ] 


अपरिमित कम्पन है| रासलीला में वह केन्द्रीभूत कृष्ण अपने चारों और 
गोपियों के रूप में ऐसी ही लहरें उत्पन्न कर रहा है| 

किमी-किसी विद्वान ने रासलीला का वन शाश्वत नृत्य की भावना 
के रूप में किया है | कहते है, यही तो शिव का नत्य है| डम-डम डमरू की 
ध्वनि इस आकाश में फली हुई शनन्त शब्द-ध्वनियाँ है और शिव के पद- 
तल की कभी सम और कभी विपम गति लास्य एवं ताडव नाम के नृत्य को 
जन्म दे रही है | न॒त्य का यही शाश्वत रूप रासलीला द्वारा प्रकट किया 
गया है | 

एक विचार और भी रावलीला के साथ सम्बद्ध है, जिसके अन सार यह 
लीला शुद्ध रूप से अध्यात्म क्षेत्र की घटना है। अध्यात्म पद्ष में कृष्ण 
परमात्मा है और राधा तथा गोपियाँ श्रनेक जीव | वृन्दाबन ( आचाय बल्लभ का 
गोकुल) सहख्म दल कमल है । यही तो आत्मा और परमात्मा का मिलन 
होता है। परन्तु जैसा प्रथम ही कहा जा चुका हे, वेष्णव पुष्टिमार्गीय विचारों 
के अन॒कूल आत्मा और परमात्मा मोक्ष में भी मिन्न-भिन्र रहते हैं| मुक्त जीव 
परमात्मा के साथ क्रीड़ा करते है, उसकी लीला में भाग लेते है। गोपिकार्य 
भी रासलीला में कण के साथ खेल खेलती हैं । 

ऊपर लिखे विचारों से कम-से-कम एक बात श्रवश्य सिद्ध होती हैं कि 
रासलीला एक प्रकार का रूपक हैं। श्रमरकोष में विशाखा नक्षत्र का एक 

मम राधा भी दिया है। यह नक्षत्र कृत्तिका नक्षत्र से चोदहवाँ नक्षत्र है। 

पहले नक्षत्र-गणना क॒त्तिका से होती थी । इस गणना के श्रनसार विशाखा 
अर्थात्‌ राधा नक्षत्र ठीक बीच में पड़ता है। वष्णव भक्ति में राधा कृष्ण की 
पूरक शक्ति मानी गई है और रास में सबंदा कृष्ण के साथ रहती हैं । श्रत 
रास-मंडल के मध्य में स्थित होने के कारण, कम-से-कम, रास-सडल के श्रनुसार 
उसका प्रधान स्थान हैं। 

रास में राधा का परकीया रूप :--यहाँ प्रश्न होता हे कि लौकिक 
परिवेश में कृष्ण का राधा के साथ क्‍या सम्बन्ध है ? वह स्वकीया हैं अ्रथवा 
परकीया ! महाभारत, विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण में कृष्ण को ख्त्रियों के 
नाम दिये हैं, जिनमें सत्यमामा, रुक्मिणी, जाम्बवती श्रादि नाम आते हैं, 
परन्तु राधा का नाम नहीं श्राता | राधा को किसी भी प्राचीन अन्य में कृष्ण 
की पत्नी नहीं कहा ग़या हे | तो क्या राधा परकौया है ? सर ने ऐसा नहीं 
कहा | उसने अपने सूरसागर में राधा और कष्ण का विवाह बड़ी धूमधाम के 
ताथ कराया है। परन्तु चैतन्य सम्प्रदाय में राधा को परकीया ही माना गया है | 


[ १६६ | 


यही नही, वंगीय वैष्णव शाखा में परकीया प्रेम को सर्वेश्रेष्ठ श्यान दिया गया है। 
इसे प्रेम की चरम सीमा माना गया है। कतिपय विद्वानों ने इस परकीया प्रेम 
का मूल ऋग वेद तक में दे ढ़ निकाला है और उसको दशन की आधार भूमि 
पर ला खड़ा किया है| इस पक्ष के विद्वान कहते. है कि ईसवी सन्‌ के श्रातपास 
शाक्तो का एक रुम्प्रदाय पराशक्ति की उपापतना ह्लरी रूप में करता था। 
त्रिपर सुन्दरी के साथ घुलमिल जाना इनकी साधना का अ्रन्तिम लक्ष्य था। 
इसी शक्ति के नाम बौडो में प्रशा पारमिता और तारा आदि के रूप में 
स्वीकृत हुए है | अन्य विद्वान ऐतिहासिक दृष्टि से इसकी व्याख्या करते हैं। 
बे कहते है कि तन्‍्त्र मत आदर्श-भ्रष्ट बोद्ध संघो से उत्पन्न हुआ । बौद्ध धर्म 
की पतितावस्था ने लोक में अबाध व्यभिचार फेला रक्खा था । हमारे रुमाज 
के अनेक दोष उन दिनों नग्न रूप में प्रकट हो गए थे। आचाया ने इन दोषों 
को धार्मिकता के बन्धनों में लपेटना चाहा और परिणामत: परकीया प्रेम की 
उत्पत्ति हुई । 

वंगीय विद्वान जिस तत्व पर इतना बल देते है, वह उत्तरी मारत में 
कभी ग्राह्म नही हुआ । कदाचित्‌ इसीलिए बल्लम सम्प्रदाय में राधा तथा श्रन्य 
गोपियों को परकीया नहीं समझा गया | भागवत में इस सम्बन्ध की एक 
कथा है : एक बार कष्ण अन्य गोपालों के साथ गाये चरा रहे थे | बह्मा ने 
इन गायो और गोपालों को चुराकर छिपा दिया। कष्ण ताड़ गये और 
उन्होंने अपनी शक्ति द्वारा उतनी ही गायो श्रोर गोपालो का रूप धारण कर 
लिया | इसी वष गोपियों का विवाह हुआ । साल भर बाद जब ब्रह्मा ने 
गायों और गोपालों को लौटा दिया तो किसी भी गोपाल को अपने विवाह की 
स्मृति नही थी, अ्रतः वास्तव में गोपियों का विवाह कृष्ण रूप गोपालों से छुआा 
था। यह है भागवतकार की स्वकीया प्रेम की श्राधार भूमि | समाज में जिन 
बातों से विज्ञोभ उत्पन्न होता है डन बातों को कोई आचाय दाशंनिक रूप 
देकर भले ही टालना चाहे, परन्तु समाज से उसे स्वीकृति प्राप्त नही होती । 
इस सामाजिक अ्रड़चन को दूर करके बल्लभ उम्प्रदाय बालों ने वैष्णव मक्ति 
को लोक-सम्मत रूप दे दिया । 


दो मौलिक विचा[र:--इसी सम्बन्ध में वैष्णब मक्ति-भाव से उत्पन्न 
दो भौलिक विचार भी स्मरणीय है। एक है, बौद्ध धर्म के पतन से लेकर 
यवन काल तक फेली हुई विलासिता को, व्यभिचारी प्रेम को, भगवान के प्रति 
उन्मुख कर देना और इस प्रकार मानव की कल॒षित मनोड्क्ति को वासना 
की कदम से निकाल कर भगवद्धक्ति रूपी बरिमिल में परिवर्तित कर देना। 


[| २६७ | 


दूसरा विचार है वैराग्य को, निश्वत्ति परायणता को, प्रवृत्ति में परिणत कर देना | 
वैराग्य की यह मावना जिसने हमारे हृदयों में घर कर रक्खा था और जिसके 
कारण हम ससार को मिथ्या समझने लगे थे, भक्ति की इस प्रबल धारा में 
बहकर न जाने कहाँ विलीन हो गई | क॒ष्ण की बाललीला एवं रासलीला में 
मग्न होकर मानव-मन खिन्नता से प्थक्‌ , उदासीनता से दूर श्रौर नैराश्य से 
हटकर घर के मंगल कार्या में तथर होकर भाग लेने लगा । वैष्णव धर्म की 
यह देन श्राय जाति के लिए रामबाण ओ्रौषधि सिद्ध हुई | धन्य हैं वे कवि 
जिन्होंने श्रपनी वाणी द्वारा इस भक्ति का जनता में प्रचार किया । 

सर की रासलीला[--ऊपर जिस लीला के रम्बन्ध में हमने कुछ 
विचार प्रकट किये है, उसका बणन विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण,श्रीमद्धागवत 
और ब्रह्मवेवत पुराण में भी पाया जाता है | सूर ने इस रासलीला का वर्णन 
श्रीमद्भागवत की रासपंचाध्यायी से लिया है। पर, जेता हम लिख चुके हैं, 
भागवत में राधा का नाम नहीं झरता । भगवान की एक ऐसी आराधिका 
गोपी का वन अवश्य आता है, जिसे वे सर्वाधिक प्यार करते थे | सर ने इसी 
गोपी को राधा नाम दिया 

यद्यपि बल्लमसम्प्रदाय के अनुयायियो ने परकीया के स्थान पर श्वकौया 
को महत्व दिया है, परन्तु व्यवहार के क्षेत्र में वंगीय वैष्णव शाखा से 
वे भी प्रभावित जान पड़ते हैं| तभी तो उस शरचन्द्रिका--घोत निर्मल विभा- 
वरी में जब रास प्रांस्म्म होने से पूर्व मोहन की मुरली बजती है, तो गोपिकायें 
अपने समस्त णहकाया का परित्याग करके, आय-मयोदा का उल्ल'घन करती 
हुईं श्रनेक विध्न-बाधाओ के होते हुए भो, शीतल-मन्द सुगन्ध समीर से मादकतरंग- 
संकूल यम॒ना-तट पर जा पहुँचती है| सूर इस समय का वर्णन करते हुये लिखते है;--- 


जब मोहन मुरली अधर घरी । 
गृह व्यवहार थके आरज पथ तजत न संक करी ॥ 
पद्‌-रिपु पट अटक्यो आतुर ज्यों उन्नटि पल्नटि उबरी। 
सुरसागर (ना०प्र०्त० १२७७) 
जबहि बन मुरली खवण परी । 
चकृत भईं गोप कन्या सब काम धाम बिसरी ॥ 
कुल मरजाद वेद की आज्ञा “नेकहु नाहिं डरी। 
जो जेहि भाँति चली सो तैसई निशि वन कुठज खरी । 
स्रत॒ पति नेह, भवन ज़न शंका, लज्जा नाहिं करी !। 
सुरसागर (ना*प्र?स० १६१८) 


[ रद्ट८ | 


मुरली मधुर बजाई स्याम | 
मन हरि लियो भवन नहिं भावे व्याकुल त्रज की बाम ॥ 
भोजन भूषण की सुधि नाहीं, तनकी नहीं सेंभार। 
गृह-गुरुलाज सत सौ तोरयो डरी नहीं व्यवहार ॥ 
सृरसागर (ना०प्र०्स० १६०७) 
मुरली सुनत भईं सब बोरी । 
छुटि सब लाज गई कुल कानी,सुनि पति-आरज-पंथ भुलानी ॥ 
सूरसागर, दशम स्कम्ध, पृष्ठ ३३८,३३६ 
इन गौतो में सूर ने जिस श्रायं-पथ, कुल-मयांदा, वेद की आ्राशा, सुत- 
पति-स्नेह, मवन-जन-शंका, गृ्‌ रु-गह-लजा आदि के परित्याग का उल्लेख 
किया है, वह परकीया प्रेम को ही अभिव्यज्ञित कर रहा है। नीचे लिखे पदों 
में विश्व-विमोहक मुरली-ध्वनि के प्रभाव को देखिये;-- 
जब हरि मुरली नाद प्रकास्यो। 
जंगम जड़, थावर चर कीन्हे, पांहन जलज विकास्यो ॥ 
स्वर्ग पाताल दसों दिसि पूरन, धुनि आच्छादित कीन्‍न्हों। 
निसि बर कल्प समान बढ़ाई, गोपिन को सुख दीन्हो।। 
मेमत भये जीव जल थल के, तन की सुधिन संभार | 
सर स्याम मुख बैन मधुर सुनि; उलटे सब व्यवहार ॥५२ 
सूरसागर (ना०प्र०्त० १६८४) 
मुरल्ली गति विपरीति कराई। 
तिहूँ भुवन भरि नाद समान्यो राधा रवन बजाई ॥ 
बछरा थन नाहीं मुख परसत, चरत नहीं तृण धेनु । 
जमुना उलटी धार चज्ञी बहि पवन थकित सुनि बेनु।। ४३ 
सूरसागर, पृष्ठ ३४७ 
मुरली की इस ध्वनि को सुन कर ऐसी किस में सामथ्य थी, जो चुपचाप 
बैठा रहता | जो मुरली यमुना की धारा को उलट कर बहा सकती है, पवन 
को मूक, चन्द्र को स्तब्ध और सुर-गंधवों को व्याकुल बना सकती है, जिसकी 
ध्वनि को सुनकर गाये चरना छोड़ देती हैं, बछुड़े दूध नहीं पीते, शिव की 
समाधि भंग हो जाती है, खग, म॒ग, तरु, सुर, नर, मुनि श्रादि सब पर जिसका 
अबाघ अधिकार है, उसकी ध्वनि कान में पड़ते ही गोपिकायें कुल-लजा को दूर 
करती हुईं ऋष्ण के पास पहुँच ही तो गई ! कैसा जादू है इस मुरलिका में !! 
सूर कहते हैं:-- ह द | 


[ २६६ ] 


घट 3 आए 


ले ले नाम सबनिकौ टेरै, मुरली ध्वनि घर ही के नेर । 
सूरमागर (ना“प्र०स० १६०७) 
तथा 
राधिका-रवन बन भवन सुख देखि के अधर धरि बेनु सुललित बजाई। 
नाम ले ले सकल गोप कनन्‍्यान के सबन के खबण वह धुनि सुनाई।॥ 
सूरतागर (ना०प्र०ण्ख० १६०६) 
मुरली की ध्वनि कानों में पड़ते ही प्रत्येक गोपी ने अनुभव 
किया जैसे उसी का नाम ले लेकर मुरली उसे ही बुला रही है :१ सोलह 
सहस्त॒ गोपिकाये और प्रत्येक का नाम पुकाग्ती हुई बंशी की एक-एक ध्वनि 
संदेश मी सबके लिए. पथक्‌-एथक; अद्भुत हैं यह मुरली ! यह जिसको जिस 
दँग से चाहती है, वेंसा ही संदेश उसके कानो में अपनी ध्वनि से डाल देती 
है। मुरली कया है, मानों भगवान की कार्य-साधिका यन्त्र रूप माया 
जो विश्व के समग्र भूतों को अपने अ्रपने कार्य में निग्त कर रही है। और यह 
काय कया है? संसार के इस संसरण का, प्रत्येक व्यक्ति के स्व-कतंव्यपालन 
का क्या भाव है ! यह भाव एक ही है, अपना-अपना कार्य करते हुए उधर 
ही दौड़ लगाना, उसी केन्द्र में समा जाना। गोपिकाश्ों का कृष्ण के पास 
जाना अध्यात्म पक्ष में जीवात्माश्रों का परमात्मा कौ ओर उन्मुख होना है। 
जो धारा संसार की ओर बह रही थी, उसे उलट कर ईश्वर की ओर बहाना 
है| तभी तो सूर लिखते हैः-- 
मुरली स्थाम अनूप बजाई। विधि मर्यादा सबनि भुलाई 
निसि बनको युवती सब धाई। उलटे अंग अभूषण ठाई॥ 
कोऊ चलि चरण हार लपटाई। काहू चोकी भुजनि बनाई॥ 
अगिया कटि लहंगा उर लाई | यह सोभा बरनी नहिं जाई ।। 
सुरसागर (ना०«प्र०्स० १६०७) 
गोपियों कौ जो वृत्ति ग्हस्थी में, संसार में, रमण कर रही थी, 
वह मुसरलीनाद सुनते ही इधर से हट परमार्थ की ओर लग गई | साधक साधना 
करता हुआ कभी-कभो अनुभव करता है, जैसे कोई उसे बुला रहा है। 
गोपिकाश्रों को भी ऐसा ही अनुभव हुश्रा और वे चल पड़ी । नशे में चूर 
मतवाले मनष्य को श्रपने तन-वसन का स्मरण नहीं रहता, गोपियों की भी 


१--गई सोलह सहस हरिपे, छॉड़ि सुत पति नेह |।६३।।एष्ठ ३४० 
सूरसागर (ना०प्र०स० १६२४) 





[ २७० ] 


ऐसी ही दशा है| वे भी क्ृष्ण-दशन के नशे में मतवाली बनी हुईं हैं । तभी 
तो हार चरणों में लिपटाया जा रहा है और चौको भुजाओं में पहनाई जा 
रही है। सब अगों में उलटे आभूषण धारण किये जा रहे हैं, पर यह सब हो 
रहा है, घर की निशा से निकज् कर कृष्ण की चाँदनी के दशशन करने की 
घुन में | ओधेरे में भला कौन रहना चाहेगा ? 
जाको मन हरि लियौ स्याम घन, ताहि सँभारे कौन ? 
जिसकी वत्ति उधर फिर गई है, वह इधर की संभाल क्‍यों करने 
लगा ? गोपिकाय चल पड़ी, पद-रिपु कंट्कादि रूपी विथ्नों को जेसे- 
तेसे पार करती हुई, कृष्ण के पास पहुँची। परन्तु यह क्या ! क्ृष्ण तो उन्हें 
डाट रहे है, कहते हैं: निशीथकाल में अ्रपने पतियों को छोड़ कर तुम यहाँ 
कैसे आ गई १ आाय-मयादा की यह श्रवहेलना ! जाश्ो, जाओ, लौट जाश्रो, 
जाकर घर में पति की सेवा करो । यही नहीं, कृष्ण गोपियों को मर्यादा-पालन 
का उपडेश भी देते हुए कहते हैं-- 
यह विधि वेद सारग सुनो । 
कपट तजि पति करी पूजा, कहंयो तुम जिय गुनो । 
कनन्‍्त मानहु भव तरोगों, और नहिंन उपाय । 
ताहि तजि क्यो विपिन आईं कहा पायो आय )। 
बिरध अरु बिन भागहू को, पति भजों पति होय। 
जऊ मूरख होई रोगी, तज नाहीं जोय ॥ 
है में पुनि कहत तुमसों, जगत में यह सार। 
सर पतिसेवा बिना क्‍यों तरोगी संसार |॥७०२॥४ष्ठ ३४१ 
सरसागर ( ना“०«प्र०्स० ३६३४ ) 


एक आय सदगहस्थ की मर्यादा यही है, जो सर के इस पद में प्रकट 
हुईं हैं | सरसागर के रासलीला श्रध्याय में यहाँ तक गोपियों का परकीया भाव 
ही प्रकट हुआ है । पर कृष्ण द्वारा की हुई परकीया भावरूपी भरत्सना को 
क्यों गोपियों ने श्रॉख मीच कर स्वीकार कर लिया १ नहीं, गोपियों को इन 
पदों में व्यावहारिक रूप से परकीया कहा गया है, जो प्रातिभासिक सत्ता के 
अन्दर स्थान पाता है। वास्तव में उनका प्रेम पारमाथिक दृष्टि से ध्वकीया 
का ही प्रेम है। तभी तो गोपियाँ कहती है --- 


तुम पावत हम घोस न जाहिं | 
कह ज़ाइ लेहें त्रज में हम यह द्रसन त्रिभ्रुवन में नाहि। 


[ २७१ ] 


तुम हू ते ब्रज हिंतू कोड नहिं कोटि कहो नहीं मानें ॥। 
काके पिता, मात है काके, काहू हम नहिं जानें। 
काके पति सुत, मोह कोन को, घर है कहा पठावत॥ 
केसोी धर्म, पाप है केसी, आस निरास करावत। 
हम जानें केवल तुमही को ओर बथा संसार ॥ 
सूर स्याम निठुराई तजिये तजिये बचन बिनु सार ॥७॥ 
सूरसागर ( ना०प्र०्स० १६३६ ) 
धाड़ मार कर रोती हुई गोपियों की इस कातर एव व्याकुल वाणी 
को सुन कर कृष्ण ने उनके अनन्य प्रेम का अ्रनुभव किया;-- 
हरि सुनि दीन बचन रसाल । 
विरह व्याकुल देखि बाला भरे नेन विसाल ॥ 
भ< ५८ >< 9८ 
हरप वाणी कहत पुनि पुन्ति धन्य धनि ब्रजलाल। 
सर प्रभु करि कृपा जोह यो सदय भये गोपाल ॥१८॥ 
सरतागर (न[०प्र०्त० १६४६) 
भक्त की वेदना का अ्रनुभव करके भगवान द्रवित हो गये ओर गोपियों 
के प्रेम को धन्य-घन्य कहने लगे | 
रास प्रारम्भ हुआ | कितना सहावना समय है [शरद कालीन निर्मल 
नप्र में पूर्ण चन्द्र का प्रकाश, रोम-रोम में मादकता की तरंगे उत्पन्न करने 
वाली शीतल मंद सुगंधित वायु, परम रुचिर यमुना का तट !! सर कहते है:-- 
आजु निसि सोमित सरद सुहाई। 
सीतल मन्द सुगन्ध पवन बह रोम रोम सुखदाई || 
यमुना पुलिन पुनीत परम रुचि रचि मण्डली बनाई। 
राध। बाम अंग पर कर घरि मध्यहि कुंवर कन्हाई ।।६६।|४० ३४० 
सृरसागर (ना०प्र०सत० १७४६) 


घा श्रौर कृष्ण बीच में है। चारों श्रोर गोपियां है| वैसा ही समय 
वैसा ही सोदय और वे गे ही हार्दिक प्रेम की उमग ! रासलीला क्या है. मानो 
भगवान का एक एक आत्मा के साथ तद्र प हो जाना है। पहले राध। के साथ 
नृत्य प्रारम्भ हुआ । सर के शब्दों में ही सुनियेः-- 
कुस्डल संग ताटंक एक भये युगल कपोलनि भाई | 
एक उरग मानों गिरि ऊपर हे ससि उदय कराई॥ 


/ज/ न 


[ २७२ ] 


चारि चकोर परे मनों फंदा चलत हैं चंचलताई ॥ 
भरे 
उडुपति गति तजि रहूयो निरखि लजि सूरदास बलिजाई।|। 
सुरतागर (ना०प्र०ण्त० १७४६) 


रास में राघा श्रौर कृष्ण दो नहीं मालूम पड़ते । दोनों मिलकर एक 
हो गये है | कृष्ण के कुगडल और राधा के ताटक श्रब प्रथक्‌_ पृथक दिखलाई 
नही देते । दोनो कपोलों पर उनकी ऋलक भर पड़ रही है, यह कलक सप के 
समान लहरें ले रही है। राध[ के स्तन रूपी पर्बत के ऊपर राधा और कृष्ण 
दोनों के दो मुख दो चन्द्रमाओं के समान उदय हो रहे है। दोनों की दो-दो 
मिलकर-चार आँखें चञ्नल हो रही है। एक दूसरे के जाल में फेंसी हुई हैं । 
ओर वह वास्तविक चन्द्रमा ? वह देखता है । मेरे जैसे दो-दो चन्द्र आ्राज पृथ्वी 
मण्डल पर अपूर्व लीला कर रहे है, श्रतः वह देखते ही लजित हो जाता है 
आर अपना चलना छोड़कर चुपचाप खड़ा हो जाता है । हाँ, यह रासलीला 
ऐसी ही है| वह देखो, विमानों में बेठ कर देवता भी इस रास दृश्य को देखने 
के लिये आ गये और ब्रजबालाशों को धन्य-घन्य कहते हुए उनके ऊपर पुष्पों 
की वो करने लगें। धन्य है वह इृन्दावनधाम, जहाँ उत्त लौलापुरुषोत्तम ने 
ऐसा श्रद्मुत रास किया ! 


शिव, शारदा औ्रौर नारद, किन्नर, गन्धर्व और मुनि सभी तो इस रास- 
दृश्य के दृष्टा बने हुए, है | देवांगनायें तो तरस रही है, चाहती है, वे भो 
ब्रजबालाय होतीं, तो इस ग्सिक-शिरोमणि के साथ कुछ तो रस का श्रास्वादन 
कर सकतीं | अरे यह नहीं, तो इन्दावन की लताय और बृचक्ष ही वे बन जाती । 
किसी प्रकार उत्त नग्नागर का सामीष्य तो प्रदत्त हो ! 


हमको विधि त्रज॒ बधू न कीन्ही कहा अमरपुर बास भये | 
बार बार पछिताति यहै कहि सुख होतो हरि संग रथे |! 
, कहा जन्म जो नहीं हमारो फिरि फिरि त्रज अवतार भलो १ 
बुन्दाबन द्रुमलता हूजिये करतासों माँगिये चलो ॥३२॥ एष्ठ ३४४ 
सुरसागर (ना०प्र०स० १६६४) 


रास अ्रपनी चरमसीमा पर पहुँचता है। सोलह सहर्त गोपियाँ, पर 
सत्य की द्र त गति द्वारा सबको कृष्ण अपने ही साथ क्रीड़ा करते दिखाई पड़ते 
हैं | एक गोपी में तमाया हुआ एक कृष्ण और एक कृष्ण में समाई हुई एक 
गोपी । उप श्रन्तर्थामी, घट-घट-व्यापक छुबीले की सवंत्र फेली हुई छबि का 
कुछ ठिकाना है ! सूर जेता क्रांतदर्शों कवि ही उसे कुछु-कुछ समझ श्रौर 


[ २७३ ] 


समझा सकता है। नीचे के पद में उत अलौकिक पारखी द्वारा श्रनु भूत शस- 
लीला का दृश्य देखिए ;-- 


मानों माई घन घन अन्तरदामिनि | 
घन दामिनि दामिनि घन अन्तर, सामित हरि ब्रजभामिनि ॥ 
यमुन पुलिन मल्लिका मनोहर सरद सुदाई यामिनि | 
सुन्दर ससि गुण रूप राग निधि, अंग अंग अभिरामिनरि ॥ 
रच्यो रास मिलि रसिकराइसों, मुदित भईं ब्रजभामिनि। 
रूप तिधान स्याम सुन्दर घन-आननन्‍्द मनविस्लामिनि ॥ 
खन्‍जन मीन मराल हरन छुबि भरी भेद गज गामिनि। 
को गति गुनही सूर स्याम संग काम विमोहयौ कामिनि ॥३४॥ 
सरसागर (ना०प्र०स० १६६६) 
एक बादल श्रपनी उमड़-घुमड़ के साथ श्याम-कांति लिए हुए, प्रत्येक 
स्थान पर विद्यमान है, जिसमें ज्षण-क्ञण क्षणदा का प्रकाश हो जाता है | यह 
विद्यु त-प्रभा अपनी चमक-दमक को लिए हुए राधा और गोपषियों का ही तो 
रूप है; घनश्याम तो घन रूप है ही | इस दृश्य से ऐसा प्रतीत होता है, जेसे 
एक ही समय कृष्ण प्रत्येक गोपी के साथ द्ृत्य में निमग्न ही रहे हों, रसिक- 
राज श्रीकृष्ण के साथ तद्र प बनी हुई ब्रजबालाय हृष-पुलक से श्रोतप्रोत हो 
रही है | खब्नन, मीन तथा मराल की शोभा को अपनी अ्रमन्द छुवि से पराजित 
करने वाली इन अ्रनिन्य रात-विहला गोपियों की गति का कोई क्‍या वर्णन 
करेगा ! 


रासलीला की कला-ताल का तारतम्थ भी देखिये:«»- 


विराजत मोहन मण्डलरास । 

स्यामासुधा सरोवर मानो क्रीडत विविध बिलास ॥ 
त्रजजुबती सत यूथ मण्डली मिलि कर परस करे | 
भुजमनाल भूषन तोरन युत कञ्चन खम्भ खरे।॥। 
सु पदन्‍यास मन्‍द मलयानिल, विंगलित सीस निचोल । 
नील पीत सित अरुन ध्बजाचल सीर समीर मकोल || 
विपुल पुलक कब्चुकि बंद छूटे हृदय अनन्द भये। 
कुच युग चक्रवाक अवनी तजि अन्तर रनि गये॥ 
दसन कुन्द दाडिम द्युतिदामिनि प्रगटत ज्यों ढुरिजात। 
अधर बिम्ब मधु अमी जलदकन प्रीतम बदन समात॥ 


[| २७४ ) 


गिरत कुसुम कबरी केसन ते दूटत हे उर हार । 

सरद्‌ जलद मनु मन्‍द्‌ किरनकन कहेँ कहूँ जलधार ॥ 

प्रफुलित बदन सरोज सुन्दर अति रस रंग रेंगे। 

पुहुकर पुरडरीक पूरन मनु खब्जन केलि खगे।॥ 

प्रथु नितम्ब कर भीर, कमल पद, नखमनि चन्द्र अनूप । 

मानहुँ छुब्ध भयो वारिजदल इन्दु किये दुसरूप | 

खस्रति कुग्डल धर गिरत न जानति अति आनन्द भरी । 

चरन परस ते चलत चहूँ दिसि मानहुँ मीन करी॥ 

चरन रनित नूपुर कटि किंकिनि, करतल ताल रसाल । 

तरुनी तनय समैत सहज सुख मुखरति मधुर मरा ॥। 

बाजत ताल मदंग बाँसुरी, उपजति तान तरंग। 

निकट विटप मनु ह्विजकुल कूजत, वयब॒ल बढ़े अनंग।। 

सकल विनोद सहित सुर ललना मोहे सुर नर नाग। 

विथकित उडुपति बिम्ब विराजत श्रीगोपाल अनुराग ॥। 

याचक दास आस चरनन को अपनी सरन बसाव | 

मन अभिलाष स्तवन जस पूरित स॒रहि सुधा पिआाव ।।६४।॥। 

सूरसागर (जा०प्र०स० १७४४) 
ऊपर के पद में ब्रज की इन अआुबतियों का हाथ पर हाथ रक्खे हुए 
सूदुल पद-विन्यास पढ़ते ही बनता है, जिपमें रास करते हुए कभी उनके शिर 
से वस्त्र नीचे खिसक जाता है, केशपाशों में गुथी सुई कुसुमों की माला नीचे 
गिर पड़ती है, हार में पिरोये हुए मोती इधर-उघर बिखर जाते है और कानों 
के कुण्डल पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, चरणों की गति से नूपुरों की शिज्नन जब 
रुनमुन करने लगती है, तो कटि में पड़ी हुईं किंकिणी उसके साथ ताल 
मिलाने लगती है, और करताल से उत्पन्न सुन्दर तालिका की ध्वनि उसके 
साथ समवेत स्वर हो स्वर्गीय समाँ बाँध देती है | साथ ही मुददंग, मुरज, मुरली 
आदि अनेक वाद्य बज रहे है। रासलीला के इस रपतीले राग से व्योम में 
विमानस्थित देवबुन्द श्राश्चय-चकित हो रहा है और तारकावलि ट्कटकी 
लगाये इस दृत्य के निरखने में निमग्न है। और अन्धा सूरदास ? वह भी 
चाहता है, इस अमृत का अ्रनवरत श्रास्थादन करता रहे । 
कितना श्रद्‌ मुत इस रास का प्रभाव है। सन्त सर की तो सम्पति ही 

कितनी १ इस रासलीला ने तो नारद जैसे मुनीश्वर, शारदा जेसी विद्या की 
अधिष्ठात ठेवी और शिव जैसे योगीश्वर तक को आत्मविश्म त कर दिया, शिवजी 


[| २७४ ] 


ही नही, नारायण तक मुग्घ हो गये, ओर अ्रपनी प्रियतमा रमा से कहने 
लगे, “यारी, सुनो, सनो, आज श्याम बन में बिहार कर रहे है | जि सुख 
विलास में आज ब्रजांगनायें मग्न है, वह सुख हमारे माग्य में कहॉ ? धन्य हैं 
ये ब्रजवामाय !! 


रास रस मुरली ही तें, जान्यो । 
स्याम अधर पर बेठि नाद कियौ मारग चन्द्र हिरान्यौ॥ 
धरनि जीव जल थल के मोहे, नम मण्डल सुर थाके। 
तृण, द्रम, सलिल, पवन गति भूले, स्रवण सब्द पर्‌यो जाके ॥| 
यो नहीं पाताल रसातल, कितिक उ३ लो भान 
नारद सारद सिव यह भापत, कछु तन रहूयो न सयान ॥ 
यह अपार रस-रास डउपायो, सनयों न देख्यो नेन। 
नारायण ध्वनि सन ललचाने, स्याम अधघर सनि बेन || 
कहत रमा सों स॒न्ति सनि प्यारी, बिहरत हैं बन स्थाम | 
सर कहा हमको वेसों सुख, जो विल्सति ब्रज बाम || ५४ | 
सूरसागर ( ना०प्र०्ख० १६८७) 


श्रोर सबसे बढ़कर तो रास-रस का स्वाद मुरली को मिला। वही तो 
श्याम-श्रधरों पर बैठी हुई शब्द कर रही है| चन्द्रमा का मार्ग विश्मत हो जाना 
तो साधारण बात है। देवताओं के मुग्ध होने में भी कोई विशेषता नहीं । पर 
तिनकों श्रौर वृक्षावलियों से तो पूछो, इन्हे काठ क्‍यों मार गया ! श्ररे, ये 
बिचारे क्‍या करें, जल ओर पवन तक अपना बहना मूल इस नाद-निनादिनी 
में बहने लगे हैं। पाताल, रसातल और तलातल भी तो न बच सके, इस 
श्स-प्रवाह में सभी बरस बहे जा रहे है । 


इसी रास के बीच में सर ने राधा-कृष्ण का विवाह कराया है। इस 
विवाह का सर ने बड़ा ही सांगोपांग वर्णन किया है। कृष्ण की प्राप्ति के 
लिए राधा ब्रत रखती हैं | यमुना के पावन पुलिन पर वेदी बनती है। कन्ध 
मण्ठप का कार्य करते है। मुरली निमन्त्रण देकर गोपिकाश्रों को बुला लाती 
है। गोपियाँ वर-बधू का ग्रन्थि-बन्धन करती हैं। माँवरे पड़ती हैं श्र 
बड़ी धूम-घाम के साथ विवाह की विधि समाप्त होती है। सुर ने यहाँ 
गालियाँ मी दिलवाई है, जिन्हे पढ़कर केशवक्ृत रामचन्द्रिका की गालियाँ 
याद आजाती हैं। कंकन खोलने के समय का दृश्य मी चमत्कारथुक्त हैं | 
विवाह के इस प्रसंग का समावेश करके सर ने राधा के परकोया भाव का स्पष्ट 


[| २७६ | 


रूप से निराकरण कर दिया है। विवाह के पश्चात्‌ फिर रासलीला प्रारम्म 
गती है । 
विवाह होने के पश्चात्‌ राधा को गये हुआ | उसने समझता, यह रास- 
लीला उसी के लिए हुई है, यह सारा समाँ उसी के लिए. जोड़ा गया है। वह 
है समस्त गोपियों में पटरानी, फिर गये का क्‍यों न अनुभव करे ? सर 
लिखते है: 
तब नागरि जिय गब बढ़ायो | 
मो समान तिय ओर नाहि कोड, गिरिधर में ही बस करि पायौ | 
जोइ जोइ कहत, करत सोइ सोइ पिय, मेरे हिंत यह रास उपायो। 
सुन्दर चतुर और नहिं मो सी देह घरे कौ भाव जनायो॥ 
सूरतागर ( ना०प्र०ण्ख० १७१८ ) 
आर इस गये में भूली हुई राधा कछ धुष्ठ भी हो गई। भक्तिपक्ष 
में साधक अभिमानी बन बेठा, उदृण्ठता करने लगा । सर के शब्दों में ही सुनियेः--- 


कहे भामिनी कनन्‍्त सों मोहि कन्ध चढ़ावहु । 

निरत करत अति भ्रम भयो ता भ्रमहि मिटाबहु ॥ 

धरनी धरत बने नहीं पग अतिहि पिराने | 

तिया वचन सुनि गये के पिय मन मुसकाने ॥ 

सरसागर (ना“प्र०ण्स० १७१६) 

राधा फहती हे---““न॒त्य करते हुये मे थक गई हूँ | परों में पीड़ा होने 
लगी है | एथ्वी पर चलते नहीं बनता | ज़रा अपने कन्धो पर बिठालो, थोड़ी 
देर विश्राम कर लूँ, जितसे थकावट दूर हो जाय |” राघा के इन गर्वीले धरष्ठ 
वचनों को सुनकर कृष्ण मन ही मन मुझकाने लगे। 

कृष्ण की यह मुसकान राधा के लिये अमृत के स्थान पर बिष बन 
गईं | थोड़ी-ही देर में कृष्ण अन्तधोन हो गये। 

कृष्ण को न पाकर राधा विलखती हुईं एंक इच्ष के नीचे मूछित होकर 
गिर पड़ी | गोपियाँ रून करने लगी" :-- 


१--आचाय बल्लभ ब्रह्मसत्र ४-२-११ के अग्युभाष्य, पृष्ठ १३१६ पर इस विरह 

ताप को भी रसात्मक कहते हेः--श्रानन्दात्मक रसात्मकस्य श्रस्येव 
भगवतः एवं धमऊष्मा विरृताप' इत्यथः |*"'"''भगवद्विरहृस्थ सवसाधा- 
रणत्वेडपि स्थायिभावात्मक रस रूप भगवत्यादुर्भावों यक्ष्य हृदि मवति 
तस्येब तत्माप्तिजः तापः, तदनन्तरम्‌ नियमतः तत्माप्तिश्व भवति |*" 
:”स॒ त्ापो$पि र्सात्मक एवं | 


[| २७७ | 


व्याकुल भई घोष कुमारि। 
स्याम तजि संग ते कहाँ गये यह कहति बत्रजनारि ॥ 
सूरसागर (ना०प्र०्स० १७१४) 

व्याकुल बनी हुईं गोपिकाओशं ने कुछ साहत एकत्र किया श्रौर लताओ 
कुझ्लों एवं वृक्षों के कुरमट में कृष्ण को दूं ढ़ने लगीं। पर “एक बन हू ढ़ि 
सकल बन हू ढ़ीो, कतहुँ न स्यास लक्यो?? स्याम न मिले | विरह की आँच से 
पिघले हुए हृदय वाली गोपिकाश्रो ने बन की लताओ से पूछा, बृक्षों और 
पक्षियों से पूछा, कदम्ब ओर कञ्ञों से पूछा, पर किसी ने भो कृष्ण का बत्तान्त 
न बताया । गोपियाँ बिलख उठीं, बिसर-बिसर कर रोने लगीं । राधा और 
गोपियों की इत व्यथित दशा में क्‍या कृष्ण चुपचाप बठे रहेंगे?! भक्त 
आ्रॉस बहावे-और भगवान आखो-कानों पर पद्दी बाँध कर देखा अनदेखा और 
सुना-अनसुना करता रहे । भारतीय ताधना का पथ भगवान के इस कृूटस्थ रूप 
तक नहीं पहुँचता | यहाँ तो भक्त के एक आस पर भगवान हजार श्राँसू गिराने 
वाले हैं। यह है वैष्णव धर्म का पुष्टिमा्ग, मगवान के श्रपार अ्रनुग्रह का 
अनुभव । माँ जेसे अपने रोते हुए बच्चे को दोड़ कर उठा लेती है, उसके 
अपराधों पर विचार नहीं करती, बसे ही कृष्ण भगवान शा के गये श्रादि को 
भूल कर दौड़े चले आये । हमारी सांधना का कितना आश्वासनप्रद 
स्थल है यह ! 

हमारे भगवान के बीच में कौन परदा खड़ा करता है ! यही गये, 
दप और अहंकार । जहाँ एक बार हमने पश्चात्ताप की श्रग्नि में इस आवरण 
को दग्घ किया, रोकर आँसुश्नों की घारा में इसे बहा दिया, वहाँ भगवान के 
प्रकट होने में देर नहीं लगती । कृष्ण श्रागये, रासलीला फिर चलने लगी | 


बहुरि स्थाम सुख रास क्रियो। 
भुज भुज जोरि जुरी जजवाला वसे ही रस उमगि हियो | 
सूरतागर (ना०प्र०त० १७४०) 


रास करने से फिर वैसी ही पूव कौ-सी अवस्था उत्पन्न हो गई । सुर, 
नर, मुनि वैसे ही वशीभूत, नक्षत्र और चन्द्रमा उसी प्रकार मार्ग भूले हुए, 
यमुना और पवन वैसे ही गति-विहीन, जैसे प्रथम रास के अवसर पर थे | 


१--३-३-२६ के अज्ुभाष्य, पृष्ठ १०४३ पर आचाय बल्लम लिखते हैः--- 
ब्रह्मण: सकाशात्‌ विभागों ज़ीवस्य हानि शब्देन उच्यते। तथाच तस्यां 
शेष टिप्पणी अ्रगले पृष्ठ पर 


[ २७८ ] 


रासलीला समाप्त हुईं । गोपियाँ, राधा, कृष्ण सबके रब थके माँदे 
यमुना के जल में थकावट दूर करने के लिये स्नान करने लगे। रात्रि व्यतीत 
होने आई | पर यह अकेली रात्रि भागवत के अ्रनुमार छुः महीने के बराबर 
थी। और सर के शब्दों में तो वह एक" कल्प के काल से कम नहीं थी। सूर 
कहते हैं * इस रासलीला का वर्णन करना मेरी सामथ्य के तो बाहर है। 
जो इसका वणन कर सके, वह बन्दनीय हैः-- 

रास रसलीला गाई सुनाऊ । 

यह जस कहे सने मुख ख्वननि तिन चरननि सिर नाऊँ ॥४५६ 

सूरतागर (ना०प्र०स० १७६६) 
तथा 

रास-रस रीति नहिं बरनि आये। 
कहा बसी बद्धि, कहाँ वह सन लहो, कहाँ इह चित्त जिय अ्मभलावे।। 
जो कहों कौन माने निगम अगम जो,कृपा बिनु नहीं यह रसहि पावे। 
भाव सों भजे, बिनु भाव में यह नहीं, भाव ही माँहि भाव यह बसाबे।॥ 


२५ ५ ५ ८ 


यहे निज सन्त्र,यह ध्यान यह ज्ञान है, दरस दम्पति भजन सार गाऊं | 

इठे माँगो बार बार प्रभ सर के नयन दोऊ रहें नर देह पाऊँ॥ 

सूर्तागर (ना०प्र०स० १६२४) 

यह रासलीला, जैमा ऊपर लिखा जा चुका है, विश्व की विराट कार्ये- 

प्रणाली का मधुर आभास है | इसका रूप क्षणिक नहीं, शाश्वत है। सुर- 
तारावली के एक पद में इस बात की ओर सूर ने संकेत भी किया है:-- 





शेष पिछले पृष्ठ का 
(हान्याम्‌) सत्यां ये घर्माः जीवनिष्ठा आ्रानन्दांश ऐश्वर्यादयः भगवदिच्छुया 
तिरोहितास्ते ब्रह्म सम्बन्धे सति पुनः श्राविभू ता इति | बह्म के सामीष्य से 
जो जीव का विभाग (प्रथकत्व) है, वह हानि शब्द द्वारा प्रकट किया गया 
है | इस प्रथकत्व में जीव के जो श्रानन्दांश,ऐश्वय श्रादि धर्म भगवदिच्छा 
से तिरोहित हो जाते हैं, वे ब्रह्म-सम्बन्ध होने पर पुनः आविभूत 
हो उठते हैं। 


१०-निसि वर कल्प समान बढ़ाई गोपिन को सुख दोन्हों ।५२।३०३४५ 


[ २७६ | 


व॒ुन्दावन हरि यहि विधि क्रोडत सदा राधिका संग। 

भोर निसा कबहूँ नहि जानत सदा रहत इक रग॥१०६६॥ 

वह रास जिसमे हरि एवं राघा दोनों में से किसी भी खेलने वाले को 
न रात्रि का पता चलता है, न प्रभात का, जिनमें सवंदा एक रस क्रौड़ा बनो 
रहती हैं, वह भगवान का नित्य रास है, शाश्वत लीला है१। सरतसागर के 
दशम स्कन्च में इती भाव का एक पद और आता 


न्‍ समन“ “>-मकजन-म-+ पाक आक ऋनन+ मनन न--प 4++- थे 2० नमक सका 








१--बहद ब्रह्म संहिता में नित्य लीला का इस प्रकार वर्णन है :--- 
ब्रह्मा ने पूछा--भगवान ! इन्दावन कित प्रकारआपकी नित्य लीला भूमि 
है ! वृन्दा क्या है ?! परमानन्द नाम की वबिमुक्ति क्या हें ! लीला क्‍या 
है! (२,४,६८) श्री नारायण ने उत्तर दिया: निगुणायास्‍श्तुलीलाया 
यद्यप्यन्तोन विद्यते ; आ्रविर्भावस्तिरोभावों हाष्ति केनापि देतुना ।२,४,६६ 

गोलोक गोकलोद्ध त श्वेतद्वीपादि केलिवत। 

नित्या सक्ष्म स्वरूपेण कबल्पान्ते चातिबतेते ॥१००॥ 

ये जीवा* कृपया विष्णोवीज्षिता. सुरसत्तम | 

वर्मन्ति समार्गीया नित्यलीला भिकाड क्षिणः ॥१०१ 

सदा गस ससाविष्णे वेण॒ुवाद्रघरों हरि । 

मयूर पिच्छाभरणु' कोटिकन्दर्प मुन्दरः ||१०६ 

रमते रमया साक नित्य मुक्तों रुपाश्रितः | 

नात्र कालगतिः साक्षादिच्छेका परमात्मनः ११७ 


निग॒ णलौला का अन्त नहीं है, फिर भी उसका श्राविर्भाव और तिरो 
भाव होता रहता है | गोलोक में यह लीला नित्य, ओर सद्मरूप से कल्य 
के अन्त में भी होती रहती है | जो जीव रसमार्गीय औ्रोर नित्य लीला के 
आ्राकांच्ी है, वे विष्णु की कया से इससे निवास करते हैं। रास-रता- 
विष्ट मुरलीधर मुक्त जीवों से सेवित हुआ रमा के साथ नित्य रमण करता 
रहता है | काल की भी यहाँ गति नही होती | प्रभ्॒ु की साज्ञात्‌ एक 
इच्छा ही वहाँ कार्य करती है | श्लोंक १४८ में लीला रूपिणी राधा 
का भी उल्लेख है, वृन्दा को कमल-सम्भवा लक्ष्मी और सुपुम्ना में 
प्रविष्ट भक्तों की वैष्णवी गति को ही विमक्ति कहा गया है | फिर 
लिखा हैः--योडहं सामम लीला, या ठु लीला सोडस्म्यहं पुनः। अन्तर 
नेव पश्यामि यथा वें शेष शेषिणो: ॥॥१४३ 


हरि में और लीला में कोई श्रन्तर नही है । दोनों एक है । 


[ २८० ] 


नित्य धाम बन्दावन स्थाम। नित्य रूप राधा त्रजवाम | 
नित्य रास जल नित्य बिहार | नित्य मान खंडित(मिसार॥ 
ब्रह्म रूप ऐड करतार। करनहार त्रिसवन संसार |। 
नित्य कुब्ज सुख,नित्य हिंडोर। निव्यहि त्रिविध समीर कार ॥७२ 
सूरसागर (ना०प्र०स० ३४६१) 
वृन्दावन भी शाश्वत धाम है श्रीर उसमें होने वाला राधा और कृष्ण 
का रास भी नित्य है। रास की इस नित्यता को सूर ने भगवान की शाश्वत 


लीला कहा है। श्राचार्य बल्लम ने इसी शाश्वत लीला के सूर को दशन 
कराये थे । 


मरली 


रासलीला वाले परिच्छेद में मुरली के सम्बन्ध में थोड़ा-ता उल्लेख हो 
चुका है। सूर ने कई रूपों में मुरली का वर्णन किया है और प्रत्येक रूप में 
उनकी रागमयी मनोद्वत्ति वंशी-ध्वनि के साथ तदाकार हो गई है। श्रद्धू त है 
यह मुरली, जिएकी घ्वनि सुनते ही सिद्धों की समाधि भग हो जाती है। नीचे 
लिखे पद में सुर ने मुरली का केसा व्यापक प्रभाव श्रंकित किया हैः-- 


मेरे साँवरे जब मुरली अधर घरी | 
सुनि मुनि सिद्ध समाधि टरी॥ 
सुनि थके देव विमान | सुर वधू चित्र समान॥। 
गृह नखत तजत न रास। याही बंधे धुनिं पास ॥ 
सुनि आनन्द उमंग भरे । जल थल अचल टरे ॥ 
चर अचर गति विपरीत । सुनि बेनु कल्पित गीत ॥ 
मरना भरत पाखान । गन्धव मोहे गान ॥ 
सुनि खगसग मोन धरे। फल दल ठून सुधि बिसरे। 
सुनि धेनु थक्तित रहे | तन दनन्‍्त नाहि गहे ॥ 
बछवा न पीवें छीर ।पंछी न मन में घीर ॥ 
द्रूम बेलि चपल भये। सुनि पल्चव प्रकट नये ॥ 
जे बिटप चब््चल पात। ते निकट को अकुल्ात ॥ 
अकुलित जे पुलकित गात । अनुराग नेन चुआत ॥ 
सुनि चब्चल पवन थके। सरिता जल चलि न सके ॥ 
सुनि धुनि चली त्रजनारि | सुत देह गेह बिसारि ॥ 
सुनि थकित भयो समीर | बहे उत्तटि यमुना नीर॥&। १८६ 
सुरसागर (ना“प्र०त० १२४१) 
यह है मुरली का व्यापक प्रभाव! क्‍या जड़, क्या श्रध॑चेतन और 
क्या पूर्ण चेतन, सब उसके हृदयाह्मदक, प्राशपोषक, मनोहारी नाद से श्रान- 
न्दित हो रहे है। कई स्थानों पर सूर ने मुरली के प्रभाव का ऐसा ही हृदयहारी 


[ रैे८२ ] 


वर्णन किया है। इस वर्णन में सर कहीं-कही इतने निमग्न हो गये है कि उन 
ग्रपना भान तक नहीं रहा, जेसे मुरली में सर और सर में मुरली रुमाई 
हुईं हो । 


भुरल्ली की यह ध्वनि अध्यात्मक्षेत्र में कया है ! कतिपय विद्वानों ने इसे 
शब्द ब्रह्म" का नाम दिया है । जेसे ब्रह्म सवब्यापक है, उसी प्रकार उठकौ 
वाणी भी सर्वव्यापक है | अतः वंशी-ध्वनि परमत्रह्म का शब्द रूप है। अन्य 
विद्वानों ने इसे नामलीला का रूप दिया है। भक्त नाम का जाप करते हुए 
जिस ध्वनि का श्रपने श्रन्तस्तत्ञ में श्रवण करता है, वही तो वशी की ध्वनि 
है। हठयोग में कुण्डलिनी शक्ति के जाग्रत होने पर जो श्फोट और नाद होता 
है और जो नाद ब्रह्माण्ड भर में गूंजता हुआ सुनाई पड़ता है, उसे भी वशी- 
ध्वनि के लाथ उपमित किया गया है। वशी कही-कहीं योगमाया का रूप भी 
मानी गई है, जो प्रभु की अपरा शक्ति की वाचक है । श्रेय और प्रेय दोनो 
मार्ग यही से प्रारम्प होते है | इन सब के ऊपर वैष्णव अचायों द्वारा की हुई 
वंशी की वह व्याख्या है, जिसमें श्रभ्युदय और निःश्रेयल दोनों प्रकार का सुख 
वंशी-निनाद से उत्पन्न सुख के सामने फीका पड़ जाता है। वेश में तीन अ्रक्षर 
हैं: व +इ+णु। “व”? ब्रक्मसुख का द्रोतक है, 'इ? सासारिक सुख को प्रकट करती 
है। इन दोनों प्रकार के सुखों को जो 'ण॒' अर्थात्‌ मात करने वाली है, वह है 
वेणु । श्राचार्य बल्लम ने इस वेणनाद का कई प्रकार से निरूपण किया है । वे 
कहते हैं; जब किती मनुष्य को प्रभु का अनुग्रह ग्राप्त हों जाता हे, तब उपके 
सामने वंशी बजने लगती हैं ।* एक श्रन्य स्थान पर उन्होंने लिखा है; “ब्रह्मा- 


न्‍अधथरननलफल>ककपजटनपननयन जन कनन--म सनक, 





न्‍अिललन अंॉनननतनल्‍वक--भ-पामसमकना कक ननन-ंम-ान का ननन-त--य न न िनपनननन+* ननन-ं+न न कल ननन नानक. ल्‍न-पपिनालन स्वत... ९४७38 ७७०९७०७+७५०३०आ “७ -७०माइ कारक, 





१---नन्ददास रास पद्चाध्यायी के प्रथम श्रध्याय में लिखते हैं।--- 
तब लीनी कर कमल जोग माया सी घुरली। 
अपघटित घटना चतुर बहुरि अ्रधरन सुर जुरती || 
जाकी धुनि ते निगम श्रगम प्रगटित बड़ नागर | 
नाद ब्रह्म को जानि मोहनी सब सुख सागर | 
इसी प्रकार दण्डी अपने काव्यादश में लिखते हैः-- 
इदमन्घ: तमः ऊत्स्नं जायेत भुवनत्रयम । 
यदि शब्दाहय॑ ज्योति रासंसाराज्न दीप्यते || १-४ 


२०-“यदा खज्जु पुरुष: भ्रिय मश्नुते वीणा अस्मे वाद्यते ।” श्रीमद्धागवत, स्कन्घ 
१० पूर्वाद्द , अ० २१ वेशुगीत-श्लोक ६ का सुबोधिनी भाष्य | 


[ श८३ ] 


ननन्‍्दादपि अधिक श्रानन्द सार भृूत[??३ अथात्‌ मुरली ध्वनि ब्रह्मानन्द से भी 
अधिक श्रानन्द-प्रदायिनी हे। वह थ्ञानन्द का सार है। सर ने भी बल्लभ 
शिक्षा से दीक्षित होकर मुरली का ऐसा ही लोकोत्तर वर्णन किया है;--- 
छबीले मुरली नेकु बजाउ। 
बत्ति बलि जात सखा यह कहि कहि अधर सुधा रस प्याउ ॥ 
दुलेंभ जन्म दुलंभ वृन्दावन, दुलेंभ प्रेम तरंग । 
ना जानिये बहुरि कब हो है, स्याम तुम्हारा संग।॥ 
बिनती करहि सुबल श्रीदामा, सुनहु स्थाम दे कान। 
जा रस को सनकादि सुकादिक करत अमर मुनि ध्यान॥ 
सूरसागर (ना*्प्रण्ख० १८३४) 
सूर ने मुरली पर बहुत लिखा है, एक स्थान पर उन्होने मुरली को 
गोपिकाओशों से स्पा करने वाली राधा की सपत्नी के रूप में उपस्थित 
किया है;-- 


अधर रस मुरली सौतिन लागी। 

जा रस को पट ऋतु तप कीनों सो रस पिवत,सभागी ॥ 

कहाँ रही, कहें ते यह आई कौने याहि बुलाई 

स्रदास प्रभु हम पर ताकों कींनी सौति बजाई ॥ 
सूरतागर (ना०प्र०्छव० १८३६) 

एक पद ओर देखिये: -- 

स्‍्याम तुम्हारी मदन मुरलिका नेकली नेजग मोझौ । 

जे सब जीव जन्तु जल थल् के नाद स्वाद सब पांचों ॥ 

जे तीरथ तप करे अरनसुत पन गहि पीठि न दीन्ही। 

ता तीरथ तप के फल लेके स्थाम सहागिनि कीन्ही॥ 

ध णी धरि गोवधन राख्यों कोमल प्राण अधार । 

अब हरि लटकि रहत हें टेंढ़े तनिक मुरतति के भार॥ 

निदरि हमहि अधरन रस पीवे पढेंदूतिका माई । 

सर स्याम निकुब्ज ते प्रकदी बेंसरी सौति भर आई ॥ 
सरसागर (ना०प्र०ण्छश० १२७४) 

१--आराचार्य बल्लम, भागवत १०-०२१-४ के सुबोधिनी भाष्य में लिखते है।-« 
“तरामलीला रुप॑ वेशुनादं निरूपयति |! 


[ रेप |] 


ग़ोपियाँ कहती हैः श्याम, यह तुम्हे क्‍या हो गया ! इस तनिक-सी 
बुरली ने तुम्हे केसा वशौभूत किया है | योवधन जेसे पवत को अंगुली पर उठाने 
वाले गिरिघर, आज तुम मुरली के बोक से ही तिरछे हुए जाते हो। मुरली का 
इतना भय तुम्हारे अन्दर क्‍यों प्रविष्ट हो गया है ! कहाँ तुम वह थे कि हमें 
छ्ण भर के लिए भी विस्मृत नहीं करते थे, और आज यह हाल है कि हमारी 
भअ्रवहेलना ही नही, निरादर भी हो रहा है । यह सब इसी सौति मुरली के 
कारण है | 
मुरली सौति ही नही, बड़ी धष्ट मानवती पत्नी भी है। इसने कृष्ण 
को मोहित ही नहीं किया, उनका स्वस्व तक हरण कर लिया है। कुल की 
हेटी हैं न ! अरे, जिसने अपने ही शरीर से अग्नि निकाल कर श्रपने ही कुल 
का विध्वंश किया हो, वह पराये--गोपियों के--कुल को क्या छोड़ेगी ! 
गोपियाँ तो श्रलग रही, यह तो कृष्ण तक को नाकों चने चबवा रही है । 
देखिये न; 
मुरज्ञी तऊ गोपालहिं भावति । 
सुन री सखी जद॒पि ननन्‍्दनन्दन नाना भाँति नचावति॥ 
राखति एक पाँइ ठाड़ो करि अति अधिकार जनावति।। 
कोमल अंग आपु आज्ञागुरु कटि ठेढी ही. आबति॥ 
अति आधीन सुजान कनोड़े गिरिंधर नारि नवाबति॥ 
आपुनि पीढ़ि अधर सेज्या पर कर पल्लव सन पद पलुटावति ॥ 
कुटी कटिल कोपि नासा पट' हम पर कोपि कपावति। 
सर प्रसन्न जानि एको छिन अधर ससीस डुलाबति ॥३६॥ पृष्ठ १६० 
सरसागर (ना०प्र०स० १२७३) 
मरली कृष्ण को अपने आधीन करके केसा नाच नचा रही है। जेसा 
कहती है, बेसा ही कृष्ण को करना पड़ता है। मजाल क्या, मरली को श्राज्ञा 
के बिना वे तनिक भी इधर से उधर हो जायें। कितना अधिकार है इस मरली 
!! कभी कृष्ण को, एक पैर से खड़ा कर देती है, कभी उनकी गदन पकड़ कर 
भका देती है। बेचारे कमर टेढ़ी किये जैसे-ते से खड़े खड़े हुक्म बजा रहे हैं | 
इस पर भी खेर नहीं । यह देखो, कृष्ण के अधरो को शेया बनाकर मरली लेट 
गई | कृष्ण को श्राज्ञा मिली: पेर दाबो । मानिनी को मनाने के लिए, गर्वीली 
के गय॑ को रखने के लिए कृष्ण चुपचाप दोनों हाथों से उसके पैर दाबने लगे | 
“ सोपिकाये अ्रव श्रघिक सहन न कर सकी | सौति क्‍या श्राई, श्राफत 
क्षा गई | यह स्वयं क्रोध करती है और इसके साथ ग़ोपिकाशों की श्रोर भौह 


[ र८४ ] 

तिरछी किये नाक सिकोड़े कृष्ण भी क्रोध प्रकट कर रहे है। अ्रच्छा, यह भी 

सही, १२ यह क्या ! यह तो गोपियों के आ्रागध्य टेव कृष्ण तक को उनसे प्थक 
० रु 5 ख, ब के, हि 

किये देती है; प्थक ही नही। उन्हे तंग भी करती है। गोपियों ने निश्चय किया, 

यह राग अब समाप्त होना चाहिये | गोपियाँ कहती है;-- 


सखी री मुरली लीजे चोरि | 
जिन गोपाल कीन्ह अपने बस प्रीति सबनु की तोरि॥ 
छिन एक घोर, फेरि बसु ता सुर, धरत न कबहूँ छोरि। 
कबहूं कर कबहूँ अधरन पर कबहूँ कटि में खोसत जोरि॥ 
ना जानो कह्नू मैलि मोहिनी राखी अंग अम्भोर। 
स्रदास प्रभु को मन सजनी बँध्यो राग को डोर ॥४१॥ एष्ठ १६० 
सुरतागर (ना०प्र०्ख० १२७४ 
मुरली ने कुछ ऐसा जादू डाला है, ऐसी मोहिनी फेरी है कि कृष्ण को 
जब देखो उसी के पीछे लगे दिखाई देते है | म॒रली से एक बोल निकलता है, 
वह भी ज्षणिक, पर कृष्ण सदा के लिए उसके हाथ बिक जाते है। कभी उसे 
हाथ में लेते है, कभी अधरों पर रखते हैं और कभी उसे कमर में खोस लेते 
है| वशी के प्रेम-पाश में ऐसे बँधे हैं कि उसे कभी छोड़ते ही नहीं । श्रच्छा, 
इस मुरली ही को चुरा लेना चाहिये। इस राग की जड़ ही काट देनी चाहिये | 
न रहेगा बाँस न बजेगी बाँसुरी । 
पर गोपियों को क्‍या मालूम था, वशी कौ मोहिनी के पीछे कितनी 
तपस्या छिपी पड़ी है । मुरली श्याम की सुहागिनी सेत-मेंत में नहीं -बन गई । 
इसने बड़े-बड़े तप किये है | अ्रनेक तीथों के दर्शन किए. है। न जाने, कितनी 
वर्षो, कितना शीत, कितना आ्रातप इप्तके सिर से उतर गया; पर जिस ब्रत में यह 
ब्रती बनी, जिमकी प्राप्ति के लिए प्रण करके तप करने बैठी, उत्त श्रतिघारा-ब्रत 
से तनिक भी हिली-डुली नहीं। इसने अधिचलित भाव से उसका अन्त तक निवाहद 
किया | सर के शब्दों में हो इसके मंताप-सहन का समाचार सुनिये+--- 
मुरली तपु कियो तनु गारि । 
नेंक हू नहिं अंग मुरकी जब सुलाखी जारि॥ 
सरद ग्रीषम प्रबल पावस खरी इक पग भारि | 
कटतहू नहिं अंग मोरयों साइसिनि अति नारि || 
रिमे लीन्हे स्थामसन्दर देति हो कत गारि। 
सूर अ्रभु तब ढरे हैं री गुननि कीन्‍्ही प्यारि ।। 
सूरसाह़र ( ना# प्र० स० १६४८ ) 


[| र८६ | 


मुरली ने कितना ता किया है! इसने अपना सारा शरीर ग्रीष्म की 
पञ्चाग्ति में तपकर जला डाला। शरद के घोर शीतकाल में ठिठुर-ठिद्ुर 
कर यह काँटा हो गई | पावस की प्रबत धुश्राँ-घार मकड़ी में एक पेर से खड़े 
रह कर इसने अपने आप को गला दिया |. कितनी सन्ताप-सहिष्णुता है इसमें ! 
कितना साहत है इस मुदुल मुरली में । घोर तपश्चर्या के पश्चात्‌ यह वन से 
काटी मी गई, पर मजाल क्या कि कटने में मु से उफ तक भी करे ! कोटे 
जाने के पश्चात्‌ गम तकुए से इसमें छेद किए गये | फिर भी श्रविच्ल खड़ी 
रही, शरीर को जरा-सा भी इधर से उधर न होने दिया। इतनी तपश्चर्या 
पर भी कृष्ण न रीमेंगे ! श्ररी गोपियों, तुम वशी को व्यथ बुरा भला कहती 
हो | ये इतके गुण ही है, जिन्हो ने सबको श्राकर्षित' करने वाले कृष्ण को भी 
इसके प्रति आकर्षित करा दिया | धन्य है मुरली ! धन्य है तेरा तप !! 
मुरली स्वयं कहती हैः-- 


ग्वालिनि तुम कत डरहन देहु । 
पूछहु जाइ स्यथामसन्द्र को जेहि विधि जुर॒यो सनेहु ॥। 
वारे ही ते भई विरत चित तज्यों गॉड गुण नेह । 
एकहि चरण रही हों ठाड़ो हिम ग्रीषम ऋतु मेह ॥ 
तज्या मुूल साखा स्‍्यो पत्रनि सोच सुखानी देह। 
अगिनि सुलाकत मुर॒यौ न सन, अंग विकट बनावत बेह ॥ 
बकती कहा बाँसुरी कहि कहि करि करि तामस तेहु । 
सूर स्थाम इहि भाँति रिम्े के तुमहु अधर-रस लेडु ॥2३॥४२४।। 
सूरसागर ( ना» प्र० स० १६४८ ) 
ऐसा तप जिसने किया हो, ऐसे सनन्‍्ताप जिसने सहन किये हों, इतने 
कठोर ब्रत का जिसने पालन किया हो, वह विजय क्यों न प्राप्त करे ! जिसने 
स्वयम्‌ दारुण नियम-बन्धन स्वीकार किये है, अपने ऊपर शासन किया है, वह 
क्यों न नियामक और शासक बन कर आशाओ का प्रचार करे ! मुरली ने 
संकट-सहिष्णुता में, संयम-ताघन में, पञ्चाग्नि तपने में विजय प्राप्त की है। 
यशोभिमणशिडत होकर, विजय बेनयन्ती से विभूषित होकर आज वंशी ने' 
कृष्णु-कर में स्थान पाया है| सूर गाते है;-- 
बंसी बन राज श्राज आई रण जीति। 
मेंटति है अपने बल सबहिन की रीति॥ 
बिडरे गज़-यूथ-सील, सेन-लाज भाजी। 
धूं घट-पदट-कवच कहाँ; छूटे मान-ताजी ॥ 


| श८७ | 
कोझ पद परसि गये अपने अपने देस। 
कोऊ मारि रंक भये हुते जे नरेस॥ 
देत मदन मारुत मिलि दसों दिसि दुह्दाई। 
सर स्‍्याम श्रो गोपाल बंशी वस माई॥२४॥ प्रृष्ठ १८६ 
सूरसागर ( ना» प्र० स० १२६८ ) 
यह वशी आज सब पर अपना श्रबाघ अ्रधिकार स्थापित कर रही है । 
गोपाल को तो इसने वश में कर ही लिया है, अ्रतः उनके वशीभूत होने पर 
उनके अनुचर अपने आप वशी के वश में हो गये। लजा, शील, मान आदि 
सब वशी के सामने पराजित हो अपना-अ्पना प्रभुत्व छोड़ कर माग गये | जो 
ग्रपने देश में रूना चाहते थे, उन्हे वशी के श्रागे मत्था टेकने पर रहना 
नसीब हो सका | वशी के आगे अ्रकड़ कर चलने वाले राजा धलि-धुसरित हो 
कर , दीन-हीन दशा में काल-यापन करने लगे। मदन-सारुत दशौ दिशाश्रों 
में अज वंशी को दुहाई फेर रहा है। यह है वशों रूपी श्रनहद नाद की 
शन्य गगन में दुहाई ! शब्द-ब्रह्म के प्रकट होने पर श्रान्तरिक शक्ति का 
जागरण ! जिसके उदय होने पर बाह्य सान्‍्सारिकता प्रसुप्त हो जाती है। भगवद्‌ 
भक्ति प्राप्त हो जाने पर शील, सकोच श्रादि नियमों के पालन की आवश्यकता 
नष्ट हो जाती है। 
जिस मुरली ने इतना विशाल संतार-समरांगण विजय किया है, उसका 
राज्याभिषेक होना ही चाहिए | सूर लिखते है :-- 
री मुरली अति गये काहू बदति नाहि आज | 
हरि को मुख कमल देख पाय। सुख राज्ञ ॥ 
बठति कर पोठ ढीठ अधघर छत्र छाँहीं। 
चमसर चिकुर राजत तह सुन्दर सभा माँहदी ॥ 
यमना के जलहि नहिं जलधि जान देति। 
सुर पुर ते सुर विमान भुवि बुलाई ल्षेति॥ 
सस्‍्थावर चर जंगम जड़ करति जीति अजीति। 
बेद की विधि मेंटि चलति आपने ही रीति ॥ 
वंसी बस सकल 'स्‌र, सुर नर मुनि नाग॥ 
श्रीपति हू श्री बिसारी एही अजुराग ॥३७।। पृष्ठ १६। 
सूग्तागर (ना०प्र०स० १२७१) 
मुरली गव में भरी हुई श्राज अपने सामने किसी को कुछ नहीं 
समझती | श्राज उसका गज्याभिषेक जो होना है | वह देखो, भगवान के कर 


[ रप्८ ] 


ल ही चौकी (पीठ ८ सिंहासन ) का काम कर रहे हैं। इस चौकी पर 
मुरली विराजमान हो गई । श्याम के अधरों का छुत्र उसके ऊपर तन गया | 
काले-काले घु घराले बाल चमर का काम कर रहे है। सुन्दर दरबार लगा 
हुआ है | श्रमिषरेक में जल की भी आवश्यकता है। श्रतः जमुना रोक ली 
गई है। स्वर्ग से देवताओं के विमान भी नीचे उतर श्राये हैं। जड़-जंगम 
समस्त जगत पर इस वशी का साम्राज्य फेला हुआ है| तो क्‍या आज भी वेद 
के विधि-निष्ेव वाले उपदेश अपना काम करेगे ? नहीं, यहाँ पराविद्या का 
क्षेत्र है। विधि-निष्ेष तो श्रपरा-विद्या के अ्ऋरग है। परा-विद्या में प्रवेश 
कर आत्मा सुर-नर-मुनि-नाग सब का उध्वेस्थानी, सब का शिर मणि बन जाता 
है | और वे श्री के स्वामो, प्रकृति के अधिप्ठाता, माया-पति अपनी श्री और 
लक्ष्मी, शक्ति और प्रकृति का परित्याग करके इसके श्रनुराग भें स्वयम्‌ श्रनुरक्‍्त 
हो जाते 


वंशी ने विजय प्राप्त की | उत्का राज्याभिषेक भी हों गया। कवि 
कविताश्रों द्वारा उसका यशोगान गाने लगे | सत, मागघ और बन्दीजन, शिव. 
सनक और सननन्‍्दन उसका जयजयकार करने लगे;--- 


जीती जीती है रन बंसी । 

मधुकर सूत बदत बन्दी पिक मागध सदन प्रसंसी॥ 

मथ्यो मान बल दर्प महीपति युवति यूथ गहि आने । 

ध्वनि कोदण्ड ब्रह्माण्ड भेद करि सुर सनन्‍्मख सर ताने | 

ब्रद्मादिक सिव सनक सननन्‍दन बॉलत जे ज बाने। 

राधापति सर्वेस अपुनो दे पुनि ता हाथ बिकान ॥५६ [प्ृ०३४७ 
सरसागर (ना०प्र०स०१६८८) 


वंशी पर सर ने कितनी उदात्त कल्पनायें की वंशी के बहाने 
उन्होने आन्तरिक शक्ति के जागरण का, अपनी प्रतिभा के बल से, चारु चित्र 
चित्रित कर दिया है | वंशी पर सर की वह कल्पना भी उत्तम है, जिसमें 
उन्होंने वंशी को ब्रह्मा से भी बढ़कर सिद्ध किया है । “बाँसुरी विधिह्‌ ते पर- 
वीन” सरखागर(ना०प्र०स० १८६५) टेकवाले पद में सर लिखतेहे कि ब्रह्मा चार 
मुख से उपदेश देता है,पर वशी श्रपने आउमुखों (रन्ध्रों) से उपदेश दे रही है । 
कहिए. ब्रह्मा का बनाया नियम चलेगा,या वंशी का! ओर देखिये,ब्रह्मा का स्थान 
एक कमल के ऊपर, वशी का दो कर-कमलों के ऊपर ! ब्रह्मा केवल एक बार ही 
पढ़कर ज्ञाता बने, वशी के साथ कृष्ण निरन्तर लगे रहते हैं | ब्रह्मा एक हंस 


[| २८६ | 


की सवारी करते हैं, बंशी अनेक गोपी-मानस-हंसों पर सवार रहती है। और 
सबसे बढ़ कर बात तो यह हे कि लक्ष्मी जिस भंगवान की पद-रेणु की कामना 
करती है, वंशी उन्ही भगवान के श्रधरामत का पान करती है। कहिये, इत 
वंशी के आगे शिखा-सत्र रक्षित ग्ह सकते है! कुल-मयांदा बच सकती है ! 
इन पदों को पढ़ कर आप मुरली को योगमाया कहिये या नाम लीला का रूप 

शब्दब्रह्म कहिये या आन्तरिक ज्योति का जागरण । है यह अ्रतीव आननन्‍्द- 
रूपिणी१ | 


एक पद और देखिये | मुरली-ध्वनि से प्राप्त आनन्द कहने-सुनने की 
तो वस्तु नहीं है, पर अ्रनुभव करने की वस्तु अवश्य है | जो इसे अ्रनुभव कर 
लेता है, वह आचाय॑ बल्लभ के शब्दों में अ्रह्मानन्द से भी बढ़कर आनन्द 
उपलब्ध करता हैः-- 
बंसी बन कान्ह बजाबत | 
आइ स॒नो श्रवननि सधुरे सुर राग रागिनी ल्यावत॥ 
सर श्रुति तान बधान अमित अति सप्त अतीत अनागत आवत। 
जनु युग जुरिवर वेष सजल मथि बदन-पयोधि अमृत उप जावत ॥ 
मनो मोहिनी भेष घरे, धरि मरली, मोहन मर मधु प्यावत। 
सर-नर-म॒नि बस किये राग-रस अधर-सघा-रस मदन जगावत॥ 
महा मनोहर नाद “सर” थर-चर मोहे मित्रि मरम न पावत | 
मानहुँ मुक मिठाई के गुन कहि न सकत मुख, सीस डुल्ावत । 
सूरसागर (ना०प्र०स० १२६६) 
मोहन की मुरली बज रही है । उसमें से अनेक राग-रागिनियाँ निकल 
रही है। बिजली का बटन दबा दिया गया | जहाँ-जहाँ उसका सम्बन्ध है और 
बल्ब लगे हुए है, रुब विद्य तप्रकाश से प्रकाशित हो गये। मुरली का 


१--निवाज मरली के प्रभाव का वणन करते हुए. लिखते है 

सुनती हौ कहा घर जाहु चली बिंधि जाउगी नैन के बानन में । 

यह वंशी “निवाज” है विष की भरी बगरावती है विस प्रानन में | 

श्रव ही सुधि भूलौगी सारी जबें भमरोगी जु मीठी सी तानन में | 

कल-कानि जो आ्रापनी राखी चहो दोउ श्राँगुरी दें रहो कानन में ॥ 
खीन्द्र ने एक स्थान पर लिखा हैंः--मेरे प्रभु, मैने तेरे सगीत-स्वर 

को सुना, वह ख्वर मेरे ग्राणों में समा गया है, और में विवश होकर 

उसे सबको सुनाता फिरता हैँ । 





[ २६० ] 


बजना बेटन का दबना है। तभी तो तमशस्‍्त संगीत का संसार भौनकना उठा, 
सुप्त से जाग्रत हो गया | समश्त स्वराव॑ली, श्रुतियाँ, तानें, मीडें, मूछनायें, 
श्रतीत के श्रौर मविष्य के सप्त ख्रों के बिगत और आगामी रूप--सब के सब 
प्रकाशित हो उठे । कैसा मीठा वंशी का स्वर है, मानों कृष्ण अपने दोनों 
हाथों से मुरलिका-वादन रूपी मंथन के द्वारा मृख रूपी समुद्र में से ध्वनि 
रूपी अमृत्त निकाल-निकाल कर सबको पिला रहें हों | इस अ्रमुत को पीकर 
चर-अचर सकल विश्व तृत्त हो गया, पर इसके रहस्य को न समझ सका | 
जो समझे, वे भी कह न सके । गूंगा श्रादमी मिठाई खाकर उसके ध्वाद को 
केसे बताबे १ मूक प्राणी मुख द्वारा केसे वर्णन करे ? हाँ, शिर हिला देगा। 
यह विश्व हिलती हुई वृक्ष-शाखाश्रों के रूप में केकल शिर हिला कर रह गया:-- 


समाधि निधू त मलस्य चेतसः निवेशितस्यात्मनि यत्सु्ख भषेत्‌। 
न शक्‍्यते वशोयितुं गिरा तदा स्वयं तदन्‍तः करणेन ग्रहामते। 


गोपियाँ 


सूरसागर प्रधान रूप से हरिलीला का काव्य है। हरिलीला गोप- 
गोपियों की लीला है | राधा और कृष्ण भी गोपी-गोप हैं | राधा वृषभानु गोप 
की पुत्री थी, और कृष्ण को यशोदा तथा नन्द अपना औरतस पुत्र ही उमझते 
थे। कृष्ण ने स्वयम्‌ अ्रपने मुख से कहा है:-- 


मथुरा मरडल भरत खण्ड निज धाम हमारो। 
धरों तहां में गोप भेष सो पन्‍्थ निहारो ॥४० ३६४, छ० ६१ 
सरसागर (ना०प्र०स० १७६३) 
भीकृष्ण का अवतार गोप रूप में ही हुआ था | 'हरिलीला ओर पुराण 
शीर्षक अ्रध्याय में हम दिखला चुके हैं कि भगवान का गोप रूप में श्रवतार 
कवि-कल्पना-प्रसृत है । आयं-जाति में यह अवतारी रूप वेदवेता वासुदेव 
कुष्णु के साथ सम्बद्ध होकर समय की श्रावश्यकता के श्रनुसार स्वीकृत हुश्रा 
सूरतागर में प्रभु के इसी अ्रबतारी रूप की लीलाये वर्णन की गईं हैं:-- 
यदि कृष्ण ईश्वर है, तो गोपियाँ कया है ! गोपियाँ उन्हीं की शक्ति 
हैं।* शक्ति श्रपने आश्रय से कभी प्रथक्‌ नहीं होती, श्रतः कृष्ण और गोपियों में 
कोई श्रन्तर नहीं है | एक गुणी है, दूसरा गुण। एक श्रंग है, दूसरा उसका अव- 
यव । चूर ने लिखा हैः-- 





१--बेहदू ब्रह्म संहिता २, ४, १७३ में गोपी शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार 
दी है; 
गोपायति बनान्‌ यस्मात्‌ प्रपन्नानेब दोषतः 
झतो गोपीति विख्याता लीलाख्या पर देवता | 
गोपी लीला नाम कौ पर देवता है, जो प्रपत्न शरणाग्त भक्तों को 
दोषों से रक्षा करती है । इसी स्थान पर श्लोक १६४ में नन्द्द गरोप को 
नराइृति परमानन्द और यशोदा को मुक्ति रूप कहा गया है | 


[ र६२ | 


गोपी र्वाल कान्ह दुइ नाहीं थे कहुँ नेंक्‌ न न्‍्यारे। 
तथा 


एके देह विहार करि राखे गोपी ग्वाल मुरारि | ४० २४०, पद ८४ 
सूरसागर (ना“०प्र०स० २२२३) 


श्र्थात्‌ गोपी, गोप ओर कृष्ण दो-दो नहीं है, भिन्न-भिन्न नहीं हैं, 
इनमें तनिक भी अ्रन्तर नही है, एक ही है, एक ही शरीर के प्रथक-प्रथक 
अंग हैं | 

अध्यात्म पक्ष में कृष्ण आत्मा है, तो गोपियाँ इस श्रात्मा की वृत्तियाँ 
है। तभी तो सूर इन बजललना गोपियों को श्रपनी स्वामिनी कहते हैं:--- 
सूर की स्वामिनी नारि प्रजभामिनी | एष्ठ ३४४ पद २८ (ना०«प्र०स० १६६०) 

परन्तु आत्मतत्व के एक होते हुए, भी वृत्तियाँ श्रनेक और भिन्नरूपा है, 
इसीलिए भागवत और सूरसागर दोनों में उनके कई श्पष्ट रूप लक्षित होते है । 
भागवत दशम स्कन्ध, श्रध्याय १८ श्लोक ११ में लिखा हैं गोपजाति प्रति- 
च्छुज्ना देवा गोपाल रूपिण:?--श्रथात्‌ गोपी और गोपों के रूप में देव ही 
प्रकट हुए हैं | सूरसागर के नीचे लिखे पद से भी इस बात का समथन होता है-- 


यह बानी कहि सर सुरन को अब कृष्णावतार | 
क्यो सबनि त्रज जन्म लेहु संग हमरे करहु बिहार ॥ 
सूरतागर (ना०प्र०ण्त० २२२२) 


श्रथात्‌ जब प्रृथ्वी पर पाप का भारी बोर लुद गया, तो देवताओं ने 
भगवान से प्राथना की ।, भगवान ने कहा, 'मैं गोकुल में गोप रूप में प्रकट 
होता हूँ । राक्षसों को मारकर पृथ्वी का भार दूर करूगा। तुम भी ब्रज में 
चलकर जन्म ग्रहण करो |? फिर इसी के श्रागे वाले पद में लिखा है कि भग- 
वान ने जिन देवों को आज्ञा दो थो, वे गोपी-गोप रूप में ब्रज में उत्पन्न हुए । 


भगवान की प्रकृति स्वरूपा' तथा देव-विग्रही गोपियों के श्रतिस्त्ति 
कुछ गोपियाँ ऐसी भी थीं जो पूर्व जन्म में देव-कन्याश्रों, श्रुतियों, तपस्वी ऋषियों 
या भक्तजनों के रूप में रह चुकी थी और भगवान की सेवा करने के लिए. उनके 
साथ अवतीण होना चाहती थीं। पुराणों में इनकी कथायें बिखरी पड़ी हैं।पद्म 
पुराण के पाताल खण्ड अध्याय ७२ में लिखा है कि पशञ्नदशाक्षर मन्त्र का जाप 
करने वाले तपल्‍््वी उम्रतपा नाम के ऋषि, सुनन्‍्द नाम के गोप की कन्या सुनन्‍्दा 
के रूप में उत्पन्न हुए. । दशाक्षुर मन्त्र का जाप करने वाले शत्यतपा नाम के 


[ २६४३ ] 


मुनि सुभद्रा गोपी के रूप में पकट हुए, | निराहारी हरिधामा सारग गोप के घर 
रंगवेंणी नाम से अवतीण हुए | इसी प्रकार जाबालि तथा कुशध्वज चित्रगन्धा 
और सुधीरा के रूप में उत्पन्न हुए | पद्मपुराण पाताल खण्ड श्र० ७४ श्लोक 
११६ में अतः परं मुनिगणाः तासां कतिपया इहः कहकर पुनः यही नाम 
संक्षेप में लिख दिये गये हैं | 

सूरतागर के दशम स्कन्ध, पृष्ठ ३६३, पद ६१ में सूर ने गोपियों को 
वामन अल के ब्रह्मा-भ्गु-सम्बाद) के आधार पर वैदिक ऋचाशं का श्रवतार 
कहा ह:--- 


श्रजसुन्दरि नहिं नारि, ऋचा श्रुति की सब आहि॥ 
“ब्रह्मा” अरु शिव पुनि लच्मी तिन सम कोऊ नाहिं ॥।* 
कहते है, जब ऋचाये नेति-नेति के द्वारा परमात्मा का वर्णन करते 
रहने पर भी उसके रहस्य को न समर सकी. तो प्रभु से प्राथना करने लगों;--- 


श्रुति बिनती करि क्यों सब तुम ही हो देवा। 

दूरि निकट हो तुमहिं, तुम्ही निज जानत भेवा ॥| 

इस प्रकार स्तुति करने पर आकाशवाणी हुई कि अ्रपनी इच्छा के श्रनु- 
रूप बर माँग लो | ऋचाओं ने कहा: «- 


श्रुतिन कह्लौ कर जोरि सने आनन्द देह तुम। 
जो नारायण आदिरूप तुम्हरो सो लखो हम ॥। 
निगुं ण जो तुव रूप हैं लख्यौ न ताको भेद । 
सन वाणी ते अगस अगोचर दिखराबहु सो देव ॥ 
सूरसागर (ना०प्र०स० १७६३) 
प्रभो, आपके नारायण रूप को तो हमने देख लिया है, परन्तु अभी 
तक आपके उत्त निगु ण॒ रूप के दशन नही हुए, जो मन-वाणी श्रादि किसी भी 


१--यह सम्बाद वेकटेश्वर प्रेस से प्रकाशित वामन पुराण में नहीं मिलता | 
२--पदूम पुराण पातालखण्ड अ्रध्याय ७४ में लिखा है:-- 
अतः पर श्रतिगणाः तासां काश्चिद इमाः श्रणु । 
उदगीतेषा सुगीतेयं॑ं कलगीतात्विय॑ प्रिया ॥११२॥। 
एघपा कलसुरा ख्याता बालेयं॑ कलकरिठका ।११३ 
इसके पश्चात्‌ विपश्ची, क्रमपदा, बहु श्र ता,बहु प्रयोगा, बहु कला, कला[- 
व॒ती और क्रियावती, इन श्रतिरूपा ग़ोपियों के नाम दिये है । 


[ २६४ | 


इन्द्रिय का विषय नही है। अपने उसी रूप के दर्शन कराश्रो। भगवान ने वरदान 
दिया, “एवमस्तु! और वेद ऋचा होई गोपिका हरि सों कियो बिहार' अथात्‌ 
बैंदिक ऋचायें गोपियों के रूप में प्रकट हुईं । उन्होंने निगुण ब्रह्म कृष्ण के 
दर्शन ही नहीं किये, उनके साथ बिहार का आ्ानन्द भी लूटा । इन ऋचाश्ों 
के नाम उद्गीता, सुगीता, कलगीता | कलकण्ठिता और विपश्ची श्रादि थे । 
ग्राचार्य बल्लम ने भी श्रीमद्धभागवत पर लिखी हुई अपनी सुबोधिनी नाम की 
टीका ६ “अत्यन्तर रुपाणां गोपिकानाम्‌ः लिखकर गोपियों को ऋचारूप ही 
कहा है|" | 


बल्लम ने एक स्थान पर गोपियों को लक्ष्मी का श्रेश और उसके साथ 
विचरण करने बाली कहा है | सूरसागर के रासलीला प्रसंग में भी लगभग 
ऐसी ही बात लिखी हुई है; राधा का गये दूर करने के लिए जब कृष्ण अंतर्धान 
हो गए, तो राधा वियोग से व्यथित एवं मूछित होकर गिर पड़ी और गोपियाँ 
भी विलख-विलख कर रोने लगीं । सूर ने गोपियों की इस पीड़ा का वर्णन करते 
हुए. लिखा है:-- ह 


“सोरह सहस पीर तन एके राधा जिंव सब देह।” 

श्र्थात्‌ सोलह सहल गोपियों और राधा की पीड़ा इथक-इथक नही है। 
राधा प्राण है, तो गोपिकार्यें शरीर । दोनों का दर्द एक है ।* यहाँ भी गोपि- 
कार्ये साधा का ही रूप है। राघा और लक्ष्मी में नाम के अतिरिक्त अन्य कोई 
अन्तर नहीं है, यह हम पीछे दिखा आये हैं। 

जैष्णव आचायो- ने कृष्ण की श्रन्तरंग और बहिरंग दो शक्तियाँ मानी 
हैं । बहिरंग शक्ति का नाम माया है श्रौर श्रन्तरंग शक्ति तीन प्रकार की हैः 
सन्धिनी, संबित और हलादिनी | राधा इलादिनी शक्ति है श्रौर गोपियाँ ड्सी 
का प्रतिरूप हैं। आचाये बल्लम ने 'असौ संस्थितः कृष्णः ज्ीमिः शकक्‍त्या समा- 
हित:'---कहकर इसी बात को सिद्ध किया है। श्रतः राधा के श्रंग रूप में ही 
गोपियों को समऋना चाहिये ।रे 





---ू.ू.-:फ्र हुझू छज्झ 
३०... पद्म पुराण पाताल खण्ड अ० ७० में श्रुति कन्याश्रों को संख्या सहख्लाशुत 
लिखी हैः-- 
श्रुति कन्या स्ततो दच्ते सहलायुत संथुता।।। १४ 
तत्र गूढ़ रहस्यानि गायंत्य; प्रेम विहलाः ॥ ११ 
२ और ३-७ पदूम पुराण, पाताल ख़णड, अध्याव ७० में लिखा है।-- ' 
' इ | शोष टिप्पणी अगले पृष्ठ पर 


[ २६४ | 


गोपियों के साथ एक कथा का समावेश श्रौर किया जाता है। कहते 
है, जब दण्डकारण्य में ऋषिगण भगवान के रामावतार वाले रूप को देख कर 
मुग्ध हो गए श्रौर उन्होंने उनकी प्राप्ति के लिए प्रार्थना की, तो भगवान ने उन्हें 
गोपी होकर प्राप्त करने का वर दिया । यही ऋषि ब्रज में गोपी रूप से 
श्रवतीर्ण हुये । 

इस प्रकार गोपियाँ भिन्न-भिन्न रूपा थी ।* उनमें कुछ देव कन्याये थीं, ९ 
कुछ ऋषि थे, कुछ ऋचायें थी और कुछ स्वयम्‌ प्रभु की श्रन्तरंग शक्तियाँ थी । इन 
सब की मण्डली गोपियों के रूप में ब्रज में एकत्रत हुईं | इसी हेतु इन गोपियों 
के प्रथक्‌. प्थक्‌ समूहरे हैं। विशाखा, ललिता, श्यामा, श्रादि एक-एक समूह 

कौ स्वामिनी हैं। सूर ने निम्नांकित पद में गोपियों के नाम लिखे हैं:-- 





शेष पिछले प्रृष्ठ से आगे 
प्रत्यंग रभसा वेशा; प्रधानाः कृष्ण वल्लभा 
ललिताद्याः प्रकृत्यंशाः मल प्रकृति. राधिका ।।४।| 
जो प्रकृति के अ्रंश है, वे प्रकृति के समान ही है। श्रतः पद्‌मपुराणकार 
इसी स्थान पर ललिता, धन्या, विशाखा, शेव्या, पद्मा, हरिग्रिया, श्या- 
मला, चन्द्रावती, चन्द्रावली, चित्ररेखा, चन्द्रा, मदन मझ्जरी, प्रिया 
मधुमती ओर चन्द्ररेखा, इन १६ गोपियों को श्राद्या प्रकृति और प्रधान 
कृष्ण बल्लभा कहता है 
१--पदूम पुराण, पाताल खण्ड, अ्र० ७३, श्लोक ३२ में लिखा हैः-... 
गोप्यस्त श्रुतयों शेया ऋचो ५ गोपकन्यका: । 
देव कन्याश्व राजेन्द्र तपोयुक्ता: मुमुच्षवः | 
२--पदूम युराण पाताल खण्ड के अ्रध्याय ७०, श्लोक १६ में लिखा हैं:-- 
देवकन्यास्ततः सब्ये दिव्य वेषा रसोज्वला | 


३--बूहद्‌ ब्रह्म सहिता, तृतीय पाद, द्वितीय श्रव्याय में श्लोक ३३ से ४४ तक 
गोपियों के कई गण दिये हुये है, यथा मुक्तगण, श्रुति, देवकन्यागण, मुनि 
कन्‍्यायें श्रादि | इनसे ललिता, श्रीमती, हरिप्रिया, विशाखा, शेव्या,पद्मा 
भद्रा और राधा के साथ आठ शक्तियाँ तथा चन्द्रावली, चन्द्ररेखा बृन्दा 
शआ्रादि १६ प्रकृति श्रेष्ठ प्रधान कृष्ण-वल्लमा प्रथक है | राधा के सम्बन्ध में 
कहा गया हैः--यथा मधुरिमा नीरेस्पशन मारुते यथा। गन्ध' प्रथिच्या- 
मनधो राधिकेयं तथा हरोौ ॥॥३१॥। 
शेष टिप्पणी अगले प्रष्ठ पर 


[ १६६ ] 


श्यामा, कामा, चतुरा, नवत्ना, श्रमुदा, सभुदा नारी। 
सुखमा, शीला; अबधा, नन्‍्दा, बृन्दा, यमुना; सारी॥। 
कमला, तारा, विमला, चन्दा, चन्द्रावलि, सुकुमारो। 
अमला, अबला, कब्जा, मुकुता, हीरा, नीला, प्यारी | 
स॒मना, बहुला, चंम्पा, जुहिला, ज्ञाना, भाना, भाऊ॥ 
प्रेमा, दामा, रूपा, हन्सा, रंगा;। हरषा, जाऊ। 
दवों, रम्भा। कृष्णा, ध्याना, मेना, नेना रूपा॥ 
रत्ना, कुम दा, मोहा, करुना, ललना, लोभानूपा। २€७,पद्‌ ८० 
येनाम तो थोड़े है, सर ने गोपियों की संख्या निम्नाँकित पद में 
सोलह सह लिखी है :--- 
मरली ध्वनि करी बलवीर 
गड्ढे सोलह सहस हरि ऐ छाँड़ि सत पति नेह ॥ ३४०, पद &३ 
सूरतागर (ना०प्र०्स० १६२५) 


पिछुले पृष्ठ से आगे 
राधा का स्थान कृष्ण के वामांग में (२,५,३७)ललिता सम्म ख, उत्तर में 
श्रीमती , ईशान में हरिप्रिया, पूर्व में विशाखा, आग्नेय में शेव्या, दक्षिण 
में पदूमा और नैऋत्य में मद्रा का स्थान माना गया है। चन्द्रावली आदि 
क्रमपूर्वक दिशाश्रों विदिशाश्रों में स्थित कही गई है। 
श्रुति आदि के गण मगवान के चरण-कसल-रसपान के पिपासु बनकर 
सुखी रूप को प्राप्त हुए, जो नाना विदस्घ लीलाश्ों में निपुण,दिव्यवेषाम्बर 
से सुतजित और मगवत्प्रंम से विहल होकर रासलीला में गीत गाते और 
प्रभु की सेवा करते हैं । 
३--वायु पुराण उत्तर खण्ड अध्याय ३४, श्लोक २३४ में भी यही संख्या 
लिखी है :--- 
एवमादीनि देवानां सहस्ताणि च षोडश 
चतुदंश तु ये प्रोक्ता गणाश्चाप्सरसां दिवि | 


माखन-चोरी 


ब्रज में कृष्ण की दश-बारह वर्ष तक की बाल्यावस्था व्यतीत हुई | इस 
अ्रत्पायु में ही क्‍या से क्या हो गया ! कृष्ण सुन्दरता के सागर तो थे ही, साथ 
ही चञ्बचल और चतुर भी थे । गोपियाँ उनके सौन्दर्य को देख-देख कर मुग्ध 
होने लगीं | सौन्द्य-मण्डित सुकुमार बालक को देख कर सबको तबियत उसे 
खिलाने के लिये मचल जाती है, और जो पदाथ उसे प्रिय प्रतीत होता है, 
उसी पदार्थ को उपके समक्ष प्रस्तुत करने में प्राणी अ्रपना परम सौमाग्य समझते 
हैं| कृष्ण की भी कुछ ऐसी ही कहानी बन गईं। जिसे देखो, वही कृष्ण को 
देखने के लिए. तरस रहा है | किमी न किसी बहाने श्याम का दर्शन होना ही 
चाहिये | कृष्ण को मक्खन बहुत श्रच्छा लगता था, सरसागर में कृष्ण 
यशोंदा से कहते हैं--- 


मेया री मोहि माखन भावे | 
जो मेवा पकवान कदहति तू मोहि नाहों रुचि आावे॥ 
सूस्सागर (ना“०प्र»स० ८८र) 

श्याम की इस सलोनी बात को पीछे खड़ी एक गोपी सुन रही थी। 
वह मन ही मन कामना करने लगी, मै कब इन्हे अपने घर माखन खाते 
देखें गी ?! दूसरे ही दिन “गये श्याम तिहि ग्वालिनि के घर” - ऋष्ण पहुँच 
हीं तो गए। अपनी मनोकामना सफल समझ कर ग्रोपी को इतना आनन्द 
हुआ कि वह फूली न समायी। उसे इतना आनन्दित देख कर सखियो ने पूछा, 
'कही कुछ पड़ा हुश्ला मिल गया क्‍या ?! गोपी गद्गद हो गई श्रोर प्रेम-विहल 
होकर कहने लगी : 'देख्यो रूप अ्रनुप |! यह था उस कृष्ण का अनुपम लावण्य 
जो सबको अपनी ओर श्राकर्षित करता था| 

मक्खन-विलासी की चर्चा घर-घर में होने लगी, गोपियाँ उठते- 
बैठते गोपाल की श्यामल छुबि में मग्न रहने लगी । रात को दही जमाती, तो 
श्यामसुन्दर की माधुरी छवि का व्यान करते हुए सब्रकी यही अभिलाषा रहती 


[ रष्८ ] 


कि दही अ्रच्छा जमे और उसे बिलोकर श्रीकृष्ण के लिए बढ़िया और बहुत॑-सां 
माखन निकाला जाय | कृष्ण अपने सलाओं के साथ उसे खाबेँ और आनन्द 
में मत्त होकर श्रॉगन में नाव । ऐसे मोहक बालक की बाललीला देखने के 
लिये कौन लालायित न होगा ? ब्रज की माखन-चोरी वाली लीला का महत्व 
हुदय की इसी मनोर्म वृत्ति में छिपा पड़ा है। 

शतो-रात जाग कर गोपियाँ प्रातःकाल की प्रतीक्षा करतीं । ब्राह्मययाम 
में ही दही बिलोने की घररघर ध्वनि ब्रज के वायुमण्डल में फेल जाती | 
मक्खन निकाल कर छीके पर रख दिया जाता और कृष्ण की बाट जोहने में 
सब की सब संत | कृष्ण आये | श्राज पहली बार मक्खन चुराया जा रहा 
है। सूर लिखते है।--- 

प्रथम करी हरि माखनचोरी। 

ग्वालिनि मन इच्छा करि पूरन, आपु भजे ब्रज खोरी॥ 

सूरसागर (ना०प्र०स० ८८६) 

कृष्ण ने मक्खन चुराया और भाग कर त्रज की गलियों में छिप गये । 
धीरे-धीरे वे सकक्‍्खन-चोरी में निपुण हो गये, धर-घर में उनकी चोरी की चर्चा 
होने लगी .--- 

ब्रज घर-घर प्रकटी यह बात। 

दधि-माखन चोरी करि ले हरि, ग्वाल सखा संग खात ॥ 

त्रजबनिता यह सुनि मन हरषित, सदनु हमारे आवें। 

माखन खात अचानक पावें, सुज भरि उरहि छिवावें॥ 

मन ही मन अभिलाष करति सब हृदय घरति यह ध्यान | 

सूरदास प्रभु कों घर में ले, देहों माखन खान ॥ 

सूरसागर (ना०प्र०स० ८६०) 

माखनचोरी से गोपियाँ रुष्ट नहीं होती थी, मन-ही-मन प्रसन्न होती 
थीं। कृष्ण का घंर में आना उनके श्राह्मद का कारण था। गोद में लेकर 
कृष्ण को मक्खन खिलाने के लिये सब गोपियाँ लालायित रहती थी। नीचे 
लिखे पद में सूर ने गोपियों की इस मनोदृत्ति का कितना सुन्दर चित्र अंकित 
किया है; 

चली त्रज॒ घर घरनि यह बात । 

नन्‍द सुत संग सख्ना लीन्हें, चोरि माखन खात॥ 


| २६६ ] 


ब्गेड कद्ृति मेरे भवन भीतर, अबहि पेठे धाइ। 
कोड कहति मोहि देखि द्वारे उतहि गये पराइ॥ 
कोड कहति किहि भाँति हरि को देखो अपने घाम । 
हेरि माखन देंड आछौ खाइ जितनों स्याम ॥ 
- कोड कहति में देख पाऊँ, भरि घरों ऑकवार। 
कोड कहति में बाँधि राखों को सके निरुवार | 
सूर प्रभु के मिलन कारण करति विविध विचार ॥ 
जोरि कर विधि को मनावति पुरुष नन्दकुमार | 
सुस्तागर (चूा*०्प्रण्स० ८६१) 


सुर के गीत की इन कड़ियों के विश्लेषण की श्रावश्यकता नहीं है । 
एक-एक बात शब्दों द्वारा प्रकाश करती हुई सामने आ रही है| कृष्ण-दर्शनोत्सुक 
गोपियों की भावना का इससे अ्रधिक सुन्दर चित्र कोई बना नहीं सकता | 
कृष्णु-दर्शन लालसा से कभी गोपियाँ योशोदा के घर पहुँच जाती, 
माखन-चोरी का उलाहना दिया जाता | एक दिन कृष्ण पकड़ गये, कुछ 
मक्खन खा लिया था, जो मुख से चिपटा था, और हाथ में था दौना.। शिका- 
यत हुईं, तो चत॒र, लीला-विलासी, नटवर कृष्ण यशोदा से कहने लगें:--- 
मेया में नहि साखन खायों | 
ख्याल परे ये सखा सबे मिलि मेरे मुंह लपटायो॥ 
देखि तुही सींके पर भाजन ऊँचे घर लटकायो । 
तुही निरखि नान्हे कर अपने में केसे करि पायों ? 
मुख दधि पोछि कहत ननन्‍्द नन्‍दन दौना पीठ दुरायो॥ 
डारि साँटि मुसुकाइ तबहि गहि सुतको क््ठ लगायौ। 
सूरसागर (ना०«प्र०स० ६४२) 
माँ, मैंने मक्खन नहीं खाया । मालूम होता है, इन सखाश्रों ने मेरे 
मुख से लगा दिया है। अच्छा तू ही सोच, घर में ऊँचे सीके पर रक्‍्खे हुए 
मक्खन को मैं अपने छोटे हाथों से केसे पकड़ सकता था १ कैसा श्रकाटय तक 
है। और चातुर्य भी देखिए, इतना कहते-कहते मुख से लगा हुआ मक्खन 
पोंछ्र डाला, अब तो मक्खन खाने की चुगली करने वाला चिन्ह भी नहीं रहा। 
पर वह मक्खन का दौंना ! वह भी पीठ के पीछे कर लिया । बताश्रो, क्या 
प्रमाण कि कृष्ण ने माखन चोरी की १ यशोदा ही नही, कोई भी माँ अपने 


[ द०० |] 


बच्चे की इस चतुरता पर सौ-सौ बार बलि जायेगी। केसा मोलाभोला, निष्पाप 
रूप है कृष्ण के बालकाल का। उसमें विचित्र बुद्धि का योग देकर सर ने 
मानव-मन के आह्वाद के लिए. पूण सामग्री उपस्थित कर दी है । 


अध्यात्मपक्त में मक्खन है जीवात्माश्रों के समस्त सुकृतों का फल। 
भगवान भक्त के इती सुफल पर अनुरक्त होते है। इधर मक्त अपने समग्र पुण्य-फल 
को प्रभु की मेट करते जाते हैं, उधर भगवान उसे चुरा-चुरा करः श्रपने 
श्रन्दर रखते जाते हैं | यदि फल-प्राप्ति भक्त के साथ बनी रहे, तो किसी दिन 
श्रहंकार का कारण बनकर उसे नीचे गिरा सकती है| अ्रतः समपंण होना ही 
चाहिये | श्रथवा भगंवान स्वयम्‌ श्रपने ग्रन॒ग्रह-माजन भक्त को इस निधि 
को उससे दूर करते जाते है| यह भी भक्त पर उनका अनुग्रह ही है । 


चीर हरण ओर दान लीला 


चौर-हरण की लीला अध्यात्म पक्ष में श्रात्मा का नग्न होकर, माया 
के आवरणों, सांसारिक संस्कारों से प्रथक होकर प्रभु से मिलना है। इसमें 
समपंण की सम्पूणता हैँ, जिसमें श्रपना कुछ नहीं रहता, सब कुछ प्रभु का 
हो जाता है । 


सूरसागर में राधा तथा अ्रन्य गोपियाँ इस उत्सगं की आ्रायोजना में 
जुट जाती है।सब की आकांक्षा है--कृष्ण की प्राप्ति हो । राधा शिवाराधन 
करती हैं| गोपियाँ गौरी से प्रार्थना करती हैं। सूर्य की स्तुति होती है, कात्या- 
यनी देवी की बालुकामयी मूर्ति बना कर पूजा की जाती है, मन्त्रों का जप 
चलता है, मार्ग शीष के शीतकाल में प्रातःकाल उठ कर यमुना में स्नान 
किया जाता है। ये समस्त श्रायोजन किस लिये है केवल कृष्ण की प्राप्ति 
के लिये :--- 


सिब सो विनय करति छुमारि। 
जोरि कर मुख करति अस्तुति बड़े भ्रभ्लु त्रिपुरारि ॥ 
सीत-भीति न करति सुन्दरि, कृस भई सुकुमारि | 
छुहो ऋतु तप करत नीके, ग्रह को नेह बिसारि॥ 
ध्यान धरि, कर जोरि, लोचन मूँदि यक्र यक्र याम । 
विनय, अंचल छोरि, रवि सों करति है सब बाम॥। 
हमहिं होहु ऋपालु, दिन मणि, तुम विदित संसार । 
काम अति तनु दहत, दीज सूर स्यथाम मतार ॥६॥। प्रृष्ठ १६६ । 
सूरभागर ( ना०प्र०स० १३८५) 
तपस्या में इतनी दृढ़ता देख कर भी कया भगवान द्रवित न होंगे १ 
जिन गोपियों ने कृष्ण के लिए माता-पिता तक का संकोच न किया, 
तपश्चर्या की मटठी में अपने शरीर को जला डाला, सूख कर काँट हो गई, 
जो शिव और सूर्य के सामने श्रज्चल फेला कर कृष्ण रूप में पति-प्राप्ति का 


[ ३०२ | 


वर मॉग रही है. उन्हे श्रभीष्ट-सिद्धि क्‍यों न प्राप्त हो ! पर श्रप्ती, श्रभी थोड़ी 
सी कमी है| अ्रभी आत्मा के ऊपर आवरण है। शिव-सूय की आराधना रूप 
साधन भी तो एक परदा है। जब तक यह भी दूर न हो जाय, तब तक 
समपण केता ? 


कहते है, साधक केवल अपने बन पर समपंण नहीं कर सकता । 
समरप॑ण रूप क्रिया का करने वाला भी तो वह स्वयम्‌ है । जब वही उसके साथ 
चिपटी है, तो सम्मूण समपण कहाँ हुआ | इसीलिये मुणएइक उपनिषरद का ऋषि 
कहता हैः--“थेमेवेष बृणु॒ुते तेन लभ्य',?” वह पूर्ण काम प्रभु जिसे चुन ले, 
स्वीकार कर ले, वही उसे प्राप्त करता हैं। भगवान भक्त का समपंण-सकल्प 
स्वीकार करते हैं, तमी पूर्ण समपंण होता है। आचाया ने इसीलिये वेधी, 
शास्त्र-सम्मत, श्रनुष्ठानमयी भक्ति का पर्यवमान रागात्मिका भक्ति में किया 
है। यहीं जाकर समपंण की क्रिया पूर्णता में परिणत होती है। गोपियों में 
बैधी भक्ति थी। रागानुगा भक्ति भी उनमें उच्चकोटि को थी। तो फिर 
विल्म्ब केसा ! विल्मम्ब था केवल दोनों के बीच में पड़े हुए सूछम श्रावरण - 
तन्तु का । वेद कितने सुन्दर शब्दों में इस आवरण का वर्णन करता है :-- 


उदुत्तम॑ वरुण पाशमस्मदवाधसं वि मध्यम श्रथाय । 
अथा वयमादित्य बते तवानागसो अद्तिये स्याम ॥यजु ०॥१२ १२ 
[मिरे पाप निवारक स्वामी | 
मैरे बन्धन ढोले कर दो, मक्त हो सकूँ अन्तयोमी ॥ 
उत्तम बन्धन शिरं में सत का, जिससे ज्ञानानन्द रुका है 
उसको वहीं खोलदो ऊपर, खेल अनेकों खेल चुका है ॥ 
मध्यम बन्धन हृदय-बीच में राग-ढेप फेलाने वाला । 
बन्धन अधस नाभि से नीचे तम से पाप बढ़ाने वाला ॥ 
बन्धन-रहित, प्रकाश-पुथ्ज हें देव, तोड़ दो बंधन मेरे 
पाप-रहित होकर हम जिससे बन जावें, तेरे, हाँ, तेरे ॥ ]* 
यह है वेदान्त की माया की मोहिनी, कणाद के अ्रणुओं का आवरण, 
सांख्य कौ प्रकृति का परदा | यह परदा निक्षष्ट, मध्यम और उत्तम तौन प्रकार 
का है | गोपियाँ निकृष्ट तामतिक श्रावरण को न जाने कितने जन्म पूर्व दूर 
कर चुकी हैं | श्रनेक प्राणियों में वे ऐसी विरल आत्मा थीं, जो पाप से, अशुभ 
से, पृथक हो जाती हैं । फिर विरलों में भी वे ऐ.प्वी विरल थीं जो रागढ्व प से 


न्‍दणमअ»मः्कऊ»»+७०>क>> 25 का भ>रआफ-भा-तवनयवफाफ नमक पनफ़-परकक व» बम 3१.०७» कअ»-क ५० क-पइरारन--+इनन्‍+फ “माफ फेक काभाऊ १२१५ नस % ३७ «नए ->वमम ५५५७3 .23ा७७++० ०७ +५५++++++भ+क3नन+ा+ कक अक-पनकन न ननना-मन-+ न भआ3++भआभकपधफकाकान कर "कान न पक कनन मनन न नननननन- न नमन कक “-पक नमन कनकमन+क्‍ कक ५५3५७ ५++५3३७3७५५३५ ३३७ कल्‍जफ-+फ नाषफाजाजए फल ++७७७)+ ३७ ७फाफ फूल. 


>लेखक को लिखी भक्ति तरगियणो से उद्द त। 


[ डे०३े | 


ऊपर उंठ जाती हैं । पर अ्रभी आवरण का सम तन्तुं चिपटा हुआ है । निक्ृप्ट 
आर मध्यम दोनों ग्रन्थियाँ टूट चुकी है। तम और रज का परदा नष्ट हो चुका 

| पर उत्तम, सत, का श्रावरण तो अ्रवशिष्ट है। यही तो है वह प्रथम 
ग्रन्थि, वह प्रथम मोहिनी माया, जो आत्मा को परमात्मा से प्रथक करती है 
वह प्रथम पथ का प्रयाण जो आत्मा को उसके अपने गृह से दूर ले जाता हे 
गोपियो के साथ यह उत्तम, यह सत्‌ , यह सह्रम आवरण श्रभी चिपटा है | 
बिना इसके दूर हुए अ्रपना घर कहाँ १ सर गा रहे है : 


जमुना जल बिहरत ब्रजनारी, 

तट ठाड़े देखत नन्दनन्दन, मधुर मुरत्ति कर धारी ॥ 

मोर मुकुट, खबननि सनि कुण्डल, जलजमाल उर अ्राजत | 

सुन्दर सुभग स्थाम तनु नवधघन, बिच बगपाँति विराजत ।। 

उर बनमाल सुभग बहु माँतिन, स्वेत लाल, सित, पीत। 

मनो सूर सरि तट बेठे सुक बरनत वरन जु भीत ॥ 

पीताम्बर, कटि में छुद्रावलि बाजत परम रसाल । 

सरदास मनु फनक भूमि ढिग बोलत बचन मराल ॥ 

सूरसागर (ना०्प्र०स० २३७२) 
गोपियाँ जल में स्नान कर रही है । वच्न उतार कर उन्होंने किनारे पर 
रख दिये है, और यमुना तट पर खड़ा वह मुरलीवाला उन्हे एक टक देख 
रहा है | भ्रपार छवि है इस वंशीवाले की ! जितने देखा नहीं, वह क्‍या 
बोलेगा ! सूर ने गुद की कृपा से इस बॉकेबिहारी की बाँकी छुवि देखी थी | 
इसकी ललित लीला के दशन किये थे | न जाने केसे वे यह दशनवाली बात 
सूरसारावली में कह गये | वेसे सर ने कहा कम है, किया अधिक है। कबीर 
की भाँति उन्होंने गवोक्तियाँ कहदी मी नही लिखीं। जो कुछ लिखा, वह उनके 
दश न की सुददढ भित्ति पर आधारित है | उन्होंने हरिलीला देखी और उसी 


दिन से उसके गायन में निरत हो गये । सूरसागर श्रथ से इति तक, इसी लीला- 
गान से श्रोत-प्रोत हैः-- 


१--आचायें बल्लभ ब्ह्मसत्र, अध्याय ३ पाद २ सत्र ४ के अ्रणुभाग्य, पृष्ठ ८८३ 
में लिखते हैं;---'अस्य जीवस्य ऐश्वर्यादि तिरोहितम्‌ | ''**** आननन्‍्दाशश्तु 
पू्वमेव तिरोहितो, येन जीब माव:, अतएवं कामभयः |? प्रथम अन्थि के 
साथ ही श्रात्मा का आनन्दाश तिरोहित हो जाता है और उसकी संज्ञा 
जीव हो जाती है। 


| ३०४ ] 


पता दिन ते हरिलाला गांई एक लक्ष पद बन्द |! 
ऐसा सिद्ध, ऐसा द्रष्टा सन्‍्तों में विस्‍्ला मिलेगा--- 
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां अ्रपथ्चते, 
वासुदेवः सव॒मिति स महात्मा सदुल्लभः | गीता ७, १६ 
यह द्रष्टा सन्‍त जब कृष्ण की माधुरी छवि का चित्रण करने लगता है. तो 
विश्व-छुवि का सीमान्त कर देता है | क्रष्ण तट पर खड़े देख रद्दे है | आ्राज, अरे नही 
वह सब्ंदा से तटस्थ है, हाथ में मुरली है, वही योगमाया जो सबके ऊपर श्रपनी 
मोहिनी डाले हुए है, मोर के पखो का मुकुट, कानों में कुण्डल, वक्तुस्थल पर 
श्वेत कमल के फूलों की माला, जेसे श्यामल शरीर रूपी श्रभिनव जलघर के 
बीच में बगुलों की पंक्ति विराजमान हो | फिर कमल, कुन्द, मन्दार, चम्पा 
अर तुलसी की परों तक लग्कने वाली लम्बी माला, जेंसे हरित वर्ण. लाल 
चञ्च लिये, काली पीली करण्ठ रेखाओं बाला शुक सभीत होकर गुण-कीत॑न 
कर रहा हो। और वह पीताम्बर फहरा रहा है, कटि में छ्लुद्र घण्िटिका परम रसीले 
स्वर में बज रही है, जेसे स्वर्ण भूमि के पास राजहंत मधुर शब्द कर रहे हों। 
कसा भव्य चित्र है ! समस्त रग, निखिल स्वरावली, सम्पूर्ण लावण्य इसी में 
निहित है | सुन्दरता के उात खोत का वर्णन इससे बढ़कर कोई क्या करेगा ! 
सूरसागर में सोंन्दर्य-सृष्टि श्रद्धुत है, श्रनाप्नात है, उसके लौंदर्य-चित्र ससार के 
साहित्य में बेजोड़ है | 


ऐसे ऋष्ण के सामने गोपियाँ स्नान कर रही हैं, यमुना-स्नान अ्रध्यात्म 

पक्ष में भक्ति कल्लोलिनी में श्रवगाहन करना है। वेधी भक्ति के भी श्रनुष्ठान 
रूपी वस्त प्थक हो चके हैं | यह है शुद्ध रागानुगा भक्ति को कलिन्दतनथा ! 
मोपियाँ तल्लीन होकर इसमें डबकी लगा रहीं है । पर वह देख रहा है। भक्ति 
रागानुगा ही रही, पर है तो मक्ति ही | परदा उत्तम ही सही, पर है तो वह 
परदा ! तन्तु सूक्रम है, पर हे तो वह तन्तु ही ।) आह, यह अभी चिपटा है ! क्‍या 
गोपियाँ इस परदे को नहीं फाड़ सकतीं ! कदाचित्‌ नहीं । तमी तो, देखो, वह 





१--देवी हो षघा गुशमयी मम माया दुरत्यया, 
भामेव ये प्रप्रचन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ गीता ७, १४ 
यह देवी त्रिशुणात्मिका माया अत्यन्त दुस्तर है। जो श्रनन्य माव से प्रभु 
का भजन करते है, वे ही इसे पार कर पाते है। 
“गुणमयी” शब्द भी अपने श्लेप-जन्य अर्थ के कारण यहाँ श्रत्यन्त 


रह च्े 
साथक बन पड़ा ह€ | 





[ ३०४५ ] 


वस्त्रों को उठाकर कन्हैया कदम्ब पर जा बैठा | कहता है, गोपियो, निकलोौ, 
छोड़ो यह सतोगुण का उत्तम परदा भी | खूब खुलकर इसके खेल देख लिए, 
श्रनेक जन्मों में देखे | अब इनका अन्त होना चाहिये | क्‍या कहा, केसे निकले! 
अरे, अब भी परदा, चलो नग्न, शुद्ध रूप से नग्न होकर, समस्त आसंग छोड़ 
कर अपने प्रभु से मिलो | वही तो तुम हो, श्रब आ्रावरण कहाँ रहा ! श्रब मी 
म्रिफक | सूर कहते हैः-- 
प्रिया मुख देखो स्याम निहारि | 
कृहि न जाइ आनन की सोभा, रही विचारि विचारि ॥ 
छीरोदक घूघट हातो करि, सम्मुख दियौं उचारि । 
मनो सुधाकर दुग्ध-सिन्धु तें कढयो कलंक पखारि ॥ 
सूरसागर (ना०प्र०8० २७३६) 
यह लो, भगवान ने वह दुग्घ-घवल, श्वेत सतोगुण का सद्म घ घट 
भी अपने हाथ से दूर कर दिया । आज आत्मा, राधा गोपी का मुखमण्डल 
अनिंद्य निष्कलक चन्द्र के रूप में, दध के समद्र को चीरकर बाहर निकला है | 
माया के तीनों परदे दूर हो गये | जीव श्रावरण-शून्य, कलकरहित, शुद्ध आत्मा 
हो गया । केसा आकपक, मादक और मधुर है राधा कृष्ण का यह मिलन, 
आत्मा-परमात्मा का साथुज्य ! कितने ममध्पर्शी है छीरोदक, दुग्ध सिन्धु और 
निष्कलंक चन्द्र के प्रतीक | धन्य है पारदर्शी सर! केसे सद्म, भावग्राही संकेतों 
द्वारा तुमने उत्त परात्पर श्रवस्था के दर्शन कराये हैं। कबीर, वह इडापिगला, 
का तानाबाना बुनने वाला, सतोगुण से आविभू त हुईं एक अ्रलौकिक ऋलक, 
एक ज्योति के ही गीत गाता रहा | बिना बत्ती ओर बिना तेल के जलते हुये 
दीपक के दर्शन करके उसने अ्रपने आप को धन्य समझा | शुज््य गगन के अ्रस- 
हद नाद, खेचरीम द्रा के गोमान्स, श्रमृतश्ााव का स्वाद चखकर वह तृत्त हो 
गया, और अनुभूति के आवेश में कहने लगा:-- 
“दास कबीर जतन सों ओढ़ी ज्यों की त्यों घरि दीनी चुन्द्रिया।” 
ठीक है, कबीर, तुमने चन्दरी में दाग न लगने दिया, पर थी तो यह 
चन्दरी ही, सतोगुण की ही सही; इसके बाद क्या था ? वह आत्म-दर्शन 
परात्पर का दर्शन, समस्त आवरणो को चीर-फाड़ कर नग्न होने का दर्शन ! 
अरे वह दु्लभ हे, वह तो विस्लों को ही सिद्ध होता है 





"न कमल पता ता हानि शनि ना कण पान नई आज अनशन अनलाएण टिनिनिनीाओनभातर अनविनाननानण 





न्‍कपककम्थ्कलमत्कास्ब॒भता+ रसम++>ननकनलनछ 


१--यह पद दूसरे प्रसंग का है। पर, यहाँ बिल्कुल सम्बद्ध हो जाता है, इसलिये 
रख दिया गया हे | 


[ ३०६ | 


मनुष्याणां सहस्लेषु कश्चिद्यतति सिद्धये । 

यततामपि सिद्धानां कशिचिन्मां बेक्ति तत्वतः ॥ गीता ७, ३ 

आर वह तुलसी ! श्रेययथ का वह मयोदावादी पथिक ! उसे अपने 
विधि-विधानों से ही श्रवकाश नही मिल्ला। बैघी भक्ति द्वारा वह लोक को उन्नत 
करने में लगा रहा। धन्य था उसका भी माग ! पर वहाँ भी ये सच्तम संकेत कहाँ १ 
काक, निन्दक, श्रघी, प्रमत्त, नीच आदि के मध्यम पाश भी वहाँ चिपंटे हुए 
हैं। इन पाशों में सामझस्य करता हुआ, वह सत की झलक भर दिखा के रह 
जाता है | वह भी सांसारिकता से सम्बद्ध ! शुभाशुभ-परित्यागी बनकर त्रिगुणा- 
त्मिका प्रकृति के परदों से परे, उस ऐकान्तिक अ्रवस्था के दर्शन करना श्रतीव 
दुस्तर है | पर सर, श्रन्धासुर, उस परात्पर के दर्शन करता है, और सम संकेतों 
द्वारा दूसरों को कराता भी है | 


दावानल पान 


इस निबन्ध के प्रारम्भ में ही हमने लिखा है कि विश्व सत और 
असत के सम्मिश्रण से बना है। इन्हीं को उपनिषद्कार श्रमूत और मूत॑ तथा 
श्रमुत और मत्य कहते हैं | मानव का लक्ष्य अ्रसतत से हटकर सत, मूर्त से 
हटकर अमूत श्रौर मत्य से हटकर श्रम॒त की प्राप्ति करना है। जो श्रमत नहीं 
वही मत्य है। जो ऋत और सत्य नहीं, वही भ्रनुत और श्रसत्य है । नीचे लिखी 
श्रति में इन दोनो के सम्बन्ध को स्पष्ट करते हुए. कहा है; 


अपाड_ प्राह एति स्वथया ग्रभीतः अमर्त्यों मर्त्येना सयोतिः । 
ता शश्वन्ता विषुचीना वियन्ता, न्यन्यं चिक्युने निचिक्यु रन्यम्‌ ॥ 
ऋण १,१६४,३८ 
श्रमर तत्व मरने वाले के साथ एक योनि होकर, भोगेच्छा से पकड़ा 
हुआ, कभी नीचे जाता है और कभी ऊपर आता है | ये दोनों सदा साथ 
रहने वाले, सवेत्र भ्रमण करने वाले और विविध लोकों तक पहुँचने वाले हैं । 
पर इनमें से एक को लोग जानते हैं, दूसरे को नहीं जानते | 
जो अज्ञात है, अ्रविगत है, उसी को श्रति ज्योति के नाम से भी पुका 
रती है। जैसे ज्ञात का विपरीत अज्ञात और सत्य का विरोधी श्रन॒त है, वैसे ही 
ज्योति का प्रतिपक्षी तम है। तम को हटाकर ही ज्योति प्रतिष्ठित होती है | 
सूर ने जिस कृष्ण का चित्र सरसागर में खींचा है, वह परम ज्योति 
स्वरूप श्रमत तत्व है| भारतीय मनीषा जिस चैतन्य तत्व की खोज में अ्रग्नसर 
हुई है, जिसे उसने विविध थुगों में विविध नामों से पुकारा और अनुभव किया 
है, जिसने भक्तों के हृदय को उल्लसित एवं स्फूर्तिमय बनाया है, वह तत्व, वह 
परम सत्ता, सूरसागर में कृष्ण के नाम से अभिहित हुई है। सूर के श्रीकृष्ण 
अक्षय आनन्द के धाम है| सूर की माघुय-मावना ने उन्हें रत से परिपूण 
ज्योति के संचरण-शील स्फुलिंगों के रूप में चित्रित किया है। जहाँ कृष्ण हैं 
वहाँ दुख, श्रशान्ति और उपद्रवों का अन्धचकार रह नहीं सकता | उनकी रख 
सिक्त आनन्दी तत्ता सवंत्र सरसता एवं प्रफुल्नता का सझ्लार करती रहती है । 


न 


सरप्तागर में कृष्णु-जीवन से सम्बन्धित जिन लीलाओं का वर्णन है 
उनमें यह भाव कूट-कूट कर भरा हुआ है। एक बार ब्रज के समीपस्य बन में 
दावाग्नि भड़क उठी | गोकुल, ब्रज, बृन्दावन, सभी स्थानों की वन-राजि, 
वनस्पतियाँ, बृत्षावलि उप्तकी दाहक ज्वाला में कुलसने लगी। जैसे श्रत्यन्त 
क्रोध में भरा हुआ कोई भयंकर दानव सभी दिशाश्रों से घेरा डालता हुआ 
दौड़ा चला श्राता हो, और जो कुछ सामने पड़े उसे हड़पता हुआ आगे बढ़ 
रहा हो, वैसे ही पवन से प्रेरित, प्रज्जलित दावानल दशौ दिशाओं को ज्वाल- 
माला से श्राक्रान्त करता हुआ बढ़ने लगा | ब्रज के नर-नारी उसे देखते ही 
व्याकल हो उठे । दावाग्नि ब्रजवासियों के समीप तक आ गईं। यह सोचकर 
कि अरब ब्रज इस ज्वाला से त्राण न पा सकेगा, सब जल-तट की ओर चल 
दिये । दावा के त्रास से समी संत्रस्त थे ओर लम्बी-लम्बी सॉसे ले रहे थे। 
ज्वाला और मी अ्रधिक वेंग से फेलनी लगी। उसकी शिखाये आ्राकाश को 
चूमने लगीं | भीषण भार का सर्वग्रासी रूप, ब्रज को निगल जाने की तैयारी 
करने लगा । प्रथ्वी से आकाश तक ओरोत-प्रोत दावा ने आज मानों ब्रज को 
उदरसात्‌ करने के लिए बीड़ा ही उठा लिया है। ब्रजवासी विचारने लगे, 
'यह दावा कहीं कंस का भेजा हुआ कोई श्रसुर तो नहीं है, कही उत्ती कौ 
भड़काई हुई कोई सर्वप्रासिनी आपत्ति तो नही है। यह तो पल भर में समस्त 
ब्रज में प्रलय मचा देगी। भगवान ! यह आपत्ति पर श्रापत्ति | पहले बषा ने 
कोप किया था | उससे जैसे-तेसे बच पाये, गोवर्धन ने सहायता की | पर 
अब इस दावा से केसे त्राण हो?! यशोदा भी कहने लगी--'ेव केसा 
हमारे पीछे पड़ा है | कभी जल में डबोकर, तो कभी अग्नि में भस्मीभूत करके 
यह हमें प्रत्येक प्रकार से विध्वेस्त कर देना चाहता है |! यशोदा संशय में पड़ 
गई और कृष्ण तथा बलराम दोनों को बचाने की चिन्ता करने लगी | 


चारों श्रोर दावाग्नि का विकराल रूप दृष्टिगोचर होने लगा | बीच में 
कहीं भी सन्धिस्थल दिखाई नहीं पड़ता था;-- 
भरहरात बनपात गिरत तरु घरणी तरकि तड़ाकि सुनाई। 
लटकि जात जरि-जरि द्रम बेली, पटकत बॉस काँस कशताल। 
उचटत फर अंगार गगन लो सूर निरखि ज्जजन वेहाल । 
सूरसागर (ना०प्र०स० १२१२) 
पवन का संसर्ग पाकर वृक्षादि के पत्त मरमराने लगे। दृक्ष पृथ्वी 
पर गिर रहे थे, जिससे प्रथ्वी फट जाती थी, ओर बृक्षों के टूटने का तड़ाक 
जुसा शब्द सुनाई पड़ता था | द्रम तथा लतायें जल कर और दुहरी होकर 


[ ३०६ | 


नीचे की श्रोर लग्क रही थी | बाँस, कॉस, कुम और ताड़ वृक्ष गिर रहे ये। 
अत्यन्त शीघ्रता से अंगारे उचट कर श्राकाश तक फेल जाते थे। ब्रजबासी 
इसे देख कर बेहाल हो रहे थे। 

दावाग्नि की भयंकरता का वर्णन करते हुए सर लिखते हैः-- 


भहरात कहरात दावानल आयो | 
घेरि चहुँ ओर करि शोर अन्दोर बन, 
धरशि आकास चहुँ पास छायो॥ 
बरत बन बाँस, धरहरत कुश काँस, 
जरि उड़त है बाँस, अति प्रबल वायो | 
मपटि कपटत लपट, पटक्ि फूल फूटत, 
फटि चटकि लट लटकि द्रमन धायो। 
अति अगिनि मार भार धुन्धार करि 
उचटि अंगार, मब्मार छायो। 
बरत बन पात भहरात, महरात, 
अररात तरु महा धरणी गिरायो।। 
भये बेहाल सब ग्वाल ब्रजबाल तब, 
सरन्‌' गोपाल कहि के पुकारयों। 
तृणा केशी शक्रट बकी बका अधघासुर, 
बामकर गिरि राखि ज्यों उबारयो। 
सूरसागर (ना०प्र०्त० १२१४) 


इन पद में ध्वन्यात्मक शब्दों ने दावानल का सजीव चित्र उपस्थित कर 
दिया है। भहरात, भहरात, अररात, भज्फार, घुन्धार ऐसे ही शब्द हैं। 
दावानल का तीत्र गति से फेलना ऋपदि ऋपटत, उचरटि, पटकि फटि, चटकि, 
आदि शब्दों द्वारा प्रकट हुआ है। उप्तका व्यापार या परिणाम बसत, घरहरत, 
उड़त, फूटत जैसे शब्द अ्रभिव्यज्ञित करते है । 


धूम धूँधि बाढ़ी घर अंमर, चमकत बिच बिच ज्वाल | 
हरिण बराह मोर चातक पिक जरत जीव बेहाल ॥ 
सूरसागर (ना०प्र०स० १२३३) 
इस दावाग्नि के धुएँ से उठी हुई घुघ घर, श्रन्तरिक्ष, सर्वत्र व्याप्त 
हो गई। इसके बीच-बीच' में कराल लपतों से उठी हुई ज्वाला चमक रही 
थी । हरिण, शूकर, मोर, चातक, कोकिल आदि पशु-पक्ती सब के सब इस 


[ ३१० | 


दावा से व्याकुल हो उठे। ब्रज पर आई हुई इस विभीषिका से रक्षा करने 
वाला उस श्रशरण शरण के श्रतिरिक्त और कौन हो सकता था ! गोपाल 
अपने उसी साक्षात भगवान को पुकारने लगे। शान्ति, तृप्ति एवम्‌ सहृदयता 
की श्रमोघ दृष्टि करने वाले श्रीकृष्ण ब्रजवासियों को सान्‍्त्वना देते हुए कहने ल गे;- 


नेंक धीरज धरो, जियहि कोऊ जिनि डरौ । 
कहाँ वह $ सुलोचन  मुंदायों॥ 
मुठी भरि लियो, सब नाइ मुख ही दियो। 
सर प्रभु पियो दावा ब्रज जन बचायौ ।।६८श। 
सुरसागर (ना०प्र०्स० १२१४) 
अथवा 


जिनि जिय डरहु, नयन मूँ दहु सब, हँसि बोले गोपाल । 
सर अनल सब बदन समानी अभय करे त्रज़ बाल ।॥।६८३। 
सरसागर (ना०प्र०स० १२३३) 

भयंकर विपत्ति में पड़े हुये गोपालों के हृदय पर इन शीतल बचन-विन्दुओं 
का श्रमृतस्ताबी प्रभाव पड़ा | ड्ूबते हुए व्यक्ति को तिनके का सहारा बहुत 
होता है, यहाँ तो साक्षात्‌ सुधा-निस्यन्दिनी सत्ता खड़ी थी, और कह रही 
थी--- “अश्ररे, डरते क्‍यों हो ! यह दावा है ही क्‍या ! श्रमी शान्त होती है। 
धैयं धारण करो श्रोर श्राँखें बन्द करलो |?” इतना कहते ही वह विकराल 
दावानल कृष्ण के भुखमण्डल में समा गया। कष्ण जेसे उसे पी गये हों । 
दावानल शान्त हो गया। “बरा सो बताना--?? जो अ्रधिक जलता है, वह 
जल कर खाक भी होता है। दावानल खाक हो गया । ब्रजवासी प्रफुल्षित हो 
कृष्ण की कथनी और करनी पर मग्घ हो गये। 


दावानल की यह समाप्ति मनोविज्ञान के क्षेत्र में कया अ्रथ रखती है ! 
श्रीकृष्ण ने कहा था-- “धैर्य धारण करो, मयभीत मत हो और आँखें बन्द 
करलो।” हमारी सम्मति में यह वह मनोवैज्ञानिक मन्त्र है, जो प्रत्येक दारुण दशा 
में सफल कारय कर दिखाता है | श्रापत्ति आने पर एक तो मानव को घबड़ाना 
नहीं चाहिए। धेव रूपी नाव पर बेठ कर बड़े से बड़े भयंकर तृफानी समद्र 
पार किये जा सकते हैं। फिर सबसे बढ़कर बात है, श्राँखें में द लेना, विपत्ति 
का तनिक भौ चिन्तन न करना, उसका प्रभाव अपने सन पर न पड़ने देना । 
क्रिया से प्रतिक्रिया उत्पन्न होकर कष्ट कौ निदारणता को दूना कर देती है । 
यदि किया से प्रतिक्रिया उन न हो, तो किंतु एकांग्रिनी रह कर शीघ्र नष्ठ 


[ ३११ | 


हो जाती है। यह शअ्रत्यन्त सामान्य, मनोवैज्ञानिक तथ्य है। ताली दोनों 
हाथों से बजती है, यह लोकोक्ति इसी श्राधार पर चल पड़ी है। एक हाथ 
ताली नही बजा सकता। इसी प्रकार एकांगी क्रिया प्रमाव-शुन्य हो जाती 
है, यदि उसके प्रतिरोध में प्रतिक्रिया का श्रभाव हो। 


मनोविज्ञान के क्षेत्र में दावाग्नि, अपने भौतिक स्तर को छोड़ कर, 
जीवन में आने वाली भयकर परिस्थितियों की सूचक है। यह व्यक्तिगत भी 
हो सकती है ओर सामाजिक भी । दोनों ज्षेत्रों में श्रसीम साहसपूर्वक उसके 
प्रभाव या सस्पश की मात्रा को दूर रखना, मन पर उसकी श्राँच तक न आने 
देना, एक ऐसा साधन है, जिससे मानव या समाज बाल-बाल बच जाता है । 


आध्यात्मिक क्षेत्र में 'दाबानल अ्रचयो ब्रजराज, ब्रजजन जगत बचायो!, 
भगवान की अपार करुणा को प्रकट करता है। भक्ति के विकास में वेद मन्‍्त्रों 
के उद्धश्ण देकर हम दिखा आये हैं कि जो इस विश्व का नियन्ता है 
वह भक्तों के दुख को दूर करने वाला, उनकी मनोकामनाश्रों को सफल करने 
वाला, परम उदार दानी भी है। उसको कृपा का एक कण साधक के शोक- 
समुद्र को सुखा देने में समर्थ है | समुद्र-मन्थन से विप और श्रमृत दोनों उत्पन्न 
हुए थे। श्रमुत के श्रास्‍्वादन के लिए किसी को विष पीना आवश्यक था | 
विष-पान अ्रनिवाये आ्रावश्यकता थी। पर इसे उस परम देवी तत्व के श्रतिरिक्त 
ओर कौन पी सकता था १ जब विष्र की दाहक ज्वाला देवताश्रों को दग्ध करने 


लगी, तो उप्त परम दिव्य, श्रौदर दानी, शिव ने कालकूट का पान 
कर लिया । 


यदि शिव ने विधष-पान न किया होता, तो देव या भक्त शान्तिपूर्वक 
अमृत का उपभोग नही कर सकते थे | श्रीकृष्ण द्वारा दावानल-पान भक्ति- 
क्षेत्र की इसी प्रकार की घटना है। यह आसरी तत्व के परामव की कथा है। 
पुण्य के प्रसार के लिये पाप की पराजय श्रावश्यक है। रत का प्रकाश श्रस्त 


के विनाश पर ही सम्भव है। अतः दावानल की परिच्युति शान्त एवम्‌ 
आपनन्दमयी अ्रवत्था के लिए श्रनिवाय थी। 


कृष्ण-जीवन के साथ इस प्रकार की जो कथायें सम्बन्धित हैं, उनका 
आध्यात्मिक अर्थ समझे बिना, वे मौतिक घटनाश्रों की श४खला की एक कड़ी 
मात्र रह जाती है। सूर ने यद्यपि हरिलीला के स्थूल रूप को प्रधानता दी है 
पर जब तक उमका सूछ्म रूप छृदयंगम न होगा, तब तक उमका सम्पूर्ण और 
सच्चा मूल्यांकन नहीं हो सकता । 


[ डद१९ ] 


सूर हरिलीला का वर्णन करते हुए अश्रपने पाठक को इस भ्रम में तो 
कभी रहने ही नहीं देते कि उनके कृष्ण ही परब्रक्म है।' दावानल पान के 
प्रसंग में भी वे श्पष्टतापूर्वक कह रहे हैं :-- 
जाको ध्यान न पाबे जोगी, सो ब्रज भें साखन को भोगी | 
जाकी माया त्रिभुवन छाबे, सो जसुमति के प्रेम बधावे।॥ 
यदि सूर के पाठक इस दृष्टि से सरसागर का श्रध्ययन करेगे, तो उन्हे 
भौतिक लौलाय सच्म जगत में प्रतिबिम्बित विविध भावनाश्रों की प्रतीक जान 
पड़ेगी | वैसे भी भौतिक जगत सृदरम जगत के साथ घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध है । 
आवश्यकता है, उधर दृष्टि ले जाने की, जिसके श्रमाव में, सब कुछ होते हुए 
भी, हम अपने को विपन्न अनुभव करते रहते है। मनोव॒त्ति का किचित मोड़ 
ही उस आनन्दधाम का द्वार उन्मुक्त कर ढेता है, जहाँ दावानल नहीं, परम 
शान्ति विराजमान है! 


१--मागवत, विष्णुयुराण आदि सबको यही पद्धति है, जितंका उल्लेख पूर्व 
हो चुका है । 


असुरों का वध 


लीला का रूप जहाँ माधुब-पवल्ित है, वहाँ श्रसरों के बच में वह 
विकराल भी दिखलाई देता है, पर यह विकरालता श्रन्त में प्रसाद से मण्डित हो 
जाती है | प्रभु का सादर्य जितना मोहक है, उतना ही आ्राकर्षक है| उनका 
दनुज-दप-हारी श्रसर-निकन्दन रूप सी | लीला का उदृंश्य जहाँ अनुरंजन 
है, वहाँ साधुआओ का परित्राण, दुष्टो का विनाश और घमम की संस्थापना भी | 
दोनों ही रूपों में लीला श्राह्मददायिनी 


लीला के माधुर्य रूप का उल्लेख हो चुका है। दावानल-पान भें उसके 
अपर रूप की एक क्षीण-सी फ्लाँकी प्रस्तुत की गई है। इस श्रपर रूप का 
सम्पूर्ण चित्र असरों के वध में दृष्टिगोचर होता है । 


सरसागर में श्रीमद्धागवत के अनुसार श्रसर-वध की श्रनेक कथारयें 

है। ये कथायें श्रीकृष्ण की शेशव श्रवस्था से ही प्रारम्भ हो जाती है। प्रथम 
कथा पूतना-वध की है। हरिवश के श्रनुसार यह कंस की घात्री है। सुर 
ने उसके धात्री होने की बात तो नहीं लिखी है; पर उसे कस के परिवार से 
सम्बन्धित अवश्य बतलाया है। सर लिखते हैं : पूतना ने मोहिनी का रूप 
धारण किया, अद्भुत श्रोर मनोहर श्रज्ञार-सलजा की | उस बाल-घातिनी ने 
विष बॉट कर कुचों में लगाया, श्रोर कंस की आज्ञा से श्रीकृष्ण को मारने के 
लिये चल दी ।* जब पूतना यशोदा के पास पहुँची, तो यशोदा उत्तका मुख 
देखकर विचार करने लगीं कि यह किसकी वधू थआ्राज मेरे यहाँ आई है ।२ 


तन अजब, 3. डे नम नन»मकमा»ऊकन "रन««ा.. लजममनक«»+»3 >+-॑शाितियज “िरशीरेक+333>कममनण--- 


१--रूप मोहिनी धरि ब्रज आई | 
श्रद्धुत साजि सिंगार मनोहर कंस दे पान पढाई | 
कुच विष्र बाँटि लगाइ कपट करि बाल घातिनी परम सुहाई ।।१ ०४३ 
सूरसागर (ना०प्र०ख० ६६८) 
२---यूसमति रही देखि वाकों मुख काकी बध कौन थौ आई ।॥॥१०।४४ 
सूरसागर (ना०प्र०छ० ६६६) 


[ ३१४ ] 


यशोदा ने उसे बेठने के लिये पीढ़ा दिया और कुशल समाचार पूछा। फिर 
कृष्ण को सुन्दर पालने में पौढ़ा कर कार्यवश यशोदा वहाँ से चली गई | 
पूतना को अवसर मिल गया। उसने श्रीकृष्ण को गोद में उठा लिया और 
प्रसन्न होकर अपना विषाक्त स्तन कृष्ण के मुख में दे दिया | श्रीकृष्ण पहले ही 
समझ गये थे कि यह राक्षसी है, श्रसुर की उन्‍्तान और असुर की ही ग्रहिणी 
है |" श्रतः उन्होंने दूध पीने के साथ ही उसके प्राण भी खीच लिये ।* पूतना 
मर गई और उ7का शरीर मुरझाकर एक योजन के बीच में पड़ा हुआ दिखाई 
देने लगा।र किष्शु पुराण ने पूतना को बालघातिनी और अति भयानक 
लिखा है| श्रीमद्धागवत के अनुसार वह भयंकर राक्षसी है, जिसका शरीर छः 
कोस लम्बा है, नासिका के र्र पवत की गुफा की भाँति, स्तन पहाड़ियों की 
तरह, नेत्र श्रन्ध कूप के सदश और पेट जल-विहीन तडाग के समान है | 

श्रीकृष्ण ने शेशव काल में ही कागासुर, शकटासुर और तृणावर्त का 
वध किया था और कुछ बड़े होने पर बाल्यावस्था में ही वत्मासुर, बकासुर 
ओर अधासुर को मार डाला था। गोचारण के समय उन्होंने घेनुक और प्रलम्ब 
को समाप्त किया था । इन्दावन में विहार करते हुए उन्होंने शंखचूड दानव, 
वृषभासुर, केशी और भौमासुर का वध किया था। इसके पश्चात्‌ उन दिनों का 
असुरराज कंस उनके हाथों मृत्यु को प्राप्त हुआ था | 

कागासुर, शकटामुर, तृणावते, पेनुक, प्रलम्ब और केशी कंस द्वारा 
श्रीकृष्ण को मारने के लिए. भेजे गए थे । कुछ राक्ुस श्रपने उत्पाती स्वभाव के 
कारण गायों या गोपियों का हरण करने के लिए श्राये थे | इन असुरों में कस 
का वध ही अपने व्यापक प्रभाव के कारण महत्ता रखता है| 

पौराणिक श्रनुश्रतियों के अ्रनुसार मशुरा-नरेश उम्रसेन कौ पत्नी पवन- 
रेखा एक दिन सखियों को साथ लेकर वन में भ्रमण करने के लिए, गई थी | 
केलि-शैलों पर विहार करते हुए वह सरखियों से दूर निकल गई और अ्रद्वष्ट-वेश 
राक्षसराज द्र्‌ मिल से उसकी मेंट हुईं | इस भेट का परिणाम पवनरेखा के गर्भ 


१--- नन्द सुवन तबही पहिचानी अ्रसुर घरनि अ्रसुरन की जाई|सू०सा०१०,४४ 
२-- पय सँग प्राण ऐचि हरि लीने योजन एक परी मुरकाई । 
सूरतागर (ना०प्र०स० ६६६) 
३-- परी राक्षुसी योजन ताईं।| १०,४३॥। 
सूरसागर ( ना०प्र०त० ६६८) 
४०-- भागवत ६, १४, १४, १६। दशमस्कच्ध पूर्वाध 


[ श१४ ] 


से कंस की उत्पत्ति के रूप में प्रकट हुआ | कस के बढ़े होने पर उन दिनों के 
आसुरी-प्रवृत्ति-सम्पन्न नरेश उसका साथ देने लगे। कंस ने मी श्रार्य सख्क्ृति के 
श्रभिमानी गजाओं को या तो उनके पदों से च्युत कर दिया या उन्हे कारागार 
में डाल दिया | आये एवम्‌ अनाय दोनों सस्कृतियों में प्रबल संघर्ष होने लगा। 
समय के अनुकूल भगवान श्रीकृष्ण ने आय संस्कृति के श्राधार-भूत तत्वों की 
रक्षा के लिए सगठन किया श्र असुरराज कंस का वध करके महाराज उम्रसेन 


को, जो उत्त समय कम के बन्दोणह में पड़े हुए थे, कारागार से मक्त तथा राज- 
सिंहासन पर समासीन किया | 


सूर ने कस वध का वरणन श्रत्यन्त उत्साहपू्वक किया है। अक्रर के 
साथ जब श्रीकृष्ण मथुरा पहुँचे, तो मर्ुरा के नर-नारी जो कस के श्रत्याचार से 
संत्रस्त रहते थे, इनके रूप को देखते ही मोहित हो गए और कहने लगे--- 
“आप यहाँ के भूपाल हो जाइये ।? 

श्रीकृष्ण नगर को देखते हुये उस रजक के पास पहुँचे, जो राजा के कपड़े 
घोता था | राजकीय वेश धारण करने की आवश्यकता थी | अ्रतः श्रीकृष्ण ने 
उससे कपड़े माँगे। रजक ने न केवल वस्त्र देने में श्रानाकानी की, प्रत्युत वह उन्हे 
अपशब्द भी कहने लगा | श्रीकृष्ण ने कूठ उसे शिला पर पटक दिया ओर 
राजकौय वस्नों को लूट कर गोपों को पहिना दिया। 


इसके अनन्तर वे धनुषशाला में पहुँचे और धनुप्र तोड़ कर सब योधाओं 

को मार भगाया | फिर कुलबयापीड़ हाथी तथा मुष्टिक और चाणुर जेसे मल्लों 
का वध किया । राग गुढमलार में लिखे हुए निम्नांकित पद की ज्िप्रवेगता, 
अनूठी अ्नुप्रस-भगी और वीरोचित भावाभिव्यज्ञन पर दृष्टिपात कीजिये;-- 

गहूयो कर स्याम झुज सल्ल अपने घाई, 

मटकि लीन्हों तुरत पटकि धरनी । 

भटक अति शब्द भयो खुटक नृप के हिये 

अटक प्राशन परयो चटक करनी 

लटकि निरखन लग्यो, मटक सब मूलि गयो 

हटकि गयो गठकि रहयो मीचु जागी। 

मुष्टिके सरदि, चाशूर चुरकंट करयों, 

कंस को कप भयौ, 5६ रंगभूमि अन्नुराग रागी 


कमान काकममभमाराकननाकेक,. पिकक फाफेपाओ >पाजकफनान “दान... सनररकि++नक...3+283»+33.43 43.4. 2949+3९०५3>6%3>++.२०००कववेकव>-क तन 


१--कहन लगे सब सूर प्रभू सों होहु इहाँ भूगाल ।७१) श्र० ४२ 
सूरसागर (ना०प्र०स० ३६५२) 


किन लत लिन भी तन 


[ श१६ |] 


मनल्ल जे ज रहे, सबे मारे तुरत 

असुर जोधा सब तेड सहारे 

धाइ दूतन कहुयो, मज्ञ कोउ नहीं रहे, 

सूर बलराम हरि. सब॒ पछारे ॥6।| श्र० ४४ 
सरसागर (ना०प्र०ण्स० ३६६१) 


कृष्ण ओर बलराम ने सब मल्लो को मार डाला, यह समाचार कंस के 
कानों तक पहुँचा । कंस उनके पराक्रम को समझ कर व्याकूल हो गया और 
पृथ्वी पर अ्रचेत अवस्था में गिर पड़ा | पीताम्बरघारी चतुभुज चारों आयुध 
लिए हुए राजमवन में कंस के पाप्त पहुँचे और कंस का वध उन्होंने जिस प्रकार 
किया, उसे सूर के ही शब्दो में नीचे अंकित किया जाता है;-- 


“देखि नृप तमकि हरि चमकि तहाँई गये 
दमकि लीन्हों गिरह बाज जेसे। 
धमकि मारयो घाउ गुमक्ति हृदये रहयो, 
भमकि गहि केस ले चले ऐसे॥ 
ठेलि हलधर दियो, भेलि तब हरि लियो, 
महल के तरे धरणी गिरायो। 
अमर जय ध्वनि भई धाक त्रिभवन गई 
कंस मारयो निदरि देबरायो॥ 


धन्य वाणी गगन धरणि पाताल धनि धन्य हो धन्य वस॒देव ताता 
धन्य अवतार सुर धरनि उपकार का सूर प्रभ धन्य बलराम भ्राता ।” 
सूरसागर (ना०प्र०्ख० ३६६७) 


कंस इन प्रकार मारा गया, जैसे वह पहले से ही मरा पड़ा हो, उसकी 
शक्ति, उसके प्राण पूव ही शरीर से कूँच कर गये हों | बलराम ने ठेल कर 
ओर श्रीकृष्ण ने उठाकर उसे महल के नीचे प्रृथ्वी पर पटक दिया। कंस के 
भरते ही तीनों लोकों में श्रीकृष्ण की जयध्वनि होने लगी। मथुरा नगरी के 
नर-नारी हष के मारे फूल उठे | सबने ऐसा अनु भव किया जेसे प्रृथ्वी का भार 
दूर हो गया हो । 


कंस की मृत्यु के उपरांत आय राजा उम्रसेन गद्दी पर बेंठे और वसुदेव 
तथा देवकौ ने जो श्रब॒तक कारागार के क्लेशों से पीड़ित रहे थे, बहुत वर्षो के 
पश्चात्‌ स्वातृन्न्य-सुख तथा पुत्र-नेहजनित श्राह्वाद का अनुभव किया। 


[ ३१७ | 


कंस के मरते ही अनाये शक्तियाँ दल-बादल के समान उमड़ती हुई 
मथुरा की ओर अ्रभियान करने लगीं | जरासन्ध इन सबका नेता था| इसने 
सत्रह बार मथुरा पर आ्राक्रमण किया | प्रजा को युद्ध-जन्य कष्टों से त्राण देने 
के लिए श्रीकृष्ण सबके साथ द्वारका चले गये, पर उनकी दृष्टि अ्रनाय॑त्व के 
पराभव श्रौर आरय॑त्व की प्रतिष्ठा की ओर सदेव लगी रही | समय पाते ही, 
अजु न और भीम को लेकर वे जरासन्ध की राजधानी में पहुँचे और गदायुद्ध 
में भीम द्वारा जरासन्ध का प्राणान्त कराया | जरासन्ध का साथी और श्रीकृष्ण 
का घोर विद्व पी चेदि देश का राजा शिशुपाल भी असुरों का साथ देता रहा 
था । इसे श्रीकृष्ण ने स्वयम बुधिण्ठिर के राजसूय यज्ञ में अपने चक्र सुदशन से 
समाप्त किया | महाभारतोय युद्ध में श्रनेक अ्रसुर राजा मारे गये | इस प्रकार 
श्रीकृष्ण ने अपने बल तथा राजनैतिक कार्य-कुशलता से एक बार भाग्तवर्ष को 
श्रसुर-प्रभाव से मुक्त किया था और श्रार्यत्व कौ स्थापना की थी। सूर ने 
जरासन्ध-वध और शिशुपाल-वध का वर्णन दशमस्कन्ध के उत्तराद्ध' में किया है। 


आसुरी प्रवृत्तियों में बाल-हत्या, स्री-अपहरण और श्राग लगाना इन 
तीन प्रकार के कूर कर्मों की जघन्य भीषणता विद्यमान रही है। कंस की आज्ञा 
से उसके अ्रसुर सैनिक इन्हीं कार्यो में निसत रहते थे । पूतना शिशु कृष्ण को 
मारने के लिये ही मेजी गई थी। कागासर, शकटासुर, प्रलम्ब, केशी श्रोर 
कसाई के-से कर्म वाला सिद्धर ब्राह्मण कंस द्वारा श्रीकृष्ण के वधाथ ही 
भेजे गये थे | वत्धामुर, बकासुर और अधासुर बालक और बछुड़ों की हत्या 
करने के लिए, ही वन में आये थे। वकासुर श्रोर अ्रधासुर ने तो अपने गुहाकार 
मुख में सब को निगल ही लिया था। श्रीकृष्ण की चतुरता से ही गोप बालकों का 
उद्धार हुआ था | दावानल-पान वाली कथा में असुरों द्वारा लगाई हुई आग 
का ही तो वर्णन है। भौमासुर गोप-बालकों को चुरा-चुग कर ले जाता था 
आर अपनी कन्दरा में छिपा कर रखता था | किसी-किसी दानव ने गोपियों का 
भी अपहरण किया था । आय आ्राचार को भंग करने वाले ऐसे अ्रस॒रों का वध 
अ्रनिवाय हो गया था। ये अ्रसुर अपनी इच्छानुसार रूप भी धारण कर लेते थे | 
कोई शकठ, कोई काक, कोई बछुड़ा श्रोर कोई गोप-बालक बन जाता था, श्रोर 
इस प्रकार गोपों तथा गोवत्सों में सम्मिलित होकर उपद्रव मचराता था। श्रीकृष्ण 
और बलराम सदेव इनकी ताक में रते और इन हत्यारों, श्रातताइयों एवम्‌ 
क्ररकर्मा असुरों के बध द्वारा जनता का कल्याण सम्यादन करते। असुरों का 
रूप-परिव्तन जनता को बोखा दें सकता था। इसी कारण इन्हें मायावी, 
यातुधान और राक्षस कहा गया है | 


[ हे१८ | 


बेंद के शब्दों में श्रमुर पहले तो अपनी माया से मानवता कौ आाँखों 
में धूल फ्रोंककर बढ़ता है, बढकर सारे संतार पर आच्छादित मो हो जाता 
है, पर अन्त में अपने ही कर्मो से, जिनके मूल में विनाश सन्निहित है, वह क्षय 
को प्राप्त होता है१ | कंस जैसे श्रसुर की भी अन्त में यही दश्ण हुईं थी। 
श्रीकृष्ण के समान जन-नेता श्रथवा अ्रवतारी महप्राण तो निर्मित्त रूप होते हैं 
वास्तव में आततायियों के नशंस कर्म ही उन्हे मार डालते है | पापी श्रसत है 
अतः उसकी सत्ता होती ही नहीं, सत्ता-सी ज्ञात होती है, जो परिणाम में पुन 
असत हो जाती है, नष्ट-भ्रष्ट हो जाती है | कंस के प्राण श्रीकृष्ण के पराक्रम 
को सुनते ही निकल गये थे | 

आध्यात्मिक क्षेत्र भें देवी और आस री प्रवृत्तियों में सदेव सघष चला 
करता है | गीता में आ्रासुरो प्रवृत्ति की तम से ओर देवी शक्ति की ज्योति से 
उपमा दी गई है। चन्द्रिका---चचित निशा चोरों के अ्रतिरिक्त सबको श्रच्छी 
लगती है, श्रन्धकार किसी को भी फटी श्राँखों नहीं सुहाता। जब आमसुरी 
प्रवृत्ति जाग्रत होती है, तो मनष्य को कम ओर अकम का शान नहीं रहता । 
शौच और सदाचार उससे विदा हो जाते हैं । दम्भ, गव, श्रमिमान, क्रोध 
कठोरता और श्रज्ञान श्राकर उसे घेर लेते है। वह इनके विकट बन्धन में पड़ 
कर अकाण्ड ताण्डव करने लगता है और इस प्रकार अपने आपको शअ्रपने 
ही हाथों नष्ट कर लेता है । ऐसे व्यक्ति सदेव अतृपत्त रुते है. और अपरिमित 
चिन्ताश्रों के जटिल जाल में फंसे हुए नाना प्रकार के श्रन्यायोचित कार्य किया 
करते है | लक्ष्मी कहीं श्रा गई, तो श्राभिजात्य का ढोंग मरते हुए दूसरो का 
अ्रपमान करते हैं | अ्रासुरी प्रवृत्तियाँ श्रन्दर से बाहर आकर मानव को मानव- 
सुलभ गुणों, चेष्टाओं और आकृतियों से प्थक करके दानव शरीर और दानव 
दुगु णो से युक्त कर देती है | इस निबन्ध के प्रारम्म में ही हम लिख चुके हैं, 
कि मानसिकता का ही स्थूल रूप पार्थिवता है। अतः कंस, केशी, प्रलम्ब, 
भोम आदि राक्ुत उनके अन्तस्थल में छिपी हुईं आसुरी ग्रद्ृत्तियों के ही बाह्म 
स्थूल रूप है | इसी प्रकार श्रीकृष्ण और बलराम श्रान्तरिक देवी ज्योति को 
ही साकार रूप में चरिताथ करने वाले हैं । 


१---अ्रसद्‌ भूम्या: समभवत्‌ तद्यामेति महद्‌ व्यचः । 
तद्‌ वे ततो विधूपायत्‌ प्रत्यक्‌ कतोर मच्छुतिः ।॥॥| श्र० ४,१६,६ 
पाप भूमि से उत्पन्न होता है और बड़े मारी रूप में फेल कर दा लोक 
तक चढ़ जाता है। फिर वहाँ से कर्ता को सन्तत्॒ करता हुआ लौटकर डुस 
पापी पर ही आ पड़ता है | 


[ ३१६ | 


श्रासरी ओर देवी प्रवृत्तियों में जो इन्द्र आध्यात्मिक क्षेत्र में चलता 
है, वही स्थूल रूप धारण करके कृष्ण श्रोर कस, राम और रावण के रूप में 
समाज के अन्तर्गत दृष्टिगोचर होने लगता है। भारतीय संस्कृति ने इस द्वन्द्य 
को जड़ से पकड़ा है, उतके मूल को देखा हैं, और इसी कारण उसने जिस 
साधना को जन्म दिया है, वह एकांगी न रहकर मानव का सर्वांग में विकास 
करने बाली सिद्ध हुई है । 

जीव का विविध योनियों में जाना उसके इन्ही प्रवृत्तियों में पड़ने का 
परिणाम है | अतः पाश्चात्य मनीषियों के चिन्तन के अनुमार श्रीकृष्ण की 
तत्ता केवल रूपक को प्रकट करती है, ऐसा मानना अद्ध सत्य को मानना है | 
श्रीकृष्ण भगवान ने श्रस्थि चर्म के बने हुए. वास्तविक शरीर द्वारा आविभूत 
हो कर कंस जैसे असुरों का वध किया था, यह उतना ही सत्य है, जितना दो 
ओर दो को जोड़ कर चार कहना। 


अबकी | अअगााकव, एक तड' क्र हक. 8. 7 ६ कमर 


सूर के राधाकृष्ण 


राधा ओर कृष्ण का विकास पीछे हमने सांख्य के प्रकृति एवं पुरुष से 
दिखलाया है। वेदान्तियों के माया और ब्रह्म, तांत्िकों के शक्ति और शिव, 
वैष्णवों के श्री और विष्णु, लक्ष्ती और नारायण भी तात्विक रूप से यही जान 
पड़ते है। अन्तर इतना ही है कि जहाँ सांख्यकार प्रकृति और पुरुष को भिन्न- 
भिन्न मानता है, वहाँ शुद्धाद तवादी उनमें भेद नहीं करते | तत्वरूप में सूर ने 
भी यही बात स्वीकार की है, जैसे:--. 
प्रकृति पुरुष श्रीप्ति सीतापति अनुक्रम कथा सुनाई । 
सूर इती रस रीति स्याम सों तें ब्रज बसि बिसराई ॥६४५ 
सूरसागर (ना०»प्र०स० ३४३४) 
बजहिं बसे आपुद्ि बिसरायो । 
प्रकृति पुरुष एकहि करि जानो बातनि भेद करायो ॥२६।२६२ 
सुस्तागर (ना“०प्र०्त० २३०६) 
प्रकृति पुरुष नारी में वे पति काहे भूल गई ।२७२६२ 
सूरतागर (ना*०प्र०्व० २३०६) 
परन्तु शुद्धाद्ने ती भावना के अनुकूल उन्होंने कृष्ण को साक्षात्‌ ब्रह्म 
ओर राधा को ब्रह्म को हादिनी शक्ति के रूप में साना है। यह ब्रह्म घट-घट 
में समाया हुआ है। यही सूर का हरि, विष्णु, राम और कृष्ण है। इन चारों 
में सूर ने अ्रमेद की स्थापना की है। तृतीय स्कथ के ग्यारहवे पद में सूर 
लिखते हैं:-- 
हरि स्वरूप सब घट पुनि जानयो। रख माँहि ज्यो रस है मान्यो । 
सूरतागर (ना०प्र०स० ३६४) 
जैसे ईख में ओर से छोर तक रस श्रोत-प्रोत है, वैसे ह्वी हरि सर्वत्र 
व्याप्त हो रहे है| इन हरि या ब्रह्म का अपना रूप निराकार है। न उनका 





/««्राचाय बल्लभ ने तो नहीं, पर गोस्वामी बिटठलनाथ ने राधा की दाशनिक 
ध्याख्या में उसे ब्रक्ष की ह्वादिनी शक्ति के रूप में ही स्वीकार किया है | 


[ २२४ | 


कोई माता-पिता है, न उनका कोई शरीर; परन्तु लीला के लिए थे निराकार 
से साकार, निगु ण से सगुण हुआ करते है। सूर के शब्दों में ही सुनिये:-. 
गण गन्धव देखि सिहात | 
धन्य त्रजललनानि करते त्रह्म माखन खात ॥। 
नहीं रेख न रूप, तन, नहिं बरन नहिं अनुहारि। 
मात-पितु दोऊ न जाके हरत मरत न जारि ॥ 
आपु करता आपु हरता आपु त्रिभुवन नाथ । 
आपुदी सब घट के व्यापी निगम गाबत गाथ ॥। 
अंग प्रति प्रति रोम जाके कोटि कोटि तअद्यांड। 
कीट त्रह्म प्येन्त जलन थल्न इनहिं ते यह मर्ड । 
विश्व विश्वंभरन एड ग्वाल संग विलास। 
सोई प्रभु दधिदान माँगत' धन्य सूरजदास ॥८२॥|पृष्ठ २६० 
सूरसागर (ना०प्र०स० २२२१) 
विश्वम्भर जगदीश कहावत ते दधि दोना माँक अघाने | 
आपुदिं हरता, आपुद्दि करता आपु बनावत आपुहि भाने ॥ 
सूरदास के स्वामी ते गापिन के हाथ बिकाने | 
सूरसागर (ना०प्र०्स० २२२६) 
जो ब्रह्म विश्व का रचयिता, पालक और संहारक है, जो स्वय॑ रूप, 
रेखा, शरीर, वर्ण आदि से विहीन है, जो रब व्यापक है, जिसके एक भाग में 
कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड समा जाते है, वही श्रवतार लेकर कृष्ण रूप में ग्वाल-बालों 
के साथ बिलात कर रहा है शोर दधि-दान माँगता हुआ गोपियों के हाथ का 
खिलौना बना हुआ है । 
कृष्ण हरि या ब्रह्म के अवतार हैं, इत बात का डल्लेख सूर ने कई 
पद में किया है। कुछ उदाहरण लीजिये/--- 
आदि सनातन हरि अविनासी | सदा निरन्तर घट-घट वासी | 
पूरण ब्रह्म पुराण बखाने | चतुरानन सिव अन्त न जाने। 
“गुण-गण अगम निगम नहिं पावे। ताहि यशोदा गोद खिलाबे॥ 
लोचन श्रवण न रसना नासा। ना पद पानि न गुन परगासा॥ 
* 2 ञ्र >< )< 
चरण कमल' नित रमा पलोबे। चाहत नेंक नेन भरि जोबे॥ 
झग्म अगोचर लीलाधारी । ञ्लो राधावश कुष्ज बिहारी ॥ 
सूरसाग़्र (ना ०प्र£89 ६२१) 


[| ३२५ | 


गोकुल प्रकट भये हरि आई 
अमर उघारन असुर संहारन अन्तयोमी त्रिभवन राई ॥१२ 
सूरसागर (ना“०प्र०म० ६३१) 

पौराणिक डुग में ब्रह्मा, विष्णु, महेश नाम के त्रिदेवों की स्थापना 
हो चुकी थी । परात्पर ब्रह्म की ही ये तीन शक्तियाँ मानी गई थी, जिनके काय 
क्रमशः सृजन, पालन ओर अलय थे | सर ने एक स्थान पर पौराणिक मत 
का अनुसरण करते हुए इस बात का ग्रतिपादन भी किया है। चत॒थ स्कब्ध में 
भागवत के आधार पर यज्ञ पुरुष का वर्णन करते हुये वे लिखते हैं 


यज्ञ प्रभु प्रकट दरसन दिखायो। 
विष्णु विधि, रुद्र मम रूप ए तीनिहूँदल्न सों बचन यह कहि सुनायो॥ 
सूरसागर (ना०प्र०स० ४००) 


परन्तु श्रन्य स्थानों पर उन्होंने विष्णु को ही महत्ता प्रदान की है । शैंव 
संप्रदाय के प्रचार से महादेव को भी उच्च स्थान प्राप्त हो गया था, पर विष्णु 
के महत्व में उससे कुछ भी न्यूनता न श्रा सकी । वेष्णवधर्म के प्रचार-प्रवाह 
में तो श्रन्य सभी देव ड्रब कर हीन कोटि को प्राप्त हो गये । सूर ने ब्रह्मा ओर 
महादेव को बड़ा देवता माना है, पर विष्यु के सामने इनकों भी भिखारी 
बना दिया है | सर के मत में हरि श्रौर विष्यु एक ही हैँ, इस बात को न 
भूलना चाहिये। एक स्थान पर सर लिखते हैं:-- 


हरि के जन सबके अधिकारी । 
ब्रह्मा महादेव ते को बड़ तिनके सेवक श्रमत भिखारी ॥१६॥ 
सूरसागर (ना०प्र०्स० ३४) 
जो स्‍्वय याचक हैं, उससे कोई क्‍या याचना करेगा |१ महादेव 
और ब्रह्मा को सूर ने विष्णु का सेवक भी माना है।--- 


सिव विरंचि सुरपति समेत सब सेवत प्रभु पद चाये। 
तुम अनादि अविगत अनंत शुझ पूरण परमानन्द । 
सूरदास पर कृपा करो प्रभु श्री बृन्दाबन चन्द ॥१०३ 
सूरसागर (ना०प्र०ख० १६३) 
मुनि मन मधुप सदा रस लोसित सेवत अज सिव अम्ब ॥ 
सारावली १००१ 


४७७७७७७/७/७७/॥॥७॥/७॥७७एए७७७७७७७ए७७४ए-७-शएशर७४७७७७७७७७७७७४७७४८७४७८८ए"एशशश७७एएर्ररशाशश/॥॥आआ/७४७्ए्ए"॥ए/४/ए्श७॥एश॥ल्‍॥७॥॥७॥-"श७८--"-"एश्शशशश 2 


/०>याचक पे थाचक कहा याचें, जो यावे तो रसना हारी ॥१-१६ 


[ १२६ |] 


जैसा कहा जा चुका है, हरि, विष्णु, कृष्ण, राम सब एक ही हैं। 
यही साज्ञात्‌ ईश्वर, ब्रक्ष और भगवान है | सूर ने स्वेत्र इन्द्र, सनक, ब्रह्मा 
ओर महादेव को इनसे नीचा स्थान दिया है | कुछ उदाहरण लीजिये:--. 


2४७ 


निगम, सनक, सुक, नारद, सारद, मुनि-जन भंग अनेक । 
सिव विरंचि खंजन मन-र5्जन छिन-छिन करत प्रवेस ॥१८६॥ 
सुर्सागर (ना०प्र०स० ३४८) 
इस पद में ब्रह्म और महादेव को नारदादि मुनियो की कोटि में 
रखा है| 
बिनती केहि विधि प्रभुहि सुनाऊ। 
महाराज रघुबीर धीर को समय न कबहूँ पाऊ॥ 
दिनकर किरण उदित त्रह्मादिक रुद्रादिक इक ठाऊं। 
अगरशित भीर अमर मुनिगन की तेहि ते ठौर न पारऊ ॥१६८।६४ 
सुरसागर (ना“०प्र०स० ६१६) 
? यहाँ भी ब्रह्मा और महादेव को देव और मुनियों में स्थान दिया है। 
सूर ने जहाँ-जहाँ कृष्णावतार का वर्णन किया है, वहाँ ब्रह्मा ओर महादेव को 
इतना नीचे गिरा दिया है कि वे यशोदा, गोपी तथा खालों के समान भी 
सुखी प्रतीत नहीं होते | बाललीला-वर्णन में इम विषय के कई स्थल आये है। 


सूर लिखते हैँ;-- 
“सूरदास प्रभु यशुमति के सुख सिव विरंचि बौरायो ॥6४॥ 
सूरसागर (ना“०प्र०स० ६४२) 
त्रजवासी पटतर कोड नाहीं। 
रि नि क्र 2०० 
ब्रह्म सनक सिव ध्यान न पावत, इनकी जूंठनि ले ले खाहिं॥ 
धन्य नन्‍्दू, धनि जननि यशोदा, धन्य जहाँ अवतार कन्हाई। 
धन्य धन्य वृन्दाबन के तरु जहें बिहरत त्रिभुवन के राई ॥ 
सुरतागर (ना“०प्र०्सत० १०८७) 
यह कृष्ण वह ब्रह्म है जिसका शिव, सनकादि कोई भी अ्रन्त नहीं पा सकते | * 
ब्रह्मा तो इस लोक में गूलर में भरे हुए कीड़ों में से एक कीड़े के उमान हैं। 


१--शिव सनकादि अन्त नहिं पावै, मक्ततछुल कहवावे | पद ४७, पृष्ठ १४६ 
सूरसागर (ना०प्र०स० ११० ०) 





[ ३१२७ |] 


ऐसे करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों शिव इत ब्रह्म के एक रोम में समाये हुए है 
सूर ने महादेव और ब्रह्मा को पूर्ण ब्रह्म के अबतार विष्णु, हरिं, राम या 
कृष्ण से सत्र प्रथक रफ़्खा है। इन्द्र कोप से ब्रज को बचाने पर जब देवता 
कृष्ण की स्तुति करके श्रपने -अपने घर चलने लगे तो सर लिखते हँ:-- 
अस्तुति करि सर घरनि चले | 
सिव विरंचि सुरपति कहें भाषत पूरण बत्रह्महि प्रकट मिले ॥ 
सृरतागर (ना०प्र०स० १६००) 
कृष्ण को इस प्रकार परात्पर पूण ब्रह्म मान कर सुर ने बल्लम के मता- 
नुसार अन्य सबको उनका अंश बना दिया है । 
सकल तत्व त्रद्म॒ण्ड देव पुनि साया सब विधि काल । 
प्रकृति पुरुष श्रीपति नारायण सब है अंश गोपाल ॥११०१॥ 
सारावली । 
जैसे अग्नि से चिनगारी उत्का अंश होते हुए भी भिन्न है, बैंसे ही सूर 
'ने नारायण, श्री (कमला) प्रकृति और पुरुष को अह्म का अंश तो कह दिया है, 
पर उन्हे ब्रह्म से पृथक स्वतन्त्र सत्तावाला भी माना है |* पुरुष से तात्पय 
हिरण्यगर्भ का है | प्रकृति सत्‌ और विश्व का उपादान है |) औ, कमला और 
रमा एक ही प्रतीत होती है, जिनका नारायण से सम्बन्ध है। यह नारायण 
भी देवकोटि से ऊपर नही जान पड़ते ओर बेकुण्ठ भें निवास करते है। राउ- 
लीला के समय सर ने इनको भी मरली-ध्वनि से मोहित कर दिया है| सुर 
लिखते 
मुरली ध्वनि बेकुर्ठ गई । 
नारायण कमला दम्पत्ति सनि अति रुचि हृदय भहै।। 


लि - २००७. अननीननर-जना+344-3०---- “नमक +++ न भनिनन-32विािकननननना. अडिनमनम»क .+-+>>। बना अंऑऑजनन ० अमन्‍मका>० नमक पाना, 


२--मैं ब्रह्मा इक लोक को ज्यों गूलरि बिच जीव | 
प्रभु तुमरे इक रोम प्रति कोटि ब्रह्म अरू शोव || पद २६, पृष्ठ १४८ 
सूरप्तागर (ना“प्र०्स० १११०) 
--बृहद्‌ ब्रह्म संहिता १, १० में भी यही लिखा है। ब्रह्मा कहते हैः 
धस्यांशभूता हिं वय॑भवन्तः प्रव्तवामः खल्लु लोक यात्राम्‌,' यहीं १२वें 
श्लोक में प्रभु को रुवोत्मभूत, चिद्चिच्छुरीरः |! अर्थात्‌ दबका आ्रास्मा और 
चित अ्रचित रूपी शरीर वाला कहा गया है। फिर १, ४१ में लिखा 


जैसे बीज में वट-बृक्ष निहित है, वेसे हो चराचर विश्व परमात्मा में 
स्थित है । 


४--अआचाय बल्लम इसे ब्रह्म का संदेश” कहते हैः 'सदंशेन जडा श्रपि |? 


दया... पका, डाक... जा न 3+- नरम नन-मनननत3 परम ५++>+७५4५००+-न-ककनट 


[ रेश्८ | 


सुनहु प्रिया यह वाणी अद्भुत वृन्दाबंन हरि देख्यो। 
धन्य-धन्य श्रीपति मुख कहि-क हि जीवन त्रज को ल्षेख्यों ॥। 
रास विलास करत नन्‍द नन्‍्दन सो हमते अति दूर! 
धनि बन धाम, धन्य त्रज धरनी, उड़ि लागे ज्यो धूरि॥ 
यह सुख तिहूँ भुवन में नाहीं जो हरि संग पल एक। 
सूर निरखि नारायण इकटक भूले नेन निमेख॥५१॥ 
सूरसागर (ना०प्र०स० १६८२) 


तथा 


नारायण धुनि सुनि ललचाने रयाम अधर सनि बेन। 
कहत रमा सो सुनि सुनि प्यारी बिहरत हैं बन स्याम ॥५४॥ 
सूरसागर (ना०प्र०स० १६८७) 


यहाँ रमा के साथ नारायण का वर्णन होने से उनमें विष्णु का भ्रम हो 
सकता है, पर नारायण को सर ने हरि और विष्णु से प्रथक ही समझा है। 
हरि या विष्णु है गोलोकवासी और नारायण है बैकुण्ठ के रहने वाले, जो स्वय 
ही हरि का ध्यान किया करते हैं |* दूसरी बात यह भी है कि सर ने जहाँ 
ब्रह्मा श्रोर महादेव को देव कोटि में रक्‍्खा है, वहाँ विष्णु का नाम प्रायः बचा 
दिया है। केवल एक या दो स्थानों पर उन्होंने विष्णु का नाम ब्रह्मा और महेश 
के साथ लिया है और वहाँ भी उन्हे ब्रह्म के रूप में ही स्वीकार किया है | 
हमने इसी हेतु विष्णु को हरि और कृष्ण के साथ क्खा है। वेसे भी हरि को 
विष्णु और हर को महादेव कहा जाता है । कृष्ण के लिए हरि का नाम तो सूर- 
सागर में अनेक स्थानों पर श्राया है| विष्णु श्रोर हरि की एकता सरसागर की 


नीचे लिखी पंक्तियों से भी सिद्ध होती हैः-- 
विन्हें संतोषि कह्यो देहु माँगे मोहिं विष्णु की भक्ति सब चित्त धारो। 
>< >८ > ५ 


कहो यह ज्ञान यह ध्यान सुमिरन यहै, निरखि हरि रूप मुखनाम लीजे।॥ 
सूरसागर (ना०प्र०स० ४० ४) 


१--रमाकान्त जासु को ध्यायो । सो सुख ननन्‍्द सुबन ब्रज आयो ।॥।६०, ४०३६३ 
सुरसागर (ना०प्र०स० १७६७) 





[| ३१६ ] 


महामारत के निर्माण-काल तक विष्णु और नारायण की एकता स्थापित 
हो चुकी थी ओर कृष्ण* को नारायण का ही अवतार माना जाता था। 
परन्तु बल्लभ सम्प्रदाय में कृष्ण को ब्रह्म का विशेष रूप दिया गया | निम्बाक 
आर विष्णु स्वामी का भी हम नवीन कृष्ण-भक्ति पर अ्रधिक प्रभाव पड़ा | 
महाभारत में नारायण को एक ऋषि माना गया है। शुद्धाद्वैत संप्रदाय में, 
इसी हेतु, वे ब्रह्म रूप कृष्ण से हेय ओर निम्न कोटि के दिखाए गए है। 
परन्तु सर ने विष्णु को हरि माना है श्रोर उन्हे ब्रह्मा एवं महादेव के साथ नहीं 
रखा है। इस नाम को उन्होंने प्रायः बचाने का प्रयत्न किया है। पुष्टिमाग 
की विशेष प्रकार की भक्ति ही इसका कारण है, जिसमें गोलोक को वैकुण्ठ 
से ऊँचा स्थान दिया जाता है| वन्दावन धाम तो मधुर रत के कारण सर्वश्रेष्ठ 
है ही, जहाँ: परम पुरुष अपनी ह्ादिनी शक्ति राधारे तथा सम्धिनी श्रोर 
संधित शक्तिरपी गोपियों और गोपों के साथ नित्य रास-बिहार किया 
करते है ; 
१--महाभारत आदि पवे, अ्रध्याय २२०, श्लोक ४ में अजुन और कृष्ण 
दोनों को रुखा और क्रमशः नर श्रौर नारायण कहा हैः-- 
आस्तां प्रिय सखायो तो नर नारायणा वृषी |। 
२--लोक में मधुर रस सबसे नीचा समझता जाता है। इसके ऊपर वात्सल्य, 
सख्य, दास्थ फिर शान्त रस की क्रमशः प्रतिष्ठा है ,परन्तु बेप्णव भक्ति में 
शांतरस का निगु ण या ब्रह्मलोक सबसे नीचे है | उसके ऊपर दास्यरूप बेकुण्ठ 
तत्व है। नारायण यही रहते है | उसके ऊपर सख्य रस का गोलोक और सबसे 
ऊपर मधुर-रत का वृन्दावन है, जहाँ परम ब्रह्म अपनी शक्तियों (अजांगनाओ) 
के साथ क्रीड़ा करते है| हरिवंश, विष्णु पवे, अ्रध्याय १६ में श्लोक २६ से 
लेकर ३४ तक लोकों का वर्णन है| इसके अ्रनुसार नीचे जल लोक, उतके 
ऊपर नाग (महीघर) लोक, फिर क्रमशः भू लोक (मनुष्य लोक) श्राकाश 
(खगलोक), स्वर का द्वार (सर्यज्ञोक) और उससे परे विमान-गसन टेव लोक 
है, जहाँ कृष्ण देवों के ऐन्द्र पद पर प्रतिष्ठित है और जिसे स्वर्ग लोक भी कहते 
है। स्वर्ग से ऊपर ब्रह्मलोक है, जो ब्रक्षर्षिंगणों से सेवित है | ज्योति-सिद्ध 
महा त्माश्रों के कमो की गति यही तक है | इस गति को सोमगति कहा गया है । 
इसके ऊपर गोलोक हैः--तस्योपरिगवां लोकः साध्यास्त पालयन्ति हि, स हि 
स्वंगतः कृष्ण महाकाश गतों महान ।३०। गोलोक में भी ऊपर से ऊपर 
भगवान्‌ की ही तपोमयी गति है, जिसे हम मानव समझ नहीं सकते । श्रधो- 
शेप टिप्पणी अ्रगले प्रष्ठ पर 


[ रे३० | 


नित्यधाम वृन्दावन स्थाम, नित्य रूप राधा त्रज बाम। 
नित्य रास, जल नित्य बिहार, नित्य मान खंडिताभिसार ॥ 
ब्रह्म रूप ऐड करतार, करन हरन त्रिथुवन संसार ।७२॥४२६। 
सरसागर (ना“०प्र०स० ३४६१) 
सर की राधा श्रोर तुलत्वी की तीता दोनो एक है। तुलसी ने सीता को 
उद्भव-श्थिति संहार-कारिणी, क्लेश-हारिणी और सर्वे श्रेयक्करी कहा है। सूर 
ने राधा को निम्न लिखित रूप में अनुभव किया है| 
नीलाम्बर पहिरे तनु भामिनि, जनु घन में दमकति है दामिनि। 
शेष महेश लोकेश शुक्रादिक नारदादि मुनि की है स्वामिनि ॥ 
५८ >< ५८ ५८ 
रमा उमा अरु शची अरुधति दिन प्रति देखन आववें। 
निरखि कुसुम सुग्गण बरसत हैं, प्रेम-मुद्ति यश गावें ॥। 
रूप राशि, सख राशि राधिका शील महा गुण रासी । 
कृष्ण चरण ते पावहि स्यामा जे तुब चरण उपासी ॥ 
जग नायक जगदीश पियारी जगत जननि जगरानी, 
नित बिहार गोपाललाल संग बृन्दाबन रजधानी ॥ 
अगतन की गति, भक्तन की पति भ्रीराधा पद मंगल दानी । 
अशरन शरनी, भव भय हरनी, वेद पुराण बखानी ॥४१५॥ 
सुरखागर (ना*०प्र०स० १६७३) 


पिछले पृष्ठ को शेष टिप्पणी 
लोक दुष्कृतियों के लिये है। नागलोक भी दारुण है। भूलोक कमंशील 
पुरुषों के लिए कर्म का क्षेत्र हैं। आकाश वायुतुल्य वृत्तिवाले श्रश्थिर जीवों 
का विषय है| शम, दम से पूर्ण सकृतियों की गति स्वगंलोक है । ब्राह्म तप में 
लीन जीवों की परम गति ब्रह्म लोक हे, परन्तु-“गवामेब ठ॒ गोलोको दुरारोहा हि 
सा गतिः ॥३४॥। स तु लोकरवया कृष्ण सीदमानः इझतात्मना । घुतो घुतिमता 
बीर निध्नतोपद्रवान्‌ गवाम्‌ ॥।३५।॥।” इन श्लोकों के श्रनुतार गो लोक श्रीकृष्ण 
भगवान का निवास स्थान है । 
३--गोपनादुच्यतेगीपी श्री लीला राधिकाभिषा | 
देवी कृष्णमयी ज्ञ याराधिका परदेवता।।५०।। 
सव॑ लद्ठमी स्वरूपा च श्रीकृष्णानन्दायिनी | 
अत. सा ह्ादिनी शक्तिनॉनाकेलि विशारदा ॥५१॥ 
बूहृद्‌ ब्रह्म संहिता, द्वितीयपाद, पंचम श्रध्याय | 


[ ३३१ ] 


तुलसी की सीता राम-बल्लभा है, तो सूर की राधा जगदीश की प्रिया 
है।'! वह उद्धव-स्थिति-कारिणी है, तो यह जगत-जननी है। वह क्लेश-हारिणी 
है, तो यह भव-मय-हरनी है, वह स्व श्रेयस्करी है, तो यह श्रशरन-शरनी और 
अ्रगतिन कौ गति है। 
सीता और राधा दोनों शेष, महेश और नारदादि की स्वामिनी है। 
ब्रह्म की एक ही शक्ति के सीता और राधा दो भिन्न-भिन्न नाम है| रामचरित- 
मानस और सरसागर दोनों में वर्णित देवगण इस शक्ति को जगत-जननी और 
जगरानी के रूप में वंदनीय मानते है। अमित और श्रपार है इस जननी की 
शोभा ! तुलसी इसी जगदम्बा से राम-भक्ति पाने की प्राथना करते है;-- 
कबहुँक अम्ब अवसर पाइ । 
मेरीयों सुधि द्याशबी कछु करुन कथा चलाई ।| विनय पत्रिका 
सुर भी इसी जगजननी से ऋष्ण-भक्ति की याचना करते हैं:--- 
कृष्ण भक्ति दीजे श्री राधे सूरदास बलिहारी |। 
तुलसी ने सीता और राम को भिन्न होते हुए भी अ्रभिन्न श्र्थात्‌ दो 
शरीर पर एक प्राण के रूप में चित्रित किया है।" सूर उनसे पूर्व ही ये 
पक्तियाँ लिख चुके हैं:-- 
सर स्याम नागर इह नागरि एक प्राण तनु हे हैं. ॥८१। प्रष्ठ रषण 
सृरसागर (ना“प्र०्त० २४२१) 
राधा हरि आधा आधा तनु एके हो हे जज में अबतरि ॥३२। 
सुरसागर (ना०प्र०स० २३१३) 


अली नस लन फेक न 3-४5 अलनककञय 


१--पद्मपुराण, पाताल खड अ० ६६ श्लोक ११७ में लिखा हैः-- 
तत्प्रिया प्रकृतिस्वाद्या राधिका कृष्ण बल्लमा ।। 
१--गिरा श्ररथ जल बीचि सम, कहियत भिन्न न भिन्न | 

बन्दों सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न ॥| 

हरिवंश कार ने कृष्ण और बलराम में एकत्व की प्रतिष्ठा की है:--- 
उभावेकशरीरों सवी जगदरथें द्विधाकृतौ ।॥४६॥। 
अह वा शाश्वतः कृष्ण॒सत्व वा शेष: पुरातनः | 
आक्योद हमात्रेण द्विधेद॑ं धायते जगत्‌ ||४७।। 
अह य; स भवानेव यरतव सोडइह सनातनः ।।४८। 

हरिवंश, विप्णुप वे झ० १४ 


[ हेशे३ | 


दे तनु, जीव एक, हम तुम दोऊ सुख कारण उपजाये ॥२६॥ २६२ 
सूरसागर (ना०प्र०त० २३०४) 
जैसे गुण गुणी से प्रथक नहीं होता, शक्ति अपने आश्रय से श्रलग 
नहीं होती, उसी प्रकार राधा कृष्ण से भिन्न नहीं है। सीता और राम, राधा 
ओर कृष्ण, प्रकृति और पुरुष का यह कोई नवीन सम्बन्ध नहीं है। दोनों 
शाश्वत रूप से एक दूसरे के साथ सम्बद्ध है। सूर लिखते हैः-- 


तब नागरि मन हरष भईठे । 
नेह पुरातन जानि स्थाम को अति आनन्द सई। 
जन्म जन्म युग युग यह लीला प्यारी जानि लई ॥२०२६२ 
सूरतागर (ना“्प्र०स० २३०६) 
समुमि री नाहिंन नई सगाई। 
सुनु राधिके तोहि माधी सो प्रीति सदा चलि आई ॥ 
सिंधु मथ्यौ, सागर बल बाँध्यौ, रिपु रण जीति मिलाई। 
अब सो त्रिभुवन नाथ नेह बस बन बाँसुरी बजाई॥ 
प्रकृति पुरुष, श्रीपति सीतापति अनुक्रम कथा सुनाई । 
सूर इती रस रीति स्याम सो ते त्रजबसि बिसराई ॥६४५॥४०४०८ 
सूरतागर (ना०प्र०स० ३४३४) 
सूर ने जैसे राम श्रौर कृष्ण के श्रवतारों में श्रन्तर नहीं समक्का, उसी 
प्रकार सीता और राघा में भी भेद नहीं किया । ऊपर उद्ध त पद में वे लिखते 
हैः--“राघा तू वही तो सीता है, जिसे राम ने समुद्र पर पुल बाँध कर और 
रावण जैसे दुधर्ष शत्रु को रण में पराजित करके प्राप्त किया था |” सीतापति 
शब्द तो इस श्रमेद को औ्रौर भी अधिक स्पष्टता पूर्वक प्रकट कर देता है। 
समद्र-मंथन और श्रीपति शब्दों से सूर ने राधा और लक्ष्मी की एकता भी 
सूचित की है। सर ने एक ओर स्थान पर इन दोनों की अ्रमिन्नता का 
प्रतिपादन किया है :--- 


लचपी सह्दित होत नित क्रोड़ा सोभित सरजदास । 
अब न सुहात विष रस छीलर वा समुद्र की आस ॥१८७॥४०२६ 
सूरसागर (ना »प्र०स० ३३७) 
परन्तु जैसे उन्होंने विष्णु को नारायण से परथक कर दिया है, उसी 


प्रकार लक्ष्मी को समा से | निम्नलिख़ित पंक्ति में सर ने रसा को उमर], शची 
ओर श्ररुधती के साथ कखा है;-दः 


[ श ेरे३ ] 


रमा, उप्ता अरु सची अरुंघति दिन प्रति देखन आवें।।७४१॥ 
सुरसागर (ना*प्र०्स० १६७३) 
परन्तु ऐसा सर्वत्र नहीं है | सामान्य रूप से सुर ने रमा, कमला श्रौर 
श्री को एक ही माना है और तात्विक्र दृष्टि से राधा, लक्ष्मी ओर श्री एक ही 
हैं। नीचे लिखे पद में रमा को भगवान की दासी कहा गया हैः-- 
देखि री देखि सोभा रासि। 
काम पटतर कहा दीजे रमा जिनकी दासि ॥४५५४॥ ४ष्ठ २७६ 
सूरसागर (ना“प्र०ण्स० २४३७) 
राधा और कृष्ण के इस दाशंनिक विवेचन के पश्चात्‌ हम सूर के हृदय 
की उस भूमिका में प्रवेश करते है, जहाँ उसने श्रप्राक्ृत को प्राकृत और श्रनन्त 
को सान्त बना दिया हैं। राधा और कृष्ण श्रतिमा[नव होते हुए भी पूर्ण मानव 
हैं। मानव भी मूक और कृत्रिम नहीं, साधारण जीवन से तटस्थ और चहार 
दीवारी के श्रन्दर रगरेलियाँ करने वाले नहीं, वरन्‌ जीवन के सामान्य घरातल 
पर बालोचित क्रीड़ा, यौवन-सुलम हास परिहात, एक के सुख में सुख श्रौर दुःख 
में दुःख का अनुभव करने वाले, परिस्थिति के अनुकूल क्रिया-उद्योग-शील एवं 
प्रवृत्ति-परायण हैं | सूर ने उस परम पुरुष और परम प्रकृति को कृष्ण और राघा 
के रूप में ग्रवम बना कर, ऊपर से नीचे लाकर, हम सबके पास बिठा दिया 
है | तपः पूत वैदिक ऋषि जो प्रार्थना किया करते थे:-- 


आते वत्सो मनो यमत्‌ परमात्‌ चित्‌ सभस्थात्‌ | 
अगरने त्वां कामये गिरा॥ ऋ० ८-११-७ 
हे परम प्रकाशमय परमात्मन्‌ ! तुम श्रत्यन्त परम, श्रतीव ऊँचे स्थान 
पर हो | तुम जिस चिदानन्दधन धाम में निवास करते हो, उस धाम तक मुझ 
ग्रवम धाम में पड़े हुए तुच्छु जीव की पहुँच कहाँ ! तुम अ्रनन्त, श्रसीस, विश्नु 
और में सान्‍त, ससीम, अ्रजुरूप !! तुम्हारा सान्निध्य प्राप्त हो तो केसे ? हाँ, एक 
आशा है--एक सहारा है, जो मुझे तुम्हारे चरणों में निवेदन करने के लिए, 
प्रेरित कर रहा है | यह है मेरा अ्रपना ही रूप । तुम पिता हो और में तुम्हारा 
वत्स हैँ । जो पिता का रूप होता है, वही तो पुत्र को भी प्राप्त होता है। तुम 
चिदानन्दघन हो, तो में मी चित्‌ स्वरूप श्रात्मा हूँ | पिता का घर ही तो पुत्र 
का घर है| अतः तुम्हारा घाम, फिर वह चाहे जितना ऊँचा हो, मेरा भी घाम 
है। ओर नही तो, फिर मैं जहाँ पर हूँ, वही तुमको भी खींच लाऊँगा | अ्रपनी 
तोतली ब्रोली में तुम्हारे मन को वशौभूत करके अपने संधस्थ--सहस्थान--पर 


[ रेरे४ड | 


खींच लाऊँगा | क्‍या तुम न आश्रोगे ! नहीं, तुम्हारी अपनी प्रतिज्ञा भी तो 
यही है । श्रति कहती है'-- 


आ घा गमत्‌, यदि श्रवत््‌, सहखणीमि' ऊतिभिः । 
वाजेमिः उप नो हवमू। ऋ० १-३०-८ 
यदि भक्त का कातर क्रन्दन भगवान के कान में पड़ गया, तो वे उसे 


सुनते ही अपनी सहसों रक्ञा-शक्तियों तथा बलों के साथ भक्त के पास शा 
जाते है| 


तो प्रभु ! तुम भी मेरे सघस्थ बनोगे | मेरी प्राथना तुम्हे खींच कर, 
परम से श्रवम बनाकर, इस धरातल पर ले ही आवेगी | 


सूरसागर में ऋषियों की यही प्रार्थना तो चरिताथथ हो रही है । सूर का 
कन्हेया परब्रह्म होकर भी शेशव अवस्था में अपने शारीरिक सौंदय से ब्रजवासियों 
को मोहित कर रहा है | उसका बुद्धि-बे मव गोप श्रौर गोपियों के लिए मनो- 
रंजन और आकर्षण की वस्तु है | बच्चों के साथ वह खेलता है, हँसता है, राग- 
दवं घ, प्रतिस्पर्धा आदि भावों को१ प्रकट करता है, पर 'पदूम पत्रमिवाम्मसाः 
जल में कमल की भाँति निष्पाप, निरीह बालक के समान निर्लित । बाल्या- 
कसथा में मिद्दी भी खा लेता है। माँ यशोदा उप्ते डॉट्ती-फटकारती हैं, तो 
मह बा देता है ओर उस विचित्र चमत्कार से माँ को विस्मय-विमग्घ, श्राश्चयं- 
चकित भी कर देता है । सर बालोचित समस्त लीलायें लिखते हुए भी कृष्ण 
के इश्वर रूप को विस्मत नहीं करते, उसे श्रपने सामने ले श्राते हैं, जिससे बीच 
बीच में श्रद्धुत रस की सृष्टि होती चलती है।"* 


कृष्ण किशोरावस्था को प्राप्त हुए । श्रब वे गोचारण के लिए, बन में 

जाते है| संध्या समय धूलि-घू+रित अवस्था में थके-माँदे लौटते है, तो यशोदा 
ओर रोहिणी लपक कर उन्हें गोद में उठा लेती हैं। नाना प्रकार के व्यंजन 
नहें जीमने के लिए, दिये जाते हैं | कभी-कभी कृष्ण बलदाऊ की शिकायत 


१--खेलत में को काको गुसेयाँ | 
हरि हारे जीते श्रीदामा बखस ही कत करत रिसैयाँ । 
सूरसागर (ना“प्र०्स० ८६३) 
२--जाको ब्रह्मा अन्त न पात्रे | 
तापे नन्‍्द की नारि यसोंदा घर की टहल करावे |५२। एष्ठ १४७ 
सूरतायर (ना#प्र०ग्स>० १०११) 


| बैरे१ 


भी कर देते हैं ।१ उनके रोते हुए शिकायत करने के ढग को देख कर तो कोई 
भी हं से बिना नहीं रह सकता | यशोदा भी हँस पड़ती है ओर बलराम को 
डायकर कृष्ण को सानन्‍वना देंती है। खेल-खेल में हो एक दिन नीलवमन 

धारण किये विशाल नेत्र वाली, गौरवण् राघा के दर्शन हो गए। प्रथम स्नेह 
ने दोनों को एक दूसरे के निकट ला दिया। सर ने यहाँ कृष्ण को क्रीड़ा-कोतुक- 
प्रिय सखा के रूप में चित्रित किया हैं। राघा कृष्ण के और कृष्ण राधा के घर 

ने लगे । कभी-कभी गो-दोहन के समय कृष्ण एक घार दुहनी में, तो एक 
धार समीप खड़ी राधा के मख की ओर चला देते है। इसके पश्चात्‌ उनका 
प्रेमी रूप प्रकट होता है। दधि-लीला और चीरहरणु-लीला के प्रसतग आते है। 


और अ्रन्त में होती है, आश्वन की दुग्ध-घवल ज्योत्स्नामयी पूर्णिमा की रात्रि 
में रासलीला | 


राधा-कृष्ण-लीला में न जाने कितने विनोद के प्रसंग श्राये हैं। कभी 
कृष्ण राधा के आभूषण पहन लेते हैं, तो कभी-कभी राधा पीताम्बर धारण 
कर लेती है और मुरली बजाने लगती है |* इसी प्रकार रग-रहस्य के, संयोग 
सुख के दिन व्यतीत होते गये | श्रन्त में वियोग की घड़ियाँ मी आईं । सयोग में 
जिन्होंने सुख लूटा था, वही शक दूसरे के वियोग में दुःख का अनुभव करने 
लगे |* 


>> >फामानमकन- वन्‍जमवकन-पाकतकाापफ पमटग--- 30%. "33 0»कक+-कीअन+-नमन क्‍ीममकम-कनमक.. जनक मिनकक 3 जनम आता न तणण अििलननननाना पननानिओा जश्न 5 


१--मैया मोहिं दाऊ बहुत खिजायो | 
मोतों कहत मोल को लीनों तू जसुमति कब जायों | 
सूरतागर (ना०्प्र०ण्त० ८रे३) 


ते... जलन कक नता। ऑिनननण.. ++> सकल न पक 


२-- प्यारी कर बॉसुरी लई । 
सन्मुख हो इ तुम सुनहु रसिक पिय ललित त्रिभंगसयी | 
सूरपागर (नाध्प्रग्त० २७६१) 
>< >< >< >< 
प्रिया भूषण स्थाम पहिस्त, स्थाम भूपण नारि || पृष्ठ ३११ 
स्रसागर (ना“०प्र०्स० २७८२) 
३--सुनि ऊधौ मोहि नेक न बिसरत वे ब्रजवाली लोग | 
५८ >< >< 
शेष टिप्पणी श्रगले प्रृष्ठ पर 


[| 3३६ ] 


मानव-जीवन के सुख-दुख के सभी चित्र सर ने परिपूण रूप में चित्रिते 
किए है | इन चित्रों में सर के राधा-कृष्ण शुद्ध रूप से मानव प्रतीत होते हैं । 
राधा तो गहस्थ के सुख-दुख का अनुभव करने वाली आय महिला के श्रतीव 
उज्ज्वल रूप में हमारे सामने श्राती है | स्वकीया पत्नी के रूप में संयोग में वह 
जितनी मुखर, मानवती श्रौर चंचल है, वियोग में उतनी ही संयत श्रोर गम्मीर। 
कृष्णु मे सुर ने समस्त सदगु्णों का सम विकास दिखलाया है। वे दृष्ट-पुष्ट 
सन्दर, नटखट बच्चे है, सोदर्य में उनछ्ी समता नहीं, बलवानों में वे अनुपम 
है और बुद्धिमानों में श्रद्धितीय है | महाभाग्त ने उन्हे वेद-वेदांग-वेत्ता, राज- 
नीति-निपुण योद्धा के रूप में, गीता ने उन्हे सात्वत धर्म के उपदेष्टा और योगी 
के रूप में तथा भागवत ने उन्हे भक्ति के भूखे, प्रेमी प्रभु के रूप में चित्रित किया 
है | सुर ने इन सबका साम॑जस्यात्मक रूप तो लिया ही है, ताथ ही उन्हें 
अत्याचारियों का मान-मदन करने वाले, पुत्रपौत्रादि से सम्पन्न गहरुथ और 
घीर, गम्भीर महाराज के रूप में भी चित्रित किया हैं। पर सूर के कृष्ण ईश्वर 
होते हुए भी मनुष्य है । साधारण मानव के रूप में ही वे चरित्र करते हुए 
दिखाई देते है। क्या बाल और क्या तरुण, सभी श्रवस्थाश्रों में उनका रूप 
मर के लिए मानव के सामान्य घरातल से ऊपर नहीं उठता | इसी घरातल पर 
उनके समस्त सदशुणों का समविकास हुआ है। वे सुदामा के प्रेमी मित्र हैं 
अ्रजु न के सखा हैं, रक्मिणी के पति और राधा के प्रेमी है। दशमस्कन्ध, उत्त 
राद्य के अन्त में जब वे राधा से मिलते है, तो राजी विलास और ठाट-बाट 
में नहीं, प्रत्युत एक सामान्य प्रेमी के रूप में ही वे उसके सम्मुख श्राते हैं। सर 
उनके ऐश्वर्यशाली, श्रनन्त, श्रलोकिक एवं अ्रसामान्य रूप को सहन ही नहीं कर 
सकते । वे सर्वत्र उनके चरित्र को अपनी समभूमि में रखकर प्रकट करते है । 
यही हैं परम को अ्रवम बनाना, अलौकिक को लौकिक और श्रसीम को ससीम 
रूप में चित्रित करना | यही अवम, लौकिक और ससीम सूर का ठाकुर है," 





अससियननी अर लपननक्‍न-ा 6 जलन कथन. पट यमनमनकपमार-न--क लाना. 


पूर्व पृष्ठ की शेष पाद टिप्पणी 
सुर उसांस छाँड़ि भरि लोचन बढ़यो विरहज्वर सोग। ६२। पृष्ठ ४६६ 
सुरतागर (ना०प्र०त० ४७७३) 

उन्नत श्वास विरह विरहातुर कमल बदन कुम्हिलानी, 
निन्दति नैन निमेष दिनहिं दिन मिलन कठिन जियजानी |७७ पृष्ठ ४६७ 
सरतागर (ना०प्र०्स० ४७४ 2) 

१-- सरदास को ठाकुर ठाढ़ो लिए लक्कुटिया छोटी । 

सूरतागर (ना“प्र०स० ७८१) 


[ र ेरे७ ] 


स्वामी है, प्रभु है--सामान्य होते हुए पुनः श्रसामान्य, पूज्य और वंदनीय | 
श्रन्य चरित्रों को भी सुर ने अतीव मानव रूप में उपस्थित किया है। यशोदा के 
मातृहृदय का परिचय सुर ने वात्सल्य रस के उभय पत्तों के वर्णन में दिया है । 
नन्‍्द प्रेमी पिता और पति के रूप में प्रक- किये गए हैं | उद्धव को ज्ञानी 
आर वैरागी के रूप में चित्रित किया गया है। वे सरकालीन अद्देतवादियों के 
प्रतिनिधि जान पड़ते है । उद्धव के चरित्र में सर ने श्रद्व तवादियों के शान-माग 
पर प्रेम-मार्ग एवं निशु ण उपासना पर सगुण उपासना की विजय दिखाई है। 
राधा प्रथम रसकेलि विलासवती स्वकीया पत्नी के रूप में श्रौर पश्चात्‌ विरहा- 
श्रश्नो के घट चुपचाप पीती हुई विरहिणी शआआर्यललना के संयत रूप में 
प्रकट हुई है। प्रसादान्त आय साहित्य के श्रादश के श्रनुकूल सूर ने राधा-कृष्ण 
का अन्त में मिलाप भी करा दिया हैं। पर, इन सभी मानव सुलभ, सामान्य 
जीवन-दशाश्रों का चित्रण करते हुये सर ने बल्लभीय भक्तिमार्ग के श्राधार पर 
इनका पर्यवसान प्रभु की पूजा में ही किया है। गोपियों के व्रत, नियम आदि 
का उद्देश्य तो स्पष्ट रूप से ही कृष्ण की प्राप्ति है |श्रन्य चरित्रों के क्रियाकलाप 
की भी अन्तिम परिणति कृष्ण-भक्ति में ही है। यशोदा और नन्द वात्सल्य-प्रेम 
के रूप में, उद्धव और गोप सखा भाव से, गोपियाँ ्रौर राधा दाम्पत्य प्रेम-माव 
से कृष्ण को भक्ति करती हैं| एक सामान्य जीवन लीला, पर कितनी उदात्त ! 
>अह लोक उस लोक को छूता हुआ ओर वह लोक इस लोक से मिला हुआ ! 
सामान्य का असामान्य से और असामान्य का सामान्य से सन्दर सम्मिलन ! 


राधा-माघव-मभेंट का वर्णन करते हुए सर लिखते है 

राघा माधव भेट भदे। 
राधा-माधव, माधव-राधा क्रीट भ्रंग गति होई जु गई।॥ 
माधव राधा के रेंग राँचे राधा माधव रंग रहे। 
माधव राधा प्रीति निरन्तर रसना कहि न गई ॥४१। एष्ठ ४६२ 
सूरतागर (ना“०प्र०्ख० ४६१०) 
जैसे भ्|ग कीट को पकड़ कर अपने रूप में परिवर्तित कर लेता है, उसी 
प्रकार राघा माधव में श्रोर माधव राधा में मिलकर एक हो गये। भक्त ने प्रश्ल 
को श्रपने घरातल पर खींच लिया और प्रभु ने भक्त को अपने रंग में रंग दिया, 
अपने में मिला लिया | हृदय की रागानुगा वृत्ति के लिए कितना सन्दर आभ्रय 
है यह | यहाँ प्रेम भी है और पूजा भी | काव्य भी है और भक्ति भी | तख्य 
एवं मधुर भाव की भक्ति के धनी सर के लिए यह नितान्त सहज और स्वाभाविक था। 
सरतागर इसीलिए कवियों का कंठहार श्रौर भक्तों की माला का सुमेख् बन। है | 


सूरदास ओर श्रृंगार-रस 


भ्रीमद्धागवत, पद्मपुराण और ब्रह्मवैवर्त में हरिल्लीला का जो %'गारी 
रूप प्रकट हुआ है, वह उसके साथ मूलतः सम्बद्ध है। सूरदास की स्खना में 
शगारी वैभव की जो अतुल राशि विद्यमान है और जिसने परवर्ती हिन्दी 
साहित्य को श्रपनी श्रनूठी शब्दावली एवं अप्रतिम माव-विभूति से प्रचुर मात्रा 
में प्रभावित किया है, उसका स्लोत इन्ही ग्रन्थों में पाया जाता हैं। कुछ 
श्वग़ारी प्रसंग ऐसे अवश्य हैं, जिनका उद्गम खोजने में हमें पू्व-प्रचलित 
ग्रामीण बेप्णव गीतो की ओर जाना होगा और कुछु सर की मौलिक एव 
स्वतंत्र उद्धाबना शक्ति के परिणाम भी सिद्ध हो सकते है | 


जेता पीछे लिखा जा चुका हैं, श्रीमद्धागवतकार श्ज्ञा वर्णन को 
अश्लीलता की सीमा पर नहीं पहुँचने देता । जहाँ कहीं वह उसकी श्रतिशयता 
का श्रनुभव करने लगता है, वहीं उसे श्रौर सम्बन्धित प्रसंग को भी शआ्राध्या- 
##/* [ के रंस में रँग देता है। सर में हमें यही प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है। 
ने श् गार रस का बर्णन किया है और खुलकर किया है, पर वह बीच- 
बीच में आध्यात्मिक एवं रहस्यात्मक संकेतों दारा उसकी लोकिकता पर आवरण 
भी डालता ग़या हैं| के 
“'हस्लीला और वेद! शीषक प्रकरण में श्रज्ञार की मूल प्रवृत्ति काम 
को हमने, सबके श्रग्रज तथा सृष्टि के बीज रूप से प्रदर्शित किया है। वेद 
इसे मन का प्रथम रेत (वीय, कारण) और सत का बन्धु कहता है, जिसे कवियों 
ने अपने बुद्धिबल तथा भावना शक्ति के द्वारा असत में, विनश्वर सृष्टि में, 
उपलब्ध किया । सृष्टि के मूल तत्व, प्रकृति श्रोर पुरुष की 'एकोह बहुत्याम? 
बाली कासना लोक में सत्र प्रजनन-शक्ति के रूप में फेली हुई कार्य कर 
रही है | प्रकृति भी पुरुष से भिन्न नहीं, प्रत्युत उस्ती की शक्ति दै। 
शरीर में इन्द्रियों से पूर्व प्राण, प्राण से पूर्व मन्न, मन से पू्व बुद्धि 
श्रौर बुद्धि से भी पूर्व काम है। गीता के तीसरे अ्रध्याय के श्रन्त में, श्लोक ४२ 


[ इे४डर |] 

के श्रन्तगंत इन्द्रियों से लेकर काम तक यही क्रम दिया हुआ है ।* जो जिसका 
पूवंज है, वह श्रपनी सन्तान में आश्रय पाता ही है। काम भी सबका जनक 
होकर सब में समाया हुआ है, सत्र व्याप्त है। इसकी यह व्याप्ति भी इसके 
प्रभविष्णु रूप को प्रकट कर रही है। 


हिन्दी के अमर कलाकार श्री प्रसाद जी कामायनी भें लिखते हैं।-- 
काम मंगल से मंडित श्रेय, 
सगे इच्छा का है परिणाम । . +-अद्वासर्ग 


काम मंगल से मंडित है, कल्याण का निकेतन है । सर्ग (सृष्टि) के 
मूल में यही कार्य कर रहा है। प्रभु की समस्त लीला का यही आधार है। 
जो काम श्रेयस्कर है, मंगलमय और श्रानन्द रूप है, वह लौकिक वासनाओ्ं 
से विकृृत, अमंग ल-जनक और दुख का कारण भी बन जाता है। मनुष्य की 
निम्नगा प्रवृत्ति काम के विशुद्ध स्वरूप को कलुषित कर देती है। इसी कारण 
परदास जैसे स्वयं-प्रकाश कवियों ने काम की लोकिकता पर श्रलौकिकता का 
आवरण चढ़ाने का प्रयत्न किया है। उन्होने संयोग श्च'गार का नग्न वर्णन 
करते हुये मी, कहीं तो उसे दृष्टकूट का जामा पहना दिया है और कहीं समस्त 
वर्णन को रहस्योन्मुल कर दिया है । 


जैसा लिखा जा चुका है, काम-मावना जड़ एवं चेतन सभी में 
विद्यमान है और सत्र अ्रपना प्रभाव जमाये हुये है। काम को इसी हेतु 
निखिल भावों का उच्व॑स्थानी और श्र गार को सब रसों का सम्राट, रस-राज, 
माना गया है। सरदास ने श्र गार-रस की इस स्थिति को अनुभव किया है| 
उन्होंने श॒ गार के हो अन्तर्गत श्रन्य रसों का भी वर्णन किया है | वीर रस को 
वे श्रगार कौ भूमि पर उतार लाये हे। करुणरस तो विप्रलम्भ श्य गार के साथ 
चलताही है, संयोग के पूर्व भी वे, कभी-कभी, उसकी ऋलक दिखा देते हैं, जिससे 


१--इन्द्रियाणि पराण्याहु: इन्द्रियेभ्य: पर मनः | 
मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्ध: परतस्तु सः।। 
कुछ टीकाकार इस श्लोक का अ्रथ करते हुए भ्रम में पड़ गये हैं। 
उन्होंने बुद्धि से परे आत्मा है? ऐसा अर्थ कर दिया है, जो पूर्वापर प्रसंग 
को मिलाते हुए संगत नहीं जान पड़ता । इत श्लोक से पहिले भी काम 
का वण न है और बाद में भी । श्रत: “बुद्धि से भी परे काम है” ऐसा 
श्रथ करना ही जुक्तिवुक्त है | वेद और उपनिषद के प्रमाण इस सम्बन्ध में 
“हरिलीला और वेद” प्रकरण में दिये जा चुके हैं । 


[ ३४३ ] 


उसकी अआकुलता संयोग-सुख में परिणत होकर अ्रपूषे आहलाद की सृष्टि 
कर सके | अद्धत रस श्र गार रस की रहस्योन्मुखता में प्रकट हो जाता है। 
हास्य रस तो थ गार का साथी ही है। रोद और भयानक रसो को वे लीला 
के श्रन्तगंत ले श्राये है | सर का श्रु गार, श्रन्ततोगत्वा, भक्ति रत है, उज्ज्वल 
रस है और इस प्रकार शान्त रस को अपने में श्रन्तभूत किये हुए. है। श्रगार 
में इन सब रसों का अन्तर्भाव करके सूर ने उसकी रसराजता और व्यापकता 


विशद रूप से सिद्ध कर दी है। 


श्राचायों ने श्र गार रस की महनीय महत्ता एव पवित्र स्थिति को सदेव 
ध्यान में रखा है | भरत मुनि अपने नाथय शार््र में लिखते हैं: ““यत्किंचिल्लोके 
शुचि मेध्यमज्ज्वलं दशनीय॑ वा तच्छड्भारिणोपनीयते ।” श्रर्थात्‌ लोक में जो कुछ 
पवित्र, श्रेष्ठ, उज्ज्वल और दशनीय है, उसे श% गार कहा जाता है। महापात्र 
विश्वनाथ साहित्यदप ण में लिखते 


शंगं हि. सन्‍्मथोद्भेद स्तदा गमन हेतकः । 
उत्तम प्रकृति प्रायो रस शंगार इष्यते ॥ ३॥१८३ ॥। 
स्थायि भावों रति' श्यामवर्णोय विष्णु देवत' ॥ ३१८६ ॥ 


कामदेव का उदबोध, मिलन-श्राकाज्षा का उद्र क »ग है और उमपके 
अ्रागमन अ्थात उत्पत्ति का कारण श्र गार-रस है। परन्तु उत्तम प्रकृति का ही 
कामोद् क शट गार रस के अन्तगंत आता है, जिसमें शारीरिक ऐन्द्रिय वासनाश्रों 
के स्थान पर मानसिक, पूत भावना का प्राधान्य रहता है। यह पूत भावना अ्रनु 
राग या प्रेम की भावना है। अनुराग, रति या प्रेम की परिभाषा विश्वनाथ जी 
ने इस प्रकार की हेः--- 

“रतिमनोनुकल्लेडर्थे मनसः अ्रवणायितम्‌ ॥”?३।१७६ ॥ 

मन के अनुकूल अ्रथ (वस्तु) की ओर मन के प्रवणायित अथवा उन्मुख 
होने के भाव को रति कहते है। रफगंगाधर के स्चयिता पंडितराज जगन्नाथ के 
अनुसार “ज्ली पुसयोस्‍्योन्यालम्बनः प्रेमारवय श्चित्तवृत्ति विशेषों रतिः” ज्नी 
ओऔर पुरुष, नायक और नायिका की .एक दूसरे पर श्रवलम्बित प्रेमनाम की जो 
विशिष्ट चित्तवत्ति है, उसे रति कहते है। स्त्री और पुरुष के हृदय में एक दूमरे 
के प्रति जो आकर्षण है, प्रवण होने का भाव है और जो अनुकूल परिस्थिति 
पाते ही उद्दीम हो उठता है, वही प्रेम या रति नाम से पुकारा जाता है। यह 
रति ठर्व प्रथम मानसिक क्रियाश्रों में और उसके पश्चात्‌ शारीरिक नेष्टाश्रों में 
अभिव्यक्त होती है । 


[ डरै४४ | 


मानसिक एवं शारीरिक व्यापार भी श्रन्योन्याश्रित हैं। मन के स्पंन्दन 
शरीर की चेष्टाओ को श्रनिवाये रूप से प्रमावित करते हैं। इसी प्रकार 
आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत पर अपनी छाया डालता है। सूर ने इसी 
कारण पुरुष और प्रकृति की, राधा और क्रृष्ण की, आध्यात्मिक क्ौड़ा (लीला) 
को भौतिक जगत के व्यापार-चित्रण द्वारा अ्रभिव्यक्त किया है । 

श्र.गार की श्रनुभूति मूलतः आरनन्दमयी है जो धृति, हषे, श्रसूया आदि 
मानसिक भावों में होती हुईं, इन्द्रियों के संवेदनों तथा शरीर की चेष्टाश्रों में 
श्रपना प्रकाश करतो हैं। 


रस-निष्पत्ति के उपादानों में श्गार रस के आलम्बन नायक-नायिका 
हैं; उद्दीपन श्राभूषण, परिहास, प्रकृति की मनोरम वनस्थली, अनुकूल ऋतु 
आर चन्द्र आदि हैं; श्रन॒भावों में रोमांच, स्वर-भंग, विवर्णता, स्वेद, स्मिति 
कटाक्ष चुम्बन, आलिगन आदि आते हैं और संचारी भाव घति, श्रसया आदि 
है| शक्भधार का स्थायी भाव रति है । 


श्रद्धार रस के निष्पादक अवयवों पर विचार करने से शज्ञार रस की 
व्यापकता तथा उसके महत्वपूण प्रभाव का थोड़ा-सा आभास मिल जाता है | 
शक्कार रस का ज्षेत्र अ्रन्य रसों की अपेज्ञा विशाल हे। इसके संचारियों की 
संख्या सबसे श्रधिक है। सात्विक भाव, एकादश अवस्थाएं एवं हाव तो इसकी 
अपनी सम्पत्ति है। मानव-जीवन का श्रधिकांश भाग श्ज्ञार रस की मूल प्रवृत्ति से 
ही प्रेरित होता है। भज्ञार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम हमारी मनोवृत्तियों 
में संतुलन रखने की अ्पूव क्षमता रखता हैं प्रम के द्वारा मन की एकाग्रता 
तथा सवरव समपंण की भावना सफल एवं चरिता्थ होती हे और अ्रहंकार 
बिलीन हो जाता हे । 


भ्रद्धार स के दो पक्तु हैं: संयोग और वियोग । सूर्तौरभ में हम सरदास 
लिखित भर गार के इन दोनों पक्षों का विस्तत वर्णन कर चके है | यहाँ हम सर 
द्वारा बर्शित श्रगार रस की कुछ ऐसी बातों का उल्लेख करना चाहते हैं, जिनका 
सम्बन्ध आध्यात्मिक पक्षु के साथ है। 


आधध्यात्मिकताः--स रसागर में अ्रध्यात्म-सम्बन्धी कुछ श्र गारी-कथन 
तो अश्रत्यन्त सीधे, प्रत्यक्ष और स्पष्ट हैं, तथा कुछ व्यंजना-परक । व्यंजना-परक पदों 
के श्रथ को राधा और कृष्ण से सम्बन्धित होने के कारण पअत्यक्ष रूप से भी 
आध्यात्मिक ही समझना चाहिये, पर उनका लौकिक अ्रथ पाठक के मन पर 
सहज प्रभाव डालता है। श्रतः व्यंजना के द्वारा लौकिक पक्ष को दृष्टि से हटा 


| ३४४ ] 


'कर आत्मा और परमात्मा सम्बन्धी अर्थ करने से पाठक का मन निरावरणं, 
अकलुष और पवित्र वातावरण में विहार करने लगता है। इस प्रकार का श्रर्थ 
सूर के पदों में प्रायः ध्यनि पर अवलम्बित है। कही-कही प्रतीकों का भी 
अद्भुत प्रयोग पाया जाता है| 


पहले सीधे और स्पष्ट कथन लीजिये। दानलीला के श्रन्तर्गत, दही 
बेचने के लिए. जाती हुईं गोपियों को जब क्ृप्ण दान देने के लिये रोक लेते है, 
तो गोपियाँ उन्हे श्रनेक प्रकार के उलाहने देने लगती हैं, उनके माखन चुराने 
श्रोर यशोदा द्वारा उलूखल में बाँधे जाने का उल्लेख करती है तथा नन्‍्द और 
यशोदा की दुह्ाई देती है। कृष्ण कंहते है : “हमारी कौन माता है ! कौन 
पिता है ! तुमने हमें जन्म लेते हुए कब देखा ? कब हमने माखन-चोरी की 
श्र कब माता ने बाँघा ? तुम्हारी बातें सुनकर हँसी लगती है| ठुम समझती 
हो, मै नन्द का पुत्र हैँ | श्रच्छा बताओ, नन्‍्द का पश्रागमन कहाँ से हुआ ! मैं 
पूर्ण, अ्रविगत और अविनाशी हूँ। मैने ही सबको भाथा में भुला रखा है। में 
भक्तों के लिए श्रवतार धारण करता हूँ । गव॑ की बातें सुनकर मेरा जी जलने 
लगता है | भक्तों की दीन वाणी सुनकर उनके दुख दूर कर देता हूँ । में केवल 
भाव के आधीन हूँ । जहाँ भाव हे, वहाँ से में कभी दूर नहीं होता।?” १०।११०१ 
सूरतागर (ना०ग्र०ण्स० २१३८, २१४०) | 


यहाँ कृष्ण स्पष्ट रूप से अपने को परमात्मा कहते है। दान लीला के 
श्रक्ञारी पदों को सूर ने दृष्य्कूट का रूप इस प्रकार दिया है'-- 
लेहों दान इनन को तुमसों । 
मत्त गयंद हंस तुम साहें, कद्दा दुरावति हमसों।। 
केहरि कनक कलस अस्त के केसे दुरें दुरावति। 
विद्वम हेम बच्न के किनुका त्ाहिंन हमहिं सुनावति" ॥११२६९॥ 
ः सूर्तागर (ना“प्र०स० २१६७) 


इसके आगे ११४३ पद में कृष्ण गोपियों से फिर कहते हैं:-- “मै मिथ्या 
बाते नहीं जानता । जो मुझे जिस भाव से भजता है, उसको में उत्ती भाव रूप 


ऑल नना ऑन्‍कनानाए पाए 





उन िफनलीन की कलम न भिन कमान 


१--यहाँ मत्त गयन्द गति के लिए, हंत नूपुरों के लिये, केहरी कटि के लिए, 
कनक कलश स्तनों के लिये, बिद्र म ओष्ठ के लिये, हेम कांति के लिये 
और वज्र किनुका दाँतों के लिये प्रयुक्त हुये है | संयोग शज्जञार के भी 
अनेक पद इसी दृष्टकूट शैली में लिखे गये है| 


खखिीधिजज जल अल निनिननिललिलनललज करत नन न 





[ ह४६ | 


में स्वीकार कर लेता हूँ ।" मे श्रन्तर्यामी हूँ | तुमने मुक्के सने से श्रंपना पति ' 
बनाया है। मैं योगी के सामने योगी रूप में और कामी के साममे कामी रूप 
में प्रकठ होता हैँ | थंदि तुमने मुझ्के कूठा समझा था, तो मेरी प्राप्ति के लिए 
तप क्‍यों किया ! अ्रब तुम निष्ठुर क्‍यों हो गई हो, जो दान भी नहीं दिया 
जाता ९? | 
इसके पश्चात्‌ कृष्ण और गोपी एक दूसरे पर जादू डालने का अ्रभियोग 
लगाते हैं | कृष्ण कहते हैं:-- 
मोसो कहा दुराबति नारी | 
नयन शयन दे चितहि. चुरावति इहे मंत्र टोना सिर डारी॥ 
सूरतागर (ना०प्र०स० २२०३) 
गोपियाँ इसके उत्तर में कहती हेः-- 
अपनो गुण ओरनि सिर डारत | 
मोहन जोहन मंत्र यंत्र टोाना सब त॒म पर वांरत ९ 
मुरली अधर बजाइ मधुर स्वर तरुनी मग बन घेरत॥ 
सरसागर (ना०प्र०स० २२०४) 
कृष्ण ने कहाः--' ठुम्ही तो क्रोध करके मे बुलाती हो, अपने नेत्र 
रूपी दूत मार्ग में लगा देती हो और मन की तरंग रूपी आज्ञाकारी भुत्यो को 
बुलाने के लिए, भेजती हो-।”” गोपियाँ यह सुनकर मन में प्रसन्न हो उठी और 
श्रारंम-विस्मृत ही कहने लगी'-- 
मन यह कहति देह बिसंराथे। 
यह धन तुमही कों संचि राख्यो तिधदि लीजे सुखपाये॥ 
जोबन रूप नहीं तुम ल्लायक, तुमंकों देत लजाति। 
ज्यों वारिधि आगे जले कनिका विनय करति एहि भाँति ॥ 
अग्रृत रस आगे सधु रंचक मनहिं केरत अनुमान ॥ 
सूर स्थाम खोभा की सीमा को पट तर को- आन ॥६&॥ 
सूरसागर (ना“०प्र०स० २२०८) 
१--हरि वश, विष्णु पे, ८८, ३२ में भी यही भाव प्रकट हुआ है। पुराणकार 
कहता हैः-- 
यस्या यस्यास्तु यो भावस्तां तां तेनेष केशव: । 
खनुप्रविश्य भाषजञो निनायात्मवर्श वशी ॥ 
सबको अपने वश में करने बाले, भावस केशव ने जिसका जेसा भाव 
था, उसमें उसी भाव से प्रवेश करके उसे श्रपने बशीमूत कर लिया । 


[ ३४७ | 


“यह शरीररूपी धन तुम्हारे लिये ही संचित कर रखा गया है। इसे 
सुखपूर्वक अहण करो । यद्यपि हमारा यौवन और रूप आपके योग्य नहीं है, 
इन्हें श्रापको समर्पित करते हुये लजा भी लगती है, तथापि समुद्र के आगे जल- 
विन्दु की भाँति हम आपके सामने विनयकरती है| अ्रम्ृत रस के सामने थोड़ा-सा 
मधु जेसे कोई रख ढे, उसी प्रकार आपके सामने इस शरीर-समप॑ण की 
भावना है--ऐसा हम अपने सन में श्रनुमान करती है। आ्रापके सोदये की 
समता तो कोई कर ही नहीं सकता |”? 


श्रन्तर्यामी कृष्ण ने उनकी हृद्गत भावना को समक्त लिया और योवन- 
दान लेकर सबको सुख प्रदान किया |१ (७०) 


सर कहते हैं, जिस प्रभु के वश में तीनों लोक हैं, वह आज स्वयं 
युवतियों के वशीभूत हो रहा है |* (७३) शिव जिसका ध्यान करते हैं, शेष- 
नाग सहस्त मु्खों से जिसका यशोगान करता है, वही प्रभु ब्रज के अ्रद्र 
प्रकट रूप से, राधा के मन को चुरा रहा है |* (७७) 


साक्षात्‌ भगवान कृष्ण को ब्रजांगनाश्रों के हाथ से माखन खाते देख 
कर गधव॑ भी प्रसत्न हो रहे हैं। सरदास कहते है : “जिनका न कोई रूप है 
न कोई रेखा है, न शरीर है, न पिता है, न माता है; जो स्वयं कर्ता, हर्ता 
विभुवन-नाथ और घट-घट में व्यापक हैं; जिनके एक रोम में करोड़ो अ््मांड 
समा जाते हैं; जो विश्वम्भर हैं, वे ही गोपिकाशं से दधि-दान माँग रहे हैं | 
(८२) जो योग, यज्ञ, तप और ध्यान द्वारा भी प्राप्त नहीं हो सकते, वे गोपियों 
के हाथ बिके हुए, हैं |! (८७) सर इसी स्थल पर गोपी, खाल और कृष्ण 
सबको एक कहते हैं। (८४) 


१२२७वें पद में श्रीकष्ण राधा से कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष 
एक ही हैं, केवल बातों का भेद है |? जल और थल जहाँ भी मै रहता हूँ, 
तुम्दारे साथ ही रहता हूँ, तुमसे पुथक होकर नहीं | हमारे तुम्हारे शरीर दो 
है, पर जीव एक ही है | हम तुम दोनों ही ब्रह्म रूप है।राघा इस बात 
को सुनकर कृष्ण के मुख की ओर देखती हुई श्रानन्द में मग्न हो गईं। राधा 
ने समझ लिया कि वह प्रकृति है, नारी है और श्रीकष्ण पुरुष हैं, पति हैं। 
यह कोई नवीन स्नेह नहीं है। यह तो पुरातन, शाश्वत प्रेम है--युग-बुग 
की लीला है ।< १२३०वें पद में श्रीकष्ण पुनः कहते हैं : “राधा, मेरी 


-+रन्‍कनण्णाह१ गाए विलिशिकमाम-०ण्काम ३० का प०म-> थाम कम फ़> पवन इक याइन० का कथा ५ १० "पद मम एन्‍्यमु+ ७ ९-५ ५५७ ० पाक दाना र 4334० >कानाा रह कक ३३ ०» 


सरताग़र (ना०प्र०त०) १०-२२०४, २--२२१२, २३२--२२१६, 
४०-२१२१, ४-- २२२६, ६०-२२२३, ७--२३०४, ८०“२३०६) 





$ बडी 


बात सनो | इस पुरातन प्रीति को छिपाकर रखो। में श्रौर तुम दो नहीं 
एक डी है.।' 

पद सख्या १४६० में सर कहते है : “जो प्रभु तीनों लोकों का नायक 
है, सर और मुनि जिसका अ्रन्त नही पाते, 'शिव जिसका दिन-रात ध्यान करते 
हैं.' सहसलानन शेष जिसका कीर्तिगान गाते हैं, वही हरि वृषभानु-सता राधा 
के वशीभूत हो रहे है । राधा के श्रतिरिक्त उन्हे और कुछ अच्छा ही नहीं 
लगता | जैसे छाया शरीर के साथ रहती है, वैसे ही श्रीकृष्ए| राधा के साथ 
रहते हैं ।!?९ सरसागर (ना०प्र०स० २६३८) 


23 


“वेद जिनका नेति-नेति कहकर गीत गाते है, राधा ने उन्हीं को 
श्रपेने वश में कर रखा -है।” 


मुरली-ध्वनि सुनते ही जब गोपिकायें रात्रि के समय श्रीकृष्ण के पाप 
पहुँची, तो श्रीकृष्ण ने उन्हें घर लौट जाने और पातिव्रत धर्म पालने की श्रनेक 
प्रकार से शिक्षा दी। गोपियों ने कहा : “यह केसे हो सकता है ! घर 
जाकर हमें कया प्राप्त होगा १ जिस दशन-लाभ को हम लूट रही है, वह तीनों 
भुवनों में भी नहीं है । फिर किसका पति, पिता और माता १ हमतो केवल 
श्रापकों ही जानती हैं| और यदि आप शरीर को उधर मेज भी दें, तो भन 
तो यहीं श्रापके चरणों में लिपटा रह जायगा | इन्द्रियाँ मन के पीछे ही चलती 
हैं| श्रतः वे भी 'यहीं रहेंगी ।” 


श्रीकष्ण ने कहा : “तुम्हारा प्रेम सच्चा है। क्लोक-लजा की मयादा 

को तुमने मेरे कारण तृण से भी तुच्छु समझा है । तुम्हारे दृदय में कपट नहीं 

है | तुमने मस्के श्रच्छी तरह जान लिया है | ब्रजबालाओ, तुम धन्य हो । तुम्हारे 

श्रन्दर कच्चापन नहीं रहा | धन्य है तुम्हारा दृढ़ नियम ! तुमने जिस कारण तप 

किया है, उसका फल रास-रस रचकर मैं तुम्हे अ्रमी देता हैँ ।२ (१०,१७२१) 

'सरततागर (ना०प्र०स० १६१४३) 

सुर कहते है ; “कपाल केशव प्रेम के वशीभूत हैं। वे सबके भाँव 
को जान लेते हैं |?” 


, | , . रासक्रोड़ा प्रारम्भ हुई । सब मिलकर परस्पर हास-रहस में निमब्न ह्दो 
यये। सर-ल्लनायें इस आनन्द-क्रीड़ा को देखकर कहने लगीं : “विधि ने 


हमें ब्रजांग ना क्‍यों न बनाया ! श्रमरपुर में रहने से हमें क्या लाभ हुआ १ हरि 
नि नॉतततत+त-_न-+-+-तत-तन+_हत्-त-+ना- 


- सृर्तागर (नाश़ण्य9)१-२३१६, २८7१२३६८; , /३--ह९१६, 





[ ३४६९ ]| 


के साथ जो सुख प्राप्त होता है, वही श्रेष्ठ है। यदि दूसरा जन्म हो, तो विधि 
हमें बृन्दवन के दर मं, लता श्रादि हों बनाढे ।?१ [१०-१७३२] 
इसके आगे पद ४१ में सूर ने राधा को भी स्पष्ट रूप से शेप, महेश 
अ्रादि की स्वामिनी, जगनायक जगदीश की प्यारी और जगरानी लिख दिया 
है, जिसकी राजधानी इन्दावन में है | 
ये तो स्पष्ट रूप से अध्यात्म कथन है| अरब हम व्यंजना-परक पदों 
पर विचार करेगे। ध्वनि, प्रतीक, व्यंनना श्रादि पर अ्रवल्म्बित श्राध्यात्मिक 
कथन भी सूर्सागर में भरे पड़े हैं | आच[य बल्लम ने भागवत दशम स्कन्घ के 
सुबोधिनी भाष्य में इत विषय के अनेक संकेत किये है। सूरदास श्र।चार्य बल्लभ 
के शिष्य थे | शराचार्य की कृपा से ही उन्हे श्रीमद्धागवत की हरिलीला सम्पूर्ण 
रूप में स्फुरित हो गई थी | अ्रतः सूरतागर में भी इस प्रकार के श्राध्यात्मिक 
संकेत श्रनेक स्थानों पर हैं | दान-लीला के श्रन्तर्गत गोपियाँ एक दूसरी से 
कहती है;-- 
. सुनहु सखी, मोहन कहा कीन्‍्हो । 
एक एक सों कहति बात यह दान लिया की मन हरि लीन्हो ॥ 
यह तो नाहिं बदी हम ठिनसो बूमहु धो यह बात । 
चक्ृत भई विचार करत यह बिसरि गई सुधि गात ॥ 
उभचि जाति तबहीं सब सकुचति बहुरि मगन हे जाति । 
सुर स्यथाम सो कहों कहा यह कहत न बनत लजाति ॥१०-११६० 
सूरसागर (ना०प्र ०"स० २२२६) 
गोपियाँ सोचती हैं, दधि-दान के साथ यह मन उघर केस चला गया ! 
इसका तो हमें स्वप्न में भी ध्यान नहीं था | गोपियाँ, इस कारण, कुछ सकोच 
में भी पड़ती हैँ, पर फिर प्रसन्न हो उठती हैं। श्राध्यात्मिक पक्ष में वाह्म सम- 
पंण के साथ शारीरिक प्रसाधन एवं वैभव का ही त्याग नहीं होता, उसके साथ 
मन आदि आसन्तरिक शक्तियाँ भी ब्रह्मोन्मुख हो जाती है। बाह्म त्याग श्रन्तरग 
को भी प्रभावित करता है | यही है दघि-दान के साथ मन का कृष्ण की श्रोर 
आकर्षित हो जाना | 
।.. दानलीला में ग्रोपियों का मन कृष्ण में श्रनुरक्त हो गया । वे श्याम- 
रस छुक कर मतवाली हो गई । यह प्रेंम-भाव का प्राथमिक प्रकाश था । श्रतः 
खुमारी का थ्राना, नशे का चढ़ना, स्वाभाविक था | गो-रस देने के लिये श्रव 
वे उतावली हो रही थीं। सूर लिखते हैं:-- 


१--सूरसागर (ना ०प्रण्त० १६६४) नि 


| ३५० | 


तरुणी स्थाम रस मतबारि | 
प्रथम जोबन रस चढ़ायो अतिहि भई खुमारि ॥ 
दूध नहिं, दधि नहीं, माखन नहीं, रीतो माट | 
महारस अंग अंग पूरण, कहाँ घर कहें बाद ॥६६॥ 
सुरसागर (ना०प्र०ल० २२४२) 


मटका रीता है। उत्तें न दूध है, न दही है और न माखन। पर 
गोपियाँ समझती हैं, उनके पास सब कुछ है। इसका मनो वेशानिक कारण था 
उनके अग-अंग में श्याम रत, महार्स का श्रोत-प्रोत होना। यहाँ मठके का 
दूध से रिक्त होना संसारी वैभव से विरक्ति का द्योतक है। यह मटका (श्रध्यात्म 
पक्ष में शरीर) बाहर से खाली, पर श्रन्दर से भरा हुआ था। भगवद्येम का 
महारस उनके अंग-श्रग में परिपूर्ण हो रहा था । 

गोपियाँ लोक का सकोच श्रौर कुल की मर्यादा का परित्याग करके 
श्याम-अनुराग में मग्न हो गई । माता-पिता ने डाँटा, फटकारा, त्रास दिखाया, 
पर वे न लजित हुईं, न भयभीत । सर कहते हैं;-- 


लोक सकुच कुल कानि तजी | 

जेसे नदी सिंधु को धावे तेसे स्थाम भजी ॥ 

मात पिता बहु न्रास दिखायो, नंक न ढरी लजी । 

हार मानि बंठे नहिं लागति बहुते बुद्धि सजी ॥ 

मानत न्‌हों लोक मयादा हरि, के रंग मेंजी । 

सूर स्यथाम को मिलि चूने हरदी ज्यों रंग रेंजी ॥७३॥ 

सूरतागर (ना०प्र०ग्स० २२४४) 

जेसे नदी समुद्र की श्रोर जाती है, बेंसे ही गोपिकार्यं कृष्ण कौ ओर 
प्रवर्शायित हो गई । जेसे चूना ओर हल्दी दोनों का रण मिलकर एक हो जाता 
है, वैसे ही गोपिकायँ कृष्ण के साथ अनुराग-राग से रंजित होकर एक हो 
गईं । यह है रागानुगा भक्ति का परिणाम जिसमें विधि-निम्षेष श्रादि मर्यादा के 
- सभी अनुष्ठान नष्ट हो जाते हैं। लौकिक, वेदिक आदि विधानों में से कोई 
भी विधान साथ नहीं रहता | परिमिति के पाश छिनत्न-भिन्न हो जाते हैं, मयादा 
भंग हो जाती है और भक्त भगवान में तन्‍्मय हो उठता है । 


मनुष्य की ज्ञानेन्द्रियों में श्रांल ओर कान दो ही प्रधान हैं। श्राँख रूप 
से और कान स्वर से भ्राकर्षित होते हैं। कृष्ण के पास रूप-माधुरी श्रौर स्वर- 
सौष्ठव दोनों अपरिमित मात्रा में थे। श्रध्यात्म पन्नू की ओर दृष्टि ले जाइये, 


[ १५१ | 


तो विश्ववपु परत्रह्म श्रनन्त सौन्दर्य का ख्लोत है ही। गोपिकाश्रों के नेत्र और 
श्रवण दोनों श्रीकृष्ण के इस द्विविध सुष्रमा-पाश में आबद्ध हो गये। सर के 
शब्दों में “नयन जहाँ दरसन हरि अ्रटके, श्रवण थके सुनि बचने सुहाई ।” पर 
भगवान का वह श्रपार सोन्दय भक्त (जीव) की इन परिमित शक्तिवाली इन्द्रियों 
से केसे ग्राह्म हो सकता है ! श्रतः गोपियाँ श्रनुभ्व करती हैं: “विधि भाजन 
श्रोछो रच्यो सोभा सिन्धु अपार |" हाँ, बूंद सिधु में अपने को डबा सकती 
है, गोपियाँ भी कृष्ण के शोभा-विंधु में मग्न हो गईं | मोहन के मनोहर मख॒- 
मणडल को देखकर श्राखि ओर मरली की रतीली स्वर-लहरी को सुन कर कान 
भगवान के प्रति उन्मख ही नहीं हुए, उनमें समा भी गये। सूर ने रूप का तो 
अ्प्रतिम चित्रण किया ही है, मुरली-राग का भी श्र्लोकिक प्रभाव उनकी 
रचनाश्रों में वर्णित हुआ है| प्राकृतिक सौंदय ने सफियों को प्रेम-रूप प्रभु की 
शोर आकर्षित क्रिया था | सर भी प्रकृति की इस रूप-राशि के चित्रण से 
पराड्मुख नहीं है| पर उन्होंने प्राकृतिक सौदय को भी उस पुरुष विशेष, पुरुषों 
सम के अनन्त सौंदर्य का बाह्य रूप ही समझ्ला है और पुरुष-सोदय के चित्रण में 
इस बात का पर्याप्त श्राभास दें दिया है कि वह प्राकृतिक सुषमा से कहीं श्रागे 
जा सकता है। 
रूपराशि मोहन के सामीष्य की कामना करती हुई एक ग्रोपी 
कहती हैः--- 
कैसे रह्मौ परै री सजनी एक गाँव को बास | 
स्थाम मिलन की प्रीति सखो री जानत सूरजदास ।। १०)१२०४ 
सूरसागर (ना“०प्र०्स० २२८२) 
एक गाँव को वास, धीरज केसे के धरों । 
लोचन मधुप अटक नहिं मानत, यद्यपि जतन करो ॥॥१ ०१२८४ 
सूरसागर (ना०प्र०स० २२८३ ) 
कृष्ण कहीं दूर होते, तो संभव है, गोपियों की श्राँखें निवारण-श्राशा 
को मान भी जाती | पर यह तो एक ग्राम का रहना है, अ्रतः क्रष्ण को बिना 
देखे बैय कैसे धारण किया जाय १ एक ग्राम के वास में जीव और इंश्बर के 
एक ही स्थान में रहने की व्यंजना भी ध्यान देने योग्य है| वेद ने दोनो को 
एक ही दक्ष पर बैठा हुआ कहा है | एक ही स्थान के निवासी, दोनों एक 
दूसरे के सामने, श्रत्यन्त समीप---पर समीप रहते हुये भी कितने दूर ! शुद्ध जीव 


बम न जन +-नममननलनतनन न नननमतंे ना... लकम_केनननम, नस २+०++ *» ब_-_ अतकिनननन: ७-३० >मन्‍्मान+-क+8१ 
नम नम--3 जनक अन्‍य, ्य बन... >> कर उन अिनिकनननिलन कक. िननसभा। निज लक 


१--सूरसागर ना“प्र०्छ०२२४८ 


[ श४२ |] 


(गोपिकाय) इसी दूरी को दूर कर भगवान (कृष्ण) के सामीप्य-लाभ के लिये 
श्रधीर हो जाते है। 
गोपियाँ कृष्ण के रूप को देखने के लिए, आगे बढती तो हैं, पर उस 
रूप की सम्पूर्णता को श्रात्मसात नहीं कर पातीं । नेत्रों के पल्क बिना बन्द किये 
वे दिनरात कृष्ण के साथ ही साथ घमा करती है। उनकी दृष्टि कृष्ण के ताथ 
बैसी ही बँधी रहती है, जेसे पतग के साथ रहती, पर कृष्ण का सामीष्य प्राप्त 
करते ही, कृष्ण श्रौर गोपियों के बीच में शरीर का भारी व्यवधान खड़ा हो जाता 
है। श्रपना शरीर ही अपना शत्रु बन जाता है और कृष्ण को नख से शिखा 
तक ( सम्पूर्ण रूप में ) नहीं देखने देता |" 
इस कथन पर चाहे स्वभावोक्ति से दृष्टि डालिये और चाहे ध्वनि का 
प्रयोग कीजिये ( क्योकि नेत्रो के निमेष और नख-शिख शब्द अ्रध्यात्म-पत्त भें 
स्वाभावोक्ति के पथ को थोड़ा-सा श्रवरुद्ध कर दंगे ), प्रत्येक प्रकार से जीव 
और ईश्वर के श्वरूपगत भेद की सुन्दर व्यंजना होती हुईं दिखलाई देगी। प्रभु 
को परिपूण रूप से समऋ लेना जीव की स्वल्प शक्ति की सीमा के बाहर की 
बात है। ईश्वर की पूर्ण अ्रनुभूति जीव को हो ही नही तकती। इस शअ्रनुभूति में 
मुख्य बाधक उसका शरीर हैं, प्रकृति है, माया है या अ्रहंकार है। सूर ने कई 
स्थानों पर इस तथ्य का उदघाटन किया है। जेंसेः-- 
मो ते यह अपराध परयो। 
आये स्याम द्वार भये ठाढें, में अपने जिय गवे धरयो। 
, ज्ञानि बूकि में यह कृत कीन्हों, सो मेरे ही सीस पर्‌यौ १०६६८ 
; सूरसागर (ना“प्र०स० २७१६) 
में अपने मन गये बढ़ायो। 
इहे कहो पिय कंध चढ़ोंगी, तब में भेद न पायो ॥१०१८०२५॥ 
सरतागर ( ना० प्र ० स० १७२८ ) 


१--कहा करों नीझे करि हरि को रूप देखि नहि पावति। 
संगहि संग फिसत निशिवासर नेन निमेष न लावति।॥ 
बँधी दृष्टि ज्यों डोर गुडीवश पाछे लागी घावति। 
निकट भये मेरी ये छाया मोकों दुख उपजावति॥ 
नख सिख निरखि निहारयौइ चाहति मन मूरति अति मावति | 
अपनी देह आपको बेरिनि दुरति न दुरी दुरावति॥ 
सूर स्थाम सों प्रीति निरन्तर अन्तर मोहि करावति।॥ 
सूरसागर (ना०प्र०स० २४७१) 


[ शै४३ ] 


श्याम आते हैं, पर जीव के अ्रन्दर निहित या उसके ऊपर श्रावरण रूप 
में पड़ा हुआ अहंकार उसे पभु की श्रोर बढ़ने से रोक लेता है। प्रभु की 
भकेलक सामने आकर ही रह जाती है, जीव उसे आ्रात्मतात नहीं कर पाता। 
इस प्रकार प्रध्ु का कुछ ज्ञान तो जीव को होता ही है; पर उसका सपूर्ण ज्ञान 
अहंकार के कारण नही हो पाता | अहकार के दूर होने पर आत्मा निमल हो 
जाती है और उत्त समय वह प्रभु में अ्रपने स्वरूप को ही मग्न कर देती है 
शअ्रतः उम अवस्था में सम्पूण अनभूति की चर्चा उठ ही नहीं सकती | श्रतः प्रभु 
शात और अज्ञात दोनों ही प्र कार का झूता है | एक पाश्चात्य दाशनिक ने इसी 
हेतु लिखा है “(०१ 38 9007-7७ए९०७)७० 88 ए8)] 88 5807089)060?? 
प्रभु व्यक्त ओर अव्यक्त दोनों ही प्रकार का है | 


पुष्टिमागीय भक्ति के अनुसार प्रभ की करुणा का द्वार तो मक्त के लिये 
सदब उन्मुक्त है, पर जीव के श्रपने कम ही उसे उसमें प्रवेश करने से वंचित 
कर देते है। इस भाव को व्यंजना सूर के नीचे लिखे पद से हो रही 
उनको यह अपराध नहीं। 
वे आवत हैं नीके मेरे, में ही गयं कियो तिनही ॥१०।१६७५॥ 
सरसागर ( ना» प्र० स० २७२३ ) 
ऊपर उद्ध त दोनों पदों से भी यही भाव ट्पकता है। जब जीव को 
अपनी यह भूल विदित हो जाती है, तब बह सर की गापी के रूप में पश्चात्ताप 


से भरा हुआ इस प्रकार रुदन करने लगता हैः-- 


चूक परी मोते में जानी, मिल्ते स्याम बकसाऊँरी । 

ह। हा करि दसननि ठुण घरि धरि लोचन जलनि ढराऊरी॥ 

चरण गही गाढ़े करि कर सों, पुनि पुनि सीस छुवाऊँरी 

मिल्रीं धाय अकुलाय भुजनिभरि उर की तपनि जनाऊँरी॥ 
सूरसागर ( ना० ग्र० स० २७२१ ) 


इस प्रकार पश्चात्ताप की अ्रग्नि में पिघल कर जब हृदय आ्राँखो के द्वारा 

बहने लगता है. तो उसके ताथ ही गर्बरूपी समस्त कल्मप मी बह जाता हैं। 

इसी अवरुथा में जीव निम्नाँकित पद में समाविष्ट सूर की गोपी के उद्गारों में 
भ-मिलन की अ्रपनी उत्कट भावना को प्रकट करने लगता हैं:--- 


अरी मोहि पिव भाव | को ऐसी जो आनि मिलाव॥ 
५< >< >»< ५९ 


[ ३४४ ] 


मेक दृष्टि भर चितवे, मो बिरहिन को माई, काम इन्हे 
बिरह तपनि तनु ते बुझाव ॥१०१६७७। 
सरसागर (ना०प्र०ण्स० २७२५) 
इस उत्कट आकांक्षा के जाग्रत होते ही प्रभु किसी न किसी देवी दूत 
को उसके पास भेज ही देते हैं। सूर की श्रपनी श्रनुभूति ही इसका साक्ष्य 
उपश्थित कर रही 
प्रभ-प्राप्ति, जीव और ईश्वर मिलन की अवस्था को सर ने रासलीला 
के रभ्य रूपक द्वारा अभिव्यजित किया है। आत्मा में परमात्मा श्रौर परमात्मा 
में आत्मा की व्याप्ति का चित्र सूर के इस पद में अ्रकित हुआ है--- 
“मानों माई घन घन अन्तरदामिनि | घन दामिनि, दामिनि 
घन अन्तर, सोभित हरि त्रज भामिनि”? ॥१०१७३४॥ 
सरसागर (ना“०प्र०सत० १६६६) 
विद्य त में बादल और बादल में विद्य त की भाँति हरि में गोपी श्रौर 
गोपी में हरि की स्थिति जीव में ईश्वर की व्याप्ति को ही प्रकट करती है। 


प्रिया मख देखो स्याम निहारि। 
कहि न जाइ आनन की सोभा रही विचारि विचारि ॥ 
छीरोदक धूँघट हातो करि सम्मुख दियो उघारि। 
मनों सुधाकर दुग्ध सिंधु ते फढयो कलंक पखारि ॥ 
रसागर (ना०प्र०्स० २७३६) 
सर के इस पद में निहित प्रतीकों और उनसे श्रभिव्यक्त भावों की *व्या- 
ख्या चौर-हरण लीला प्रकरण में हो चुकी हे | 


रासलीला में गोपियों को कृष्ण-सामीप्य रूपी अपने व्रत-साफल्य की 
पूर्णता प्राप्त हो जाती है | सर के ही शब्दों में:--- 


जा फल को ब्रजनारि कियो त्रत सो फल पूरण पायो। 
मन कामना भटईट परिपूरण सब हित सान  मनायो॥ 
अतिहि सुघर पिय को मन मोहयो अपवश करति रिकरावति | 
सूर स्यथाम मोहन मूरति को बार बार डर लावति ॥१०।१०७१। 
सरतागर (ना०प्र०स० १७६२) 
रासलीला के रस का वर्णन, सर के श्रपने ही शब्दों में अवर्णनीय है। 

यह भावसाध्य है । 





| औ४४ | 


प्रेम का सातत्यः--सर की सम्मति में प्रेमा भिलाषा सदेव बढती रहे 
यही श्रेयश्कर है| राधा कृष्ण के समीप है, पर सर लिखते हैं:--- 
राधेहि मिन्तेहु प्रतेति न आवति। 
यदपि नाथ विधुवदन विज्ञोकति दरसन को सुख पावति ॥ 
भरि भरि लोचन रूप परम निधि रर में आनि दुरावबति। 
सरसागर (ना०प्र०्स० २७४१) 
राधा को कृष्ण-मिलन में भी विश्वास नहीं है। वह बार-बार कृष्ण 
के चन्द्रददन की ओर देखती है, दर्शन का सुख प्राप्त करती है, सौंदर्य की उस 
परम निधि को नेत्रों में भरकर हृदय की कोठरी में ले जाती है और वहाँ छिपा 
कर रखती है, पर उसकी मति-दृष्टि विरह की श्राशंका से श्राकुलित हो उठती 
है । उसकी हार्दिक श्राकांच्षा यह है कि प्रेम का यह रूप सतत, निरन्तर, बिना 
किसी विध्न बाधा के, उधर, प्रभु की श्रोर, ही लगा रहे |* 
खंडिता नायिका के वर्णन में भी सूर ने प्रेम के इसी सातत्य रूप को 
ध्यान में रखा है| श्रीकृष्ण कभी बृन्दा, कभी ललिता, कभी शीला और कभी 
किसी श्रन्य गोपी से उसके घर संध्या समय आने के लिए कह श्राते हैं, पर चले 
जाते हैं दूसरी गोपी के पास। जिससे कह आये हैं, वह बेचारी सध्या तमय से 
ही प्रतीक्षा कर रही है | सुगंधित सुमनों से शैया को सजा रही है | बाट जोहते 
जोहते और गगन के तारे गिनते-गिनते सारी रात्रि व्यतीत हो जाती है, पर 
कृष्ण नहीं श्राते | बहुनायक कृष्ण के लिए यह खेल है, पर गोपी के लिए, 
भक्त के लिए, यह अनवरत रुदन का कारण है। प्रेम को इस प्रकार सतत 
श्रतृत्त रखकर सर ने उसके बराबर बने रहने का साधन घुटा दिया है| सूर ने 
प्रेम के इस आदर्श को प्रकट करने वाले कुछ दोहे प्रथम स्कथ में लिखे हैं । 
उनमें से दो दोहे हम यहाँ उद्ध त करते हैः-- 
सुनि परिमिति प्रिय प्रेम की, चातक चितबत पारि। 
घन आशा सब दुख सहै, अनत न याचे वारि ॥ 
मीन वियोग न सहि सके, नीर न पूछे बात। 
देखि जु तू ताक्ी गतिहि, रति न घटे तु जात ॥१॥२०५ 


स्रतागर (ना“०प्र०ण्स० ३२४) 
तुलसी ने भी प्रेस का यही श्रादर्श निश्चित किया है। उनका वीचे 
लिखा दोहा इस विषय में अत्यन्त प्रसिद्ध है;-- 


हनन 3नमलनकरानत गन से“ पक "तक कक पपननन-त आन 


१--अल्मसत्र ३-४-४१ के अशुभाष्य, पृष्ठ १२४१ पर आचाय बल्लभ लिखते हैं 
एवं सति मुक्ति पथनत साधनम्‌ भगवद्भाव इति निणयः सम्पन्न: | 


[ रेश६ ] 


चातक तुलसी के मते, स्वातिहु पिये न पानि । 
प्रेम तृषा बाढ़ति भली, घटे घटेगी आनि॥ 
प्रेम का केन्द्र-स र ने राधा तथा श्रन्य गोपियों के प्रेम का केन्द्र एक 
कृष्ण को ही रक्खा हैं। एकनिष्ठ प्रेम ही वास्तविक प्रेम होता है। गोपियो 
ने अपना मन सबसे हटाकर उस कृष्ण में केन्द्रित कर दिया है| एक गोपी 
कहती हैः-- 
में अपनों मन हरि सों जोरयौ। 
हरि सों जोरि सबनि सों तोरुयी ॥ १०॥१२०१ 
गोपियाँ श्याम को ही अ्रपना स्वस्व समझती हैं। उनका तन, मन, 
धन--सब कुछ श्याम पर ही न्यौछावर है | श्याम को छोड़ कर उनका मन 
अ्न्यत्र कही भी नही लयता । सूर लिखते हैं:-- 


राधा नंदनंदन अनुरागी | 
भव चिन्ता हिरदे नहिं एको स्यथामरंग रस पागी॥ 
हरद्‌ चून रंग, पय पानी ज्यों दुविधा दुहूं की भागी । 
तन मन प्राण समपंण कीनों अंग अंग रति खागी ॥१०१४८६ 
सूरसागर (ना०*प्र०स० २४२७) 
गोपी स्याम रंग राँची । 
देह गेह सुधि बिसारि बढ़ी प्रीति साँची ॥ 
सूर्तागर ( ना»प्र०ण्स० २४२८ ) 
स्थामरंग राँची बत्रज़नारी | और रंग सब दीन्हे डारी ॥ 
कुस म रंग गुरुजन पितु माता | हरित रंग भनी अरुश्नाता ॥ 
दिना चारि में सब मिटि जैहेँ | स्थामरंग अजरायल रहें ॥ 
सूरसागर (ना«प्र०ण्स० २४५३०) 
जैसे हल्दी श्रौर चूने का रंग मिलकर एक हो जाता है, दूध और 
पानी मिलकर एक हो जाते हैं, वैसे ही गोपियाँ और कृष्ण मिलकर एक हो 
गये | ब्रजनारियों ने श्रन्य समस्त रंगों का परित्याग करके एक श्यामरंग में 
अपने को अ्रनुरक्त कर लिया । श्रन्य रंग तो दो-चार दिन ही ठहरने वाले हैं 
एक श्याम रंग ही पक्का है, अ्रजर-अमर है | सूर लिखते हैं, यह श्यामरंग 
गोपियों के अंग-श्रंग में सिद गया | उनकी आँखों में, हृदय में, मन में, तन 
में, रसना में, ध्मति भें, बुद्धि में श्रोर वन तथा ग्रह स्वेत्र श्याम ही रमण 
करने लगा | उन्होने कंचन-खंभ में कंचन की दोर से कन्हैया को बाँध रखा 


| ३४७ | 


है। खर्ण का रग लाल होता है। अ्रनुशगग का रग भी लाल होता है, 
अतः यह खंभ श्रौर डोर अनुराग के ही है| प्रथु वास्तव में प्रेम की डोर से 
ही पकड़ा जाता है | गोपियों ने श्रपने श्याम को इसी प्रेम के पाश में बॉध 
रखा है। 

प्रभु एक है, जीव अनेक है | भगवान एक है, भक्त श्रनेक हैं | इसी 
प्रकार कृष्ण एक है, गोपियाँ अनेक है। शज्ार के पक्त में नायक एक है, 
नायिकायें अनेक है | इसी कारण सूर की गोपी कहती है 


: सूर स्याम प्रभु वे बहुनायक्ू, मों सी उनके कोटि त्रियों ॥१०॥ 
सूरतागर (ना०प्र०स० २६६४) 
यह अनेकता ही तो एकता में मग्न होती है। यही इस विविधरूपा 

सृष्टि का प्रयोजन है 


गोपियों में राधा की प्रधानता--क्षष्ण वैसे तो मभी गोपियो से प्रेंम 
करते हैं, पर उनका सर्वाधिक प्रेम राधा से ही है | सूर जब संयोग श्रद्धार का 
वर्णन करता हैं, तो श्यामा श्याम को ही अपनी दृष्टि में रखता है। कु'जगह 
में उन्हीं के लिये कुसुम शेया तैयार की जाती है। ललिता राधा की श्रन्तरंग 
सखी है, चन्द्रावली से भी उसके ग्रधिक निकट । पर श्याम के साथ श्यामा की 
पदवी वह भी प्राप्त नही कर सकती | 


राघा का प्रेम कष्ण के साथ उसी प्रकार का है, जेसा चकोर का चन्द्र 

साथ | उस रतिनागर की श्रोर जब-जब राघा की दृष्टि जाती है, तो मख- 

मंडल की श्राभा उसके नेत्रों में बिध-सी जाती है। श्रौर कृष्ण ? वे भी राधा 

की अरनिद् छुवि पर आ्रासक्त है। कष्ण के चित्त से वह क्षण भर के लिए भी 

नहीं हटतो | सर ने राधा श्रौर कष्ण दोनों को एक दूसरे की ओर आक्रष्ट 
करके उनके अन्योन्य प्रेम का अद्भुत वशन किया है | सर लिखते हैं; 


चित रही राधा हरि को मुख | 
भ्रक्‌टी विकट बिसाल नयन युग देखत मनहि भयो रतिपति दुख || 
उतहि स्थाम एकटक प्यारी छवि अंग अंग अवल्ोकत । 
रीकि रहे उत हरि इत राधा अरस परस दोड नोंकत ॥१०।१३०२ 
सूरसागर (ना०प्र ०छ० २३८३) 
राधा ने हरि के मुख को देखा, तो उसकी दृष्टि वहीं स्थिर हो गई । 
उसकी तिरछी भौदे श्रोर बड़े-बड़े नेत्रों को ठेखकर कामठेव का मन भी दुखी 
हो गया । उधर श्याम भी टकटकों लगाकर राधा के अंग-अंग की श्रनुपभ 


[ शेह८ | 


छुवि का दशन-सख लूट रहे थे। इधर हरि राधा पर रीमे हुये थे, तो 
उधर राधा हरि पर | परन्तु अरस-परस को दोनों ही छिपा रहे थे, क्योंकि 
दोनों श्रोर कुछ सखियाँ श्रोर सखा भी तो खड़े थे । 

राधा कष्ण को देखकर आत्म-विस्मत हो जाती नन्दनन्दन के 
अनप रूप के सामने आते ही उसकी बुद्धि की गति लड़खड़ाने लगती है। 
कुछ सखियों का सकोच, फिर श्रपनी हानि का श्रनुभव, दोनों के कारण वह 
सघ-बुध भूली-सी खड़ी रहती है, पर राधा श्याम के रग में रँग चुकी है, श्याम 
उसके रोम-रोम में, अ्रग-अंग में भिद चुके है, इस तथ्य को गोपियों ने अनुभव 
कर लिया | वे आपस में कहने लगीं:-- 

सखियन इहेे विचार पर्‌यो। 

राधा कान्ह एक भये दोऊ हमसों गोप कर॒यो ॥१०१२४८ 

सरसागर (ना०प्र०ण्स० २३३८) 

राधा और कष्ण दोनों मिलकर एक हो गये है। कहाँ तो राधा श्रीकृष्ण 
के सम्बन्ध में सखियों से पू छुताछु ही करती थी,उनसे पहिचान तक नहीं थी, 
पर आज यह दशा है कि वे सखियाँ कहीं की न रही, राधा और कृष्ण एक 
दूसरे के लिये सब कुछ हो गये। अनुराग समय के पदो में गोपियाँ कहती हैः-- 


पुनि पुनि कहति है ब्रजनारि | 
न्‍य बड़भागिनी राधा तेरे वश गिरिधारि॥ 
धन्य नन्दकूमार धनि तुम धन्य तेरी ग्रीति। 
धन्य तुम दोऊ नवत्न जोरी कोक कलानि जीति॥ 
हम बिमुख तुम कृष्ण संगिनी प्राण एक हे देह । 
एक मन एक बुद्धि एक चित दुहुनि एक सनेह ॥ 
एक छिनु बिनु तुमहि देखे स्याम धरत न धीर। 
मुरलि में तुम नाम पुनि पुनि कहत हैं बलबीर || 
स्याम मणि में परखि लीन्हो महा चतुर सुजान । 
सूर प्रभु के श्रम ही बस कौन तो सरि आन ॥१०१४२० 
सृरतागर (ना“प्र०्स० २४६०) 
राधा ! तू बड़भागिनी है ! तू घन्य है !! गिरिघर आज तेरे ही वश में 
है! तेसा प्रेम धन्य है। नंद कुसार भी धन्य हैं। तुम दोनों की श्रमिनव जोड़ी 
धन्य है | तुम दोनों कोक कलाओं में व्युत्यन्न हो | प्रेम-प्रणाली पर तुम्ही ने 
विजय प्राप्त को है । हम तो विमुख ही रहों, पर तुम कृष्ण को संगिनी बन 


[ ३४६ ] 


गई | दो शरीर होते हुए. भी तुम दोनों एक प्राण हो । दोनों के समान सन, 
समान बुद्धि, समान चित्त (समान मनः नह चित्तमेषाम्‌ ) और समान प्रेम । 
» श्याम भी एक छथण के लिए तुम्हे बिना टेखे नही रह सकते | मुरली की ध्वनि 
में श्रीकृष्ण तुम्हारा ही नाम लेते हैं| श्याम रूपी मणि को हमने श्रच्छी तरह 
परख लिया है। वे बड़े चतुर ६ ओर तुन्हार समान भी कोई अन्य गोपी नहीं 
है, क्योंकि तुम प्रभु के प्रेम को प्राप्त कर चुकी हो । 
राधा रूपी भक्त का यह अनन्य प्रेम उसे श्रन्य साधना-निरत गोपी रूप 
जीवो में प्रधान पद का अधिकारी बना देता है, तो इसमें आ्राश्वयं ही क्‍या हैं ? 
गीता के शब्दों में जो एक मन, एक बुद्धि, एक चित्त होकर प्रभ-परायण बन 
जाता है, वह प्रभु का हो जाता है और प्रम उसके हो जाते है ।१ पुष्टि 
र्गीय भक्ति में इस भाव की प्रधानता हैं। खंडिता नायिका आ्रादि के पद 
सूरसागर में इसी विशिष्ट भावना के द्योतक है | 


जिस साधक ने प्रभु का साक्षात्‌ कर लिया, भगवान का सामीप्य और 
साहचर्य प्राप्त कर लिया, वह श्ज्धारी शब्दों में पतिब्रता, पति-पराययणा स्त्री के 
समान हो गया, जो जगद्द द्य ओर सर्वपूज्य है | जो साधक श्रभी विपयवासनाश्रों 
में फंसा है, वह पतिब्रता की समकद्तता में केसे श्रा सकता है ? वह तो उस 
दुराचारिंणी, कुलटा कामिनी के रूप में है, जो श्रपने पति को छोड़ कर श्रन्य 
जारो से प्रेम करती है। गोपियाँ इसीलिये राधा से कहती हैं; “स्थाम को 
एक तुही जान्यों दुराचरनी ओर” घनी अपने धन को छिपाकर रखता है, उसे 
प्रकट नहीं करता, इसी प्रकार जिसे प्रभ ग्राप्त हो गया, वह उसे दूसरों को 
केसे बतावे ! बताने की शक्ति रह गई हो, तब न! गोपियों के ही शब्दों में“धनी 
धन कबहूँ न प्रकटे घरे घनहि छिपाइ | तें सहानग स्थास पायो प्रकटि केस 
जाय |” जब साधारण धन को गुप्त रखा जाता है, तो श्याम तो महा नग है, 
प्रभु तो अ्रमूल्य रत्न हैं,र उन्हे तो मन भी नही, साक्षात आत्मा के श्रन्तरतम 





ह्तः जन जात अनननिी धनऊ “८7777 घकन सनक सन नमन न तन फल... अमन 


१--तद्‌ बुद्ध॑॑स्तदात्मानः तन्निष्ठा स्तत्परायणशा । 
गच्छुन्त्य पुनरावृत्ति ज्ञान निधू त कलत्मष्रा: ॥१।१७ 
२--वेद कहता है:-- 
महे चन त्वासद्विवः परा शुल्काय ठेयाम्‌। 
न सहर्ताय नायुताय न शताय शतामघ |।ऋ० ८।१।६॥। 
है श्रनन्त ऐज़्वर्य वाले ! मे तुझे बड़े से बड़े मूल्य पर भी न बेचू । हे 
श्रनमोल प्रभु ! में तुमे सहखो, करोड़ो के बदले में भी किसी को न दूँ । 


[ ३६० ] 


कोने में छिपाकर रखना चाहिए | वही पर वह रह सकता है और वहीं पर 
वह रहता मी है। 
राधा श्याम की सर्वाधिक प्यारी बन गई, क्योंकि श्याम को वही सुचार - 
रूप से पहिचान सकी थी। वही उनको ऋनक, उनकी कान्ति, उनकी ज्योति 
को भलीभाँति हृदयंगम कर सकी थी । उसके सच्चे प्रम को जानकर मगवान 
भी उसके हाथों बिक गये । सूर के शब्दों में द्ृदय ते कहूँ टरत नाहीं कियो 
निहचल बांस ।? भगवान ग्पने भक्त के हृदय में अधिचल भाव से निवास 
करने लगे । 
घूर ने इस भाव को कई पदों में कई प्रकार से प्रकट किया है। पुष्टि- 
मार्गीय विशेषताओं को उन्होंने अत्यन्त निकय्ता से पहिचाना है और उसी 
रुप में उनका वर्णन भी किया है। श्राचार्य बल्लम श्रौर गोस्वामी बिदृठलनाथ 
के सर्वाधिक निकट वे थे भी | 
सूर ने राधा-कृष्ण के अ्रनन्य प्रेम का अन्योन्य रूप में जहाँ वर्णन किया 
है, वहाँ सयोग के साथ वियोग-भावना के श्रनुभव को भी दोनो में समान रूप 
से प्रदर्शित किया है । राधा यदि श्याम की प्रेमिका है, तो हरि भी राधा के 
प्रेमी हैं | ऋष्ण के शरीर में गधा का निवास है, तो राधा के शरीर में कृष्ण 
का । राधा हरि के नेत्रों में बसी है, तो हरि राधा के नेत्रों में | इधी प्रकार राधा 
यदि हरि-मिलन के लिये श्राकुल होती है, तो हरि भी राधा-विरद से व्याकुल 
हो उठते हैं। सर ने लिखा है; 
स्थाम अति राधा बिरह भरे । 
कबहूँ सदन कबहु आँगन ही कबहूँ पौरि खरे ॥१०१५५४ 
सुरसागर (ना“०प्र०्स० २४६७) 
राधा-विरह से व्यथित, राधा-मिलन के लिए श्रात॒र श्रीकृष्ण कभी धर 
में टहलते हैं, कभी श्रॉगन में और कभी ड्यौढ़ी पर जाकर खड़े हो जाते है | 
मन की भ्रमित दशा के साथ शरीर की चलायमान श्रवस्था का सू्‌ ने केसा 
सुन्दर चित्र खीचा है । 
मानवती राधा का मान भंग करने के लिये झौर स्वय श्रपनी विरह 
व्यथा की शान्ति के लिये श्रोकृष्ण राधा से कहते है।-- 
जप नकल जा अमल करन 
५--आचारये बल्लम बह्सूत्र रे-४४६ के भा 7 में पृष्ठ १९४७ पर भगवद्धाव 
की गोपनीयता के सम्बन्ध में इस प्रकार लिखते है;--भगवद्धावस्य रसा- 
त्मकत्वेन गुप्तस्यैव अभिवद्धिस्वमावकलात्‌ श्राश्रमप रेब लोक स्व मगवद्‌ 
भावम्‌ अनाविष्कुबंन भजेत्‌ । 





[| १६१ | 


फहा भई धनि बावरी कहि तुमहिं सुनाऊं । 
तुमते को है भावती जेहि हृदय बसाऊ ॥ 
तुमहिं श्रवण तुम नेन हो तुम प्राण अधारा। 
वथा क्रोध त्रिय क्यो करो कहि बारस्वारा || 
भुज गहि ताहि बतावहू जो हृदय बतावति | 
सूरज प्रभु कहे नागरी तुमते करो भावति ॥१०१८६८। 
सुरतागर (ना*प्र०स० ३०३४) 
यह पद खंडिता नायिका के भी श्रन्तगंत आर सकता है । मानवती 
राधा को समभाते हुए श्रीकृष्ण राघा के प्रति अपने अनन्य प्रेम-भाव की दुह्ाई 
देते है और कहते है कि राधा ही उनके प्राणों का आधार है। राधा से बढ़ 
कर प्यारी ज्नी उनके लिये श्रन्य कोई मी नहीं है। राधा करे प्रतिरिक्त वे श्रन्य 
किसी को भी अपने हृदय में स्थान नहीं देते | फिर यह मान केसा ! क्रोध 
केसा ? 
भावना्क्षेत्र में भक्त भी अपने प्रभु से रूठ सकता है, बैसे ही जैसे पुत्र 
माँ से और पत्नी पति से रूठती है | पर, भगवान बड़े दयालु है, उनकी कृपा 
का कोष जब दूसरे साधकों तथा अ्रसाधकों के लिये भी खुला रहता है, तो 
अपने निकटस्थ, दृदयस्थ, सघस्थ भक्तों के लिये वह केसे बन्द हों सकता है! 
माँ जैसे अपने रूठे हुये बालक को मनाती है, रोते हुए पुत्र को उठाकर गोद 
में ले लेती है, उमी प्रकार भगवान अपने भक्त की गाध पूरी करते हैं, उसकी 
अभिलाषा को सफल बनाते है। 
मर्यादा-भंग ओर स्वच्छुन्द प्रेम--रागान॒गा भक्ति की कल्लोलिनी 
मयांदा के कगारों में बँधकर नहीं चलती । वह उन्हे तोड़ती फोड़ती हुई अपनी 
उद्दाम घारा को स्च्छुन्द गति से आगे ले जाती है। पृष्टिमार्गीय भक्ति में 
यद्यपि साधना की प्रारम्भिक अवध्या में मयादा आवश्यक मानी गई है, परन्तु 
अन्त में उपका त्याग ही अयस्कर समझा गया है। आ्राचाय बल्लभ के शब्दों में 
मयांदा में कृष्ण की श्रधीनता रहती है, परन्तु पुष्टिपय पर आरूढ़ होकर 
साधक इस बन्धन को मी तोड़ ढेता है। क्रष्ण से उसका स्वच्छुन्द, श्रमबांदित 
प्रेम-सम्बन्ध हो जाता है। इसी को सवतन्त्र और ब्रह्ममाव की भक्ति कहते है । 
सर की गोपियाँ इसो स्वतन्त्र, स्वच्छुन्द, पुष्टिपणय की पथिक हैं। वे उन्मत्त 
कठ से कहती हैं: “आरज पन्‍्थ चले कहा सरिहे स्थामहि संग फिरों री |?” 
आर्यपथ अन्योन्य पराधीनता करा पथ है, मयादा का साथ है। इस पथ पर 
चलते हुये मानव को दूसरो का भी ध्यान रखना पड़ता है। प्रत्येक हितकारी 


[ ३१६२ ] 


नियम के पालन में तो सब स्वतन्त्र हैं, परन्तु सामाजिक सर्व हितकारी नियमों 
के पालन में सबको परतम्त्र हूकर कार्य करना पड़ता है। विश्व का संचालन 
इसी पद्धति से होता है। पर, जो विश्व से नाता तोड़कर, उधर लौ लगाये है 
आर उसे प्राप्त कर भी चुका है, उसके लिये मर्यादा के ये बन्धन, पराधीनता के 
ये पाश व्यथ हैं | इन्हें तो वह तोड़ चुका है--स्वाधीन होकर प्रभु का एकान्त 
स्वच्छुन्द प्रेमी बन गया हैं | इसी कारण सुर की गोपियाँ रागानुगा भक्ति की 
इस मर्यादा-हीनता को, प्रेमपथ में बाधा डालने वाली परिमित की *? खलाश्ों 
के चूर्ण कर देने की बात को कई बार श्रपने शब्दों में प्रकट कर देती हैं 


सर की गोपियाँ इतनी स्वच्छुन्द हो जाती हैं कि वे कृष्ण के हाथ से 

मुरली छीन कर बजाने लगती है | कृष्ण का मकुठ अपने शिर पर धारण 
ती हैं और उन्हें ग्रपना शीश फल पहना देती हैं। उनके वस्त्र स्वयं पहिन 

लेती हैं श्रौर इस प्रकार कृष्ण बन जाती है तथा श्रप ने वस्त्र उन्हे पहिना कर 
राधा बना देती हैं| धृष्टता कहिये या स्वृतन्त्रता--वे श्रौर भी श्रागे बढ़कर 
कृष्ण से कहती हैं कि “तुम सुर पूरो और हम मरली के रप्रों पर अ्रँगुलियाँ 
चलावे ।? इतना ही नहीं झष्ण राधा के रूप में मानिनी बनकर बेठ गये और 
गोपियाँ कृष्ण के रूप में उनकी मनुहार करने लगी ।" 

प्रेम का यह स्वच्छुन्द रूप नेत्रों के वर्णन में भी आता है । गोपियों के 
नेत्र लोक-लज्जा तथा वेदमार्ग-मयादा का परित्याग करने से नहीं डरते । वे लोक, 
बेद और कुल की कानि को मानकर चलना आवश्यक नहीं समझते | यही नही 
मरलौ-बादन के समय तो सुत-पति-स्नेह ओर भवन-जन-शंका श्रादि की समश्त 
बाधाये नष्ट हो जाती हैं | गोपियाँ श्रपने शरीर और उस पर धारण किये जाने 
बाले बस्त्रों तथा आभूषणो की क्रम-मर्यादा को भी भूल जाती हैं। वे कंचुकी 
को कटि में लग्काती है, तो लहँगा को वच्षस्थल पर । चरणों में हार बाँधती हैं 
तो ग्रीवा में जेहरि। इस स्थल पर मयांदा-भंग के ऐसे अ्रनेक उदाहरण सर ने 
प्रस्तुत किये हैं । 

खंडिता नायिका के वणन में नायक स्वयं मर्यादा भंग करता है। ताथ 
ही उसकी पाग पर जावक की लाल छुवि, कपोलों पर सिंदूर का रंग, अरुण 
श्रधरों पर अंजन की श्यामिका श्रादि चिहन भी मर्यादा-भग के हो द्योतक हैं | 
पुष्टमार्गीय भक्ति का निरूपण करने में सूर ने इसी शैली से काम लिया है, 





हब टेश पे 
१--सु रसागर, वेकटेश्वर प्रेस, सम्बत्‌ १६६१ का छुपा, पृष्ठ ३६४ और ३६४६। 
सूरसागर (ना०पग्र०स० २७४८--२७६२) 


| हेद३े | 


जिसमें बन्चन दृटकर उसी प्रकार निकम्मे हो जाते है, जैसे उत्कर वेग वालो 
सरिता के आगे बॉघा हुआ बाँध | 
लोक-लीक को गुप्त करने वाला गोपिकाशों का यह स्वतन्त्र प्रेम रास 
लीला के पश्चात जलक्रीड़ा और बमनन्‍्त अ्रथवा होलो-लीला-बर्णन में विशेष 
रूप से पाया जाता है। इन लीलाशं में गोपिकाय्यें कृष्ण की अ्रधोनता को 
भूल जाती है और स्च्छुन्द गति से क्रीड़ा करती हैं। यमुना-जल-विहार के 
समय सभी गोपियोाँ निर्मम होकर जल-क्रीड़ां करती है । वे एक दूसरी का हाथ 
पकड़े हुए, भुजाओो पर लगे चन्दन को जल में फेंकती है। जल के छीटे भी एक 
दूसरे पर पड़ते हैं। राधा जलघारा-गत विन्दुओ को कृष्ण के ऊपर फेंकती है | 
कमल जैसे हाथो में पानी भरमर कर छिटकाना ऐसा प्रतीत होता है जेसे कनक 
लता से मकरनद ऋड़ रहा हो ओर पवन का संचार पाकर वह हिल रही हो | 
शरीर पर पड़ी हुई बू द॑ अ्रतसी के कुसुम का प्रतिबिम्ब जान पड़ती हैं | राधा ही 
नहीं, अन्य गोपियाँ मी इसी प्रकार इधर-उधर एक दूसरे पर अपने कमल के 
समान कोमल करों से पानी फेंकती हैं | 
हिंडोल वर्णन में भी थोड़ी-सी स्वच्छुन्दता के दशन हो जाते हैं, पर 
बसन्त और होली के वर्णन में तो यह प्रेम स्वच्छुन्दता की सीमा पर पहुँच जाता 
है | सूर कहते हैं:-- 
इत श्री राधा उत श्री गिरिघर, इत गोपी उत ग्वाल | 
खेलत फाग रसिक बत्जज्ञ बनिता सुन्दर स्याप रसाल॥ 
खावा साखि जवारा कु कुम छिरकत भरि केसरि पिचकारो। 
उड़त गुलाल अबीर जार तहँ विदिस दीप डउजियारी॥ 
ताल पखावज बीन बाँसरी डफ गावत गीत खुहाये | 
रसिक गोपाल नवल त्रज बनिता निकसि चौहटे आये ॥ 
भकूमि भूमि कूमक सब गावति बोलति मधुरी बानी। 
देति परस्पर गारि मुदित मत तरुनी बाल सयानी ॥ 
रसागर (ना०प्र०स० ३४७२) 
ब्रज-वनितायें, श्याम श्रौर गोप मिलकर फाग खेल रहे हैं। इधर राधा 
है, तो उधर गोपाल; इधर गोपियाँ है, तो उधर ग्वाले | पिचकारियों में केशर 
श्रौर कु कुम का जल भरकर छिरका जा रहा है। गुलाल और अ्रबीर उड़ रहा 
है। ताल, पल्ाबज आदि बाजे बज रहे है। कृष्ण और गोपिकाये बाहर निकल 
कर चौराहे पर श्रा गये | कूम-कूम कर मधुरवाणी में सब रूमक गा रहे हैं। 
ब्रालायें तथा तयानी तदणी ज्ियाँ प्रसक्ष होकर परूपर गालियाँ दे रही हैं। 


,[ हद | 


सुन्दर बर संग ललना बिहरी बसंत सरस ऋतु आई । 
लें ले छरी कुबरि राधिका कमल नयन पर धाई।॥ 
>< >< 
द्वादश बन सतना देखियत चहेुंदिशि टेसू फूले। 
मोरे अंबुआ अरु द्रम बेली मधुकर परिमल भूले ॥ १०२३६२ 
सरसागर (ना०प्र०स० ३४७२) 
सरस वसत ऋतु के आगमन पर ललनायें अपने प्रिय पतियों के साथ 
विहार करने लगी । रा! भी छुड़ी लेकर कमल-नयन कृष्ण के ऊपर दोौड़ी | 
ब्रज के द्वादश बनों में पलाश कुसुमित हो रहे है श्रोर लालिमा छाई हुई है 
आमो पर बौर निकल आया है | मधुकर द्र म तथा लताओं के पर्मिल में बेसुध 
हो रहे है । 
राधा ने ललिता, विश[खा आदि अ्रपनी सखियों से कहा;--“श्रॉगन 
को लिपाओ ओर रोरी से चौक पूरों | कमोरियो में चन्दन, केशर और कस्तूरी 
को मथ-मथ कर भरो | भोरियो में गुलाल मर लो | श्राज मे नन्दलाल कृष्ण 
के साथ होरी खेलू गी |? जब सब तैयारी हो गई, तो राधा गोपियों के बीच में 
खड़ी होकर ऐसी शोभा देने लगी, जेंसे तारागणों के बीच में चन्द्रमा शोभा 
पाता हैं। कोई किसी का वजन नहीं मानती । सब पिचकारियाँ ले-लेकर दौड़ीं 


शोर ऋष्ण को रंग में इबो दिया । (१०।२३६४५) 
सुरसागर (ना०प्र०स० परिशिष्ठ११६) 


कुछ सखियाँ मनभावन गालियाँ देती हुई मिलकर चली और कृष्ण को 
कमर से उचकाकर और पकड़ कर ले आईं | श्वणंघट में अबीर श्रोर श्ररगजा 
भरकर उन्होंने कृष्ण के शिर के ऊपर से डाल दिया | कृष्ण इस रग में सराबोर 
हो गये | (१०।२३६६) सर ने यहाँ भी गोपियों को कुल के अंकुश और लोक, वेद 
तथा कुल की घर्म-सर्यादा को न मानने वाली लिखा है| 

रागानुगा भक्ति का यह निरूपण सर ने लीला-वर्णन के श्रन्तगंत ही 
किया है। प्रेम का यह स्वरूप सहसा प्राप्त नहीं हो जाता । जिस दिन से साधक 
इस पथ पर पैर रखता है, उसी दिन से उसकी निद्रा और भूख सब दूर हो जाते 

| सर के शब्दों में:-- 
“जा दिन ते हरि दृष्ट परे री 


ता दिन ते इन मैरे नेननि दुख सुख सब बिसरेरी |” 
तथा 


ज़ब ते प्रोति स्थाम सो कोौन्‍्हीं। 
वा दिन ते मेरे इन नेननि लेंकहु नौंद न लीन्‍्हीं॥ 


० 


सदा रहे मन चाक चढयो सौ और न कछू सहाय ! 

करत उपाय बहुत मिलिबे का इहेँ विचारत जाय ॥। 

सर सकल लागत ऐसी यह सो दुख कासों कहिये । 

ज्यों श्रचेत बालक की बेदन अपन ही तन सहिये ॥ १०११४४ 
सरमागर (ना०प्र०स० २४८३) 


जब से रागानगा भक्ति प्रारम्म हुई, तब से कृष्ण-मिलन की श्राकाक्षा 
में नेत्र सतत जागरण करते रहे है, दुख-सख समश्त विस्मत हो चुके है, निद्रा 
तो झाती ही नहीं | मन सदैव चाक पर चढ़ा हुआ-सा प्रतीत होता है। श्रन्य 
कुछ अ्रच्छा ही नहीं लगता । कृष्ण केतते मिल, बन इसी उधेडबुन म॑ सारा 
समय निकल जाता है । अपने अन्तस्तल कौ वेदना किसी से कहते भी तो नहीं 
बनती । जैसे श्रज्ञान बालक श्रपनी पीड़ा किसी को बता नहीं सकता, स्वय ही 
सहता रहता है, बेसे ही अपनी व्यथा को मे अपने ही अन्दर सहती रहती हूँ । 


सर ने प्रेम का प्रारम्भ, विकास श्र उसकी चग्स परिणति--सभी 
अवध्थाओ्रो का वशन किया है। प्रेम का प्रारम्भ तो माखन-चोरी के समय से 
ही हो जाता है, उत्का विकास दानलीला, पनघर-प्रस्ताव ओर चीग्हरण लीला 
में दिखलाया गया है ओर उपकी परिणति, पूर्ण परिपाक, गतलीला में होता 
है| इस विकाप्त में गोपियों की विवशता, देन्‍य, श्राकुलता, श्राकांक्षा आदि 
उन सभी दशाश्रों का वन श्रा जाता है, जो श्रत्ञार रस के अन्तर्गत स्थान 
पाती है | इस विकास में कृष्ण की अ्रधीनता बनी रहती हे । स्वाधीन या 
स्व॒तन्त्र प्रेम, जो ब्रह्ममाव की भक्ति कहलाता दे, जलक्रीड़ा तथा होली-लीला 
में ही प्रकट हुआ हैं | रासलीला में भी उतकी एक ऋलक उत्रसमय दिखाई दे 
जाती है, जब राधा कृष्ण के कन्वों परबेठने के लिये हठ करती हे | इस प्रकार सर 
का शरक्धार लोकिकता का श्राधार ग्रहण करके भी सम्पूण रूप से आध्यात्मिक 
प्रम के पवित्र स्वरूप की, उसके विकास श्रोन श्रन्तिम परिणुतिकी व्याख्या करने 
वाला है। 


भगवान कृष्ण के इस प्रम को प्राप्त करने के लिये सर ने राधा-वरणन के 
अन्तर्गत राधा के चरणों की उपासना करना आवश्यक "घन के रूप में बताया 
है। जैसे-- 


रूप रासि, सुख रासि राधिका सील महा शुझण रासी। 
कृष्ण चरण ते पावहिं क््यामा जे तुब चरण उपासी ॥ १०।१७४१ 
सरतागर (ना>प्रण्म० १६७३) 


[ २६६ | 


पद्म पुराणकार ने पाताल खंड, श्रध्याय ८२ के श्लोक ८३,८४ और 
८६ में इसी भाव को प्रकट किया है।' इससे यह भी तिद्ध होता है कि बल्लभ सम्प्र 
दाय में भगवान कृष्ण के साथ भगवती राधा को उपासना भी विहित मानी गई है 
ऊपर प्रेम के जिम स्वरूप को विवेचना को गई हैं, वह *£ गारी होते 
हुये भी श्राध्यात्मिक है | ऐसा भी प्रतीत होता है कि अंधे सर ने सम्मबत 
गोपियों के रूप में अपने ही प्रेम की व्याख्या की है | वह स्वयं लिखता है:-- 
धनि शुक मुनि भागवत बखान्यों। 
गुरु की कृपा भई जब पूरन तब रसना कहि गान्यों ॥ 
धन्य स्याम वृन्दावन को सुख संत मया ते जान्यों। 
जा रस रास रंग हरि कीन्हें, बेद नहीं ठहरान्यों ॥ 
सरनरमुनि मोहित सब कीन्हें शिवहि समाधि भमलान्यों। 
स्रदास तहाँ नेन बसाये और न कहेूँ पतान्यों ॥१०१८४७॥ 
सरसागर (ना०प्र०्स० १७६१) 
शुक मुनि धन्य है जिन्होंने मागवत का वर्णन किया | गुरु की जब पूर्ण 
कृपा हुई, तब मैं भी श्रपनी रसना से इतका गान करने में समर्थ हुआ हूँ। 
स्थाम ने वृन्दावन में जो सुखमयी रासलीला की, उसे संतों की कृपा से मैंने 
समझा है | भगवान के रास-रहस्य के सामने वेद भी नहीं ठहर पाते । सुर, नर 
अोर मुनीश्वर सब इस रासलीला से मोहित हो चुके हैं और शिव जी ने भी 
अपनी समाधि का लगाना सुला दिया है |सरदास कहते हैं “मैंने अपने नेत्रों 
को वही बसा दिया है। श्रन्यत्र कहीं भी मेरा विश्वास नहीं जम सका ।?” 
१--सकृदावां प्रपन्नो वा मत्प्रियामेकिकामत | 
सेवतेडइनन्य भावेन स मामेति न संशयः ।।८३॥। 
यो भामेव प्रपन्नश्च मत्प्रियां न महेश्वर | 
न कदापि सचाप्नोति मामेव ते मयो दितम ||८४।। 
तस्मात्‌ सब प्रयत्नेंन मत्प्ियाँ शरणं ब्रजेत्‌ । 
आशित्य मत्पियां रुद्र मां वशीकतु महसि ।॥८६॥ 
जो केवल एक बार हम दोनों (राधा और कृष्ण) की अथवा केवल मेरी 
प्रिया (राधा) की शरण में आरा जाता है और अनन्य भाव से सेवा करता है, 
वह निस्संदेह मझ्के ही प्राप्त करता है। 


जो केवल मेरी शरण में आता है, मेरी प्रिया (राधा) की शरण में नहीं 
जाता, वह मे प्रात्त नहीं कर सकता । 


अतः समस्त प्रयत्नों द्वारा राधा की शरण प्रहण करनौ चाहिये | उसी 
का आश्रय प्राप्त करके साधक मुझे अपने बडा में कर रुकता है | 


नवस अध्याय 


सूरदास ओर बज की संस्कृति 


सूरदास और बज की सस्काति 


हिन्दी साहित्य में संस्कृति शब्द का प्रयोग इस समय ठौक उसी श्रर्थ में 
हो रहा है, जिस श्रथ में कल्चर (0४]प७) शब्द का प्रयोग श्रंग्रेजी में होता 
है | आक्सफोर डिक्शनरी नाम के अ्रग्रेज़ी शब्द-कोप में कल्चर का अर्थ इस 
प्रकार दिया है; 8०0 ० 0प्र४ए७४फ४, 7800० ४0), 7%७एांगह, 
€गं2700७777606, 7०7७77676. संस्कार डालने का काय, शिक्षा, 
दीक्षा, अभ्यास, प्रकाश, परिमाजेन । संस्कृति, इस प्रकार, एक व्यक्ति के 
शिक्षण, संस्कार और श्रभ्यास से प्रारम्भ होती हैं ग्रौर उसका श्रन्त मनुष्य के 
विकसित व्यक्तित्व में प्रकाश तथा परिमार्जित अ्रवस्था के रूप में दिखलाई देता 
है| परिमार्जित अयवा सस्कृत-जीवन-पम्पन्न मानव का अनुभव उसके अपने 
काम तो श्राता ही है, ताथ ही वह मानव-समाज के लिए भी हितकारी होता 
है | इती कारण संस्कृति सामाजिक रूप धारण कर लेती है श्रोर समाज में ही 
उपकी वास्तविक चरिताथता सिद्ध भी होती है। सस्कृति जहाँ एक व्यक्ति के 
जीवन को श्रनुप्राणित और पृष्ट करती है, वहाँ सामूहिक रूप से समस्त समाज 
को संस्कृत करने में भी महायक होती है । 


साधना और संस्कृति का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है। साधना विशुद्ध 
रूप से व्यक्तिगत ओर सस्क्ृति सामान्य रूप से सामाजिक होती हुईं भी एक 
दूसरी की सहायिका हैं। सहायक ही क्यों, एक में दूसरी के प्रतिबिम्ब का पड़ना 
अवश्यंभावी है | माघक को पूजा, ब्रत, अ्रनष्ठान आदि के संस्कारों का सहारा 
लेकर चलना ही पड़ता है| श्राचार का परित्याग वह नहीं कर सकता । श्रत 
जब हम किसी वेश, प्रदेश श्रथवा प्रान्त की सस्कृति की चचा करते हूँ, 
हमारा उद्देश्य उन प्रदेश के विर्का त श्राचार-व्यवहार, रीति-श्विज,-पवे-उत्सव 
संस्कार, कल्लाकोशल, ज्ञान-विज्ञान, पूजा आदि के विधि-विधान एवं श्रनुक्रम 
का ही उल्लेख करना होता है। एक व्यक्ति ओर समग्र समाज का भी विकसित 
बे संस्कृत जीवन इन्हीं रूपों में प्रकट होता हैँ। इत प्रकार साधना से संस्कृति 


[ ३७० | 


का बिकास होता है और संस्कृति-निष्ठ समाज में ही साधना फलती और 
फूलती है | 


ब्रज-प्रदेश अ्रत्यन्त प्राचीन काल से आय संस्कृति का केन्द्र रहा है। 
आये धर्म की विभिन्न शाखाओं, दशनों, कलाओं, साहित्य एवं विज्ञान के 
विकास में इसने महत्वपूर्ण भाग लिया है। चौदहवी शताब्दी से लेकर सोलहबी 
शताब्दी तक़ इस प्रदेश में कृष्ण-भक्ति की जो अभिनव धारा प्रवाहित हुई, 
उनने न केव्रल इस प्रदेश की बोली को उन्नत, मघुर-भाव-व्यंजक एवं साहित्यिक 
रूप ही प्रदान किया, प्रत्युत इस प्रदेश की संस्कृति को भी विदेशी प्रभाव से 
सुरक्षित कर एक अ्रभिनव एवं रमणीय ढाँचे में ढाला। ब्रज का श्र गोचर 
भूमि है जहाँ पशु विचरण करते, तिनके चुँगते श्रौर अपने शरीर को पुष्ट करते 
हैं | अज के द्वादश वन अपनी निसर्ग सुषमा तथा रमणीयता के लिये श्रत्यन्त 
अप्निद्ध हैं । इन बनो में पशुओं के लिए बड़े-बड़े चरागाह थे | सूर ने अपने 
सूरतागर में इन सबका हृदयहारी वर्णन किया है। इस प्रदेश की बोली भी 
अ्प्रने साहित्यिक रूप में ब्रज नाम से ही प्रख्यात हुईं। इस कोमल बोली में 
तोलहबीं शताब्दी के श्रास-पास ऐसे साहित्य की सृष्टि हुई, जितने श्रपनी 
मघुरिमा से न केवल ब्रज, प्रत्युत समग्र उत्तराखंड को आप्यायित कर दिया। 
इस बोली के माध्यम द्वारा ब्रज की संस्कृति का विस्तार दूर-दूर तक हो गया 
ओर उसकी सरसता एवं भाव-प्रवणता ने यहाँ की जनता को, लोक समुदाय 
को, श्रत्यधिक प्रभावित किया | श्रठारहवीं शताब्दी तक ब्रज भाषा एवं ब्रज 
संस्कृति के प्रचार का क्रम अ्रवाध गति से चलता रहा | 

ब्रज ससस्‍्कृति के श्रभिनव रूप श्रोर उसके प्रसार में महा प्रभु बल्लमाचार्य, 
उनके वंशज तथा श्रनुयायियों का विशेष हाथ है। अनुयायियों में श्रष्टछाप के 


-आ्राठ कवि श्रीर इन श्राठ कवियों में मी महात्मा सूरदास श्रग्रगण्य सममे 
जाते हैं । 


महाप्रभु बल्लमाचाय ने ब्रजवासियों के सात्विक एवं सरल स्वभाव से 

प्रभावित होकर श्रौर उनकी द्वुदय भूमि को भक्ति-बीज के श्रंकुरित तथा पल्चलवित 

होने के योग्य समझकर ब्रज-प्रदेश को अपने पुष्टिमार्ग के प्रचार का प्रधान क्षेत्र 
बनाया | यहाँ रहकर उन्होंने श्राय संस्कृति के उद्धार का भी ब्रत लिया | ब्रज 

“के निकट ही श्रागरा में महिमाशाली मुगल साम्राज्य की राजधानी थी। राज्य 
की चमचमाती चकाचोंध में सामान्य जनता शआ्रात्मविस्मृत हो शासकों के 

श्राचार-व्यवहार को अपनाने के लिए बाध्य हो जाती है और अपनी सल्कृति 
से हाथ धो बेठती है। आचाय बल्लम ने इसी का निराकरण करने के लिए 


[ ३७१ | 


ब्रज में अपनी योगशक्ति का प्रयोग किया । गोबर्घन पर भ्रीनाथ प्रदिर की 
स्थापना मानों इस प्रयोग का एक साधन था | इसके द्वार। उन्होंने आर्य जाति 
में प्रचलित संस्कारों, प्ग और उत्सवों के प्रचार का ऐसा क्रम बनाया कि जनता 
मुगल-महिमा द्वारा आ्रात्म-वंचित होने से बच गई | उसे उन्होंने भक्ति के ऐसे 
रंग में रंगना प्रारम्भ किया कि विदेशियों के वैमव-प्रभाव का एक भी रंग उसके 
ऊपर न चढ़ सका । आचाय जी के पश्चात्‌ गोस्वामी बिठठलनाथ ने इस क्रम 
को ओर भौो श्रधिक बढ़ाया | परिणाम यह हुआ कि लोक-समुदाय श्रपनी 
संस्कृति के प्रति श्राकृष्ट बना रहा। यही नहों, भक्ति के इस रूप ने रसखान, 
रहीम, ताज आ्रादि यवन संस्कृति में पले हुए. अनेक व्यक्तियों को भी श्राय 
संस्कृति की गरिमा मानने के लिये विवश कर दिया | 


संस्कार --सूरदास पुष्टिमार्गीय सम्प्रदाय के अनुयायी ही नहीं, एक 
प्रधान श्रंग थे। उनके सूरसागर में ब्रजप्रदेश की इन संस्कृति का प्रमुख रूप से 
वर्णन हुआ है | सर्व प्रथम हम संस्कारों के सम्बन्ध में सूरसागर में संचित सामग्री 
का उल्लेख करेंगे | संस्कार ही व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं श्रोर एक-एक 
व्यक्तित्व की निर्मिति समग्र समाज को संस्कृत बना देती है | श्रतः संस्कारों का 
सस्‍्कृति के विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। सूरदान ने नीचे लिखे रूप: में संस्कारों 
का वर्णन किया है।--- 


पुत्र जन्म---आ्रार्य सस्कृति में पुत्र का जन्म पुण्य का परिणाम समझा 
गया है | जिसके पुत्र नहीं हैं, उसका प्रातःकाल मुख देखना अशुभ एवं श्रमगल- 
जनक माना जाता है | पुत्र की उत्पत्ति और उसका मुख देखने के लिए प्राणी 
तरसा करते हैं | तमी तो कृष्ण के उत्पन्न होने पर यशोदा नन्‍्द से कहती है'--- 
“आपवहु कन्त, देव परसन भए, पुत्र भयों, मुख देखो घाई |? 
नन्द दौड़कर जाते है और पुत्र का मुख ठेखते हैं । उस समय की शोभा 
और सुख का वणन किया नहीं जा सकता | + 


कृष्ण के जन्म के समय र्त्रियाँ बधावा लेकर जाती हैं। स्वर्ण-निर्मित 
थाल में दब, दधि और रोचना रखा है | सखियाँ मंगलगान गाती है। नाल- 
छेदन होता है और द्वार पर दुन्दुभि बजती है। सूर ने इल अवसर पर बाज्ों का 
बजना, ब्रन्दनवार बाँधना, हल्दी-दही मिलाकर छिड़कना, वंदध्वनि का होना 
ग्रह-लग्न-नक्षत्र आदि का विचार करके मुहृत शोधना, विप्रों को चन्दन का तिलक 
करना, नान्दीमुख भाद्ध, पितृ-पूजा, गुरू और ब्राक्मणों को बस्तर पहिनाना, 
गोकुल-निवानियों का भेट लले-लेकर नन्‍्द के द्वार पर श्राना, द्वार पर सॉँथिये 


[ रे७र |] 


(स्वह्तिका) बनाकर सात सीके चिपकाना, बज-बधुओं का अक्षत, रोरी, दूब 
तथा फलों से भरे हुए थाल लेकर पुत्र-दशन के लिए आना, उत्सव का होना 
विप्र-मागध-सूत आ्रादि का आशीवांद देना, ढाढ़ी ढाठिन का नाचना, दान 
लेने के लिए ऋगड़ना, यशोदा-नन्द द्वारा उनकी पहिरावनी कराना तथा 
ककण और मोतियों से भरे थाल दान में देना आदि श्रनेक बातों का वणन 
क्रिया है 


छठी व्यपहार---छुटी के दिन मालिन का बन्दनवार बाँधना, केले 
जलगाना, सुनार का हीरा जटित स्वणहार बनाकर लाना, नाइन का महावर 
लगाना, दाई को लाखटका, भकूमक श्रोर साड़ी देना, विश्वकर्मा बढ़ई का 
पालना बनाकर लाना, जाति-पाँति की पहिरावनी करके पुत्र के काजल लगाना 
ऐपन (बंटे हुए चावल) से चित्र बनाना श्रादि प्रथाओं का वर्णन पाया 
जाता है।* 


नामकफरण---इस समय ब्रिप्र, चारण, बन्दीजनों का ननन्‍्द के घर 
भ्राकर दूबां हल्दी बाँधना तथा गर्ग द्वारा जन्मपत्र बनाकर लक्षणादि का 
निरूपयू करना थ्रादि का वर्ण न हुआ है। कृष्ण के स्वजन-उद्धार और असुर- सहार 
सम्बन्धी कायो को भविष्यवाणी भी यहाँ की गई है ।'* 


अन्नम्राशन---कृष्ण के छुः मास के होने मे कछ दिन रहने पर शुभ 
मुहूर्त में अ्रन्नप्राशन संस्कार के करने का वर्णन है | इस अवततर पर ख्तरियाँ मंगल 
ग्रीत गाती हैं | नन्‍द तथा यशोदा का नाम लेकर गालियाँ भी गाई जाती हैं । 
यशोद ब्रज-बहुश्नों को बुला लाती है और ज्यौनार तैयार होती है | गोप इकद्ठे 
होते हैं | नन्दू स्वण के थाल में खीर भरकर उमें घृत और मघु मिलाते हैं | जब 
यह खीर कृष्ण क्रो खिलाई जाती है, तो वे मेँ ह बिगाड़ते है। संश्कार के उपरान्त 
युवतियाँ कृष्ण का मुख चुम्बन करती हैं तथा पत्तों पर गरोप-भोज होता है | 


१--स रसागर, दशम स्कंघ, छुन्द २६ से ३४ तक । सारावली में छुन्द संख्या 
४०६ से ४१२ तक । दोनों स्थलों के वणनो में पर्याप्त साम्य है। 
सरतागर (ना०प्र०्त० ६४३ -६४७) 
२--सूझ्तायर, दशम स्कघ, पद ३४॥। ( ना*प्र०स० ६५४८) 
हे-सूरसामर दशस स्कंध,प्रद ७६ | (ना*०प्र०स० ७०४) 
४--सुरसागर, दशम स्कंध, पद ८० | (नाप्र०ण्स० ७०६) 











कम 


[ हेछरे ] 


वर्षगोठ--इस समय कृष्ण को उबटन लगाकर स्नान कराया जाता 
है| श्रागन का लीपना, चौंक पुराना, वाद्य वजना, श्रक्षत दूब बाँधना तथा 
मंगल गान श्रादि होता है 
कर्णेछेदन---क्रचन के दो ढुसे (कर्ण के श्राभूषण, बालियाँ जो उमेठ 
कर नीचे की श्रोर लटका दी जाती है) से कनछेदन कराने के समय सूर 
लिखते हैं:-- 
कान्ह कुंबर को कनछेदनो है, द्वाथ सुहारी भेली ग़रुर की । 
विधि बिहँसत, हरि हँसत हेरि हरि यशुमति के घुकधुकी उर की ॥ 
यशोदा के हृदय में धुकधुकी हो रही है। माता का हृदय सूर ने बड़े 
निकट से देखा है | इस स्थल पर जो वर्शन पाया जाता है, उससे उस तमय के 
बालकों के बच्र, श्राभूषण श्रादि केते होते थे, इस बात का भी परिचय हो जाता 
| कृष्ण की पीत मेंशुली, शिर पर कलही, मणि जटित व्याघर, नख से सयुक्त 
कंठ श्री, किंकिणी, बाहु-भूषण आदि का धारण करना वर्णित हुआ है । 
गोकुल में श्रीकृष्ण के इतने ही रुस्कार हुए। यत्रपि श्रामीरक्षत्रिय 
वंश है और भागवत में ननन्‍्द वसुदेव के निकट्स्थ बन्धु भी कहें गये हे, फिर भी 
गोपालन आदि वैश्य कम करने के कारण भागवतकार श्रौर हरिवंश के रचयिता 
दोनों ने उन्हे वैश्य लिख दिया है। वैश्य भी द्विज कोटि में श्राते है और उनका 
यज्ञोपवीत संस्कार होता है। संभवतः आज में छोटे होने के कारण कृष्ण और 
बलराम का यशोपवीत संस्कार गोकल में नहीं हो सका | यह भी संभव है कि 
श्राभीर क्षत्रियों का महत्व मुगल काल में क्षीण हो गया हो ओर उनके श्रन्तगंत 
यज्ञोपवीत प्रथा का ही लोप हो गया हो । श्रतः जब कृष्ण मथुरा पहुँचे, तब 
इस विस्मत संस्कार को भी पूरा किया गया। 


यज्ञोपवीत---सरस।गर के पृष्ठ ४७३ पर २६वें पद में यशोपवीत 
सस्कार का वर्णन है। इस समय घड्रस ज्यौनार होती है ओर गे ऋषि कृष्ण 
को गायत्री मन्त्र का उपदेश देते है | ब्राह्मणों को विधियूवक्र श्र॒ल॑क्ृत गाय 
दी जाती है। ल्रियाँ गाना गाती हैं और यशोदा प्रसन्न होकर न्यौछावर 
करती है | 

विवाह---यद्यपि सुर ने रावा और कृष्ण का गांधर्व बिवाह कराया है, 
पर उसमें बे सब बातें वर्सित है, जो विवाह के श्रवसर पर सूर के समय में प्रच- 
लित थी और जो ब्रव में आज तक चली आती है। जेसे:--- 


कला नीिजििऑलअनत समाज विन न तन वन नीली निननानननन न न िनिनाग लग "गरिणाऊणए। ४ लि भत नमी ततनीन अन-ीलनाारीज--साकल"ननननमीडम-ोनके, 











अनशन 


१-8 स्वागर, दशम स्कध, पद्‌ ८८। (नाणप्र०्स० ७१३) 








[ रे७४ 


मौर धारण करना--मोर मुकुट रचि मोर बनायो । 
माथे पर धरि हरि वरु आयो॥ 


निमंत्रण--- गोपीजन सब नेवबते आई । 
मुरली ध्वनि ते पठइ बुलाई ॥ 
मंडप और ग।न-- बहु बिधि आनन्द मंगल गाये । 


नव फूलन के मंडप छाये ॥ 
गीत और वेद मन्त्रोच्चारण -- 
गाये जु गीत पुनीत बहु। 
विधि बेद रब सुन्दर धुनी ॥ 
पाणिग्रहण और भाँवरि-- 
तापर पाणिग्रहण बिधि कीन्‍हीं | 
तब मंडल भरि भाँवरि दीन्ही ॥। 
गालियाँ गाना-- 
उत कोकिलागण कर कोलाहल, इत सकल त्रज्ञनारियाँ । 
आई जु निवतों दुहूँ दिशि मनो 'देत आनन्द गाँरियाँ॥ 
सरतागर (ना०प्र०त० १६६०) 
कंकण खोलना--नहिं छूटे मोहन डोरना हो । 
बड़े हो बहुत अब छोरियो हो, ये गोकुल के राइ | 
की कर जोरि करी बिनती, के छुओं श्री राधाजी के पाँइ॥ 
>< ५९ >€ >८ 
बहुरि सिमिटि प्रजसुन्दरी मिलि दीन्‍्हीं गाँठि बनाइ। 
छोरहु बेगि कि आनहु अपनी यशुमति माई बुलाइ ॥ 
>< ५८ »< >< 
किलकि उठीं सब सखी स्याम की अब तुम छोरो सुकुमारि | 
पचिद्दारी केसेहु नाहिं छूटत बँधी प्रेम की डोर ॥ 
दुलहिनि छोरि दुलह को कंकन की बोलि बबा वृषभान ॥ 
सूरसागर (ना०प्र०्स० १६४१) 
इसके पश्चात्‌ पुनः गालियों का वन है, जेसे:-- 
कान्ह तुम्हारी माइ महाबल्ल सब जग अपजस कीन्हों ॥ 
इत्यादि 


[ रे७४१ | 
श्रन्त में सर लिखते हैः - 


सनकादि नारद मुनि शिव बिरंचि जान | 
देव दुंदुभी मृदंग बाजे वर निसान॥ 
बारने तोरन बेंधाये हरि कीन्होीं उछाह। 
ब्रज की सब रीति भट्ट बरसाने ब्याह ॥एप्ट ३४६, पद ६० । 
सुरतागर (ना“प्र०ण्स० १६४०) 
श्रतिम पंक्ति से स्पप्ट प्रकट होता है कि सूर ने जिन सस्‍कारों का 
बर्णान सुरसागर में किया है, वे सब ब्रज की रीति ओर पद्धति के अनुततार है । 
ब्रज में जिस संस्कृति का विकात हुग्रा, ऊपर उल्नलिखित प्रथायें उसी के अन्तर्गत 
है | कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह-वर्णन में भी वे सब बातें है, जिन्हे हस 
ऊपर लिख चुके है। वहाँ राजती वेश-भूपा और साज-सामान की विशिष्टता 
अधिक हैं | 


पूजा, त्रत और स्नान--ब्रज की सरक्षति में पूजा, व्रत, स्नान आदि 
का भी महत्व है । सूरदास ने गौरी-पूजा, शिव-पूजा, सूर्-पूजा, ब्रत रखना, 
यमुना स्नान करना आदि का वर्णन राधा और गोपियों के सम्बन्ध में किया है । 
नन्‍्द द्वारा शालग्राम की पूजा और एकादशी व्रत रखने का भी वर्णन है। 
शकुन आदि भी एकाध स्थान पर वर्णित हुये है| यूर ने ब्रजवाधियों को दैव 
से डरने वाला और ईश्वग्विश्वाती माना है। बलराम की तीथंयात्रा का 
विवरण प्रायश्चित्त के रूप में आता है | उतसे भी ब्रजबासियों के इसी स्वभाव 
का पता चलता है |आरय॑ संश्कृति के विकान में तीथा ने भी अ्रतुपम योग दिया 
है। इन्हीं तीथों पर जाकर मानव अपने भूले हुये संस्कारों को ऋषियों, मुनियो 
और आचायों से पुनः प्राप्त कर लेता था | समाज में यदि किध्वी नवीन पद्धति 
का प्रचार करना श्रभीष्ट होता था, तो वह भी सुगमता से इन तीथों पर जुड़े 
हुये मेलों द्वारा सम्पादित हो जाता था । 


पव ओर उत्सव--सूरसागर में गोवद्ध न-पूजा का समारोह उत्सव के रूप 
में वर्णन किया गया है | पूजा के लिये विधुल सामग्री तैयार की जाती है। मधु, 
मेवा, पकवान, मिठाई, पडरत के व्यजन, माखन, दि, दूध श्रादि शकटों पर 
लादकर गोप एवं गोपिकार्यें पूजा के लिये चलते हैं। आनन्दसग्न गोपिकायें 
पोडश श्रज्ञार से सुमज्ित हो पक्ति बनाकर चलती है | गोवद्ध न पर जनसमूह 
का सागर उमड़ पड़ता है। यज्ञ तथा बेद-पाठ होता हैं श्र गोवद्ध न को 
मोग समर्पण किया जाता है| 


[ ३७२ | 


(स्वस्तिका) बनाकर सात सीके चिपकाना, ब्रज-बधुओों का श्रक्षत, रोरी, दूब 
तथा फलों से भरे हुए थाल लेकर पुत्र-दशन के लिए आना, उत्सव का होना 
विप्र-मागध-सूत आदि का आाशीवाद देना, ढाढ़ी दाढिन का नाचना, दान 
लेने के लिए. झगड़ना, यशोदा-नन्द द्वारा उनकी पहिरावनी कराना तथा हार 
ककरण और मोतियों से भरे थाल दान में देना आदि अनेक बातों का वर्णन 
किया है।” 


छठी व्यवहार--छुटठी के दिन मालिन का बन्दनवार बाँघना, केले 
लगाना, सुनार का होरा जटित स्वणहार बनाकर लाना, नाइन का महावर 
लगाना, दाई को लाखटका, क्रूमक ओर साड़ी देना, विश्वकर्मा बढ़ई का 
पालना बनाकर लाना, जाति-पॉति की पहिरावनी करके पुत्र के काजल लगाना 
ऐपन (बंटे हुए चावल) से चित्र बनाना आदि प्रथाओ्रों का वर्णन पाया 
जाता है ।* 


नामकरण---इस सम्रय विप्र, चारण, बन्दीजनों का नन्‍्द के घर 
श्राकर दूर्बा हल्दी बाँधना तथा गग द्वारा जन्मपत्र बनाकर लक्षणादि का 
निरुपय करना आदि का वर्णन हुआ है। कृष्ण के स्वजन-उद्धार और असुर-संहार- 
सम्बन्धी कायो को भविष्यवाणी भी यहाँ कौ गई है ।* 


अन्ननाशनत---क्रष्ण के छुः मास के होने में कछु दिन रहने पर शुभ 
मुहूत्र में क्रन्नत्राशन संस्कार के करने का वन है | इस अ्रवतर पर स्त्रियाँ मंगल 
ग्रीत ग्राती हैं| नन्‍्द तथा यशोदा का नाम लेकर गालियाँ भी गाई जाती है। 
ब्रशोद। ब्रज-बधुओं को बुला लाती है और ज्योनार तैयार होती है | गोप इकठठे 
होते हैं | नन्द स्वण के थाल में खीर भरकर उजमें घत और मधु मिलाते है। जब 
यह खीर कृष्ण को खिलाई जाती है, तो वे में ह बिगाड़ते है। संस्कार के उपरान्त 
युवतियाँ कृष्ण का मुख चुम्बन करती है तथा पत्तलों पर ग्रोप-भोज होता 


७७७७७७७७७७७७७७७७७७/रशआ७७४७७७७७७७७ए/एएश/॥//७्७७७४७७॥एएश४/७॥््एएएशशशश शा भ 


१--स रसागर, दशम स्कंच, छुन्द २६ से ३४ तक | सारावली में छुन्द्‌ संख्या 
४०६ से ४१२ तक । दोनों स्थलों के बणनों में पयाप्त साम्य है । 
सुर्ागर (ना०प्र०्स० ६४३-६४७) 
२--मुखाग्रर, दशम स्कंघ, पद ३४। ( ना०प्र०्ख० ६४८) 
३--सृरसागर दशम स्कंघ,पद ७६ | (ना०प्र०्स० ७०४) 
४--सूरसागर, दशम स्कंघ, पद ८० | (ना०्प्र०्स० ७०६) 


[ हे७३ ] 


वर्षगॉठ--इस समय कृष्ण को उबदन लगाकर स्नान कराया जाता 
है| श्रॉगन का लीपना, चौक पुराना, वाद्य बजना, श्रक्षत दूब बाँधता तथा 
मगल गान श्रादि होता है। १ क्‍ 
कर्णछेदन--कचन के दो दुरों (कर्ण के श्राभूषण, बालियाँ जो उमेठ 
कर नीचे की ओर लटका दी जाती है) से कनछेदन कराने के समय सूर 
लिखते हैं;-- 
कान्ह कुँवर को कनछेदनों है, हाथ सुहारी भेली गुर की। 
विधि बिहँसत, हरि हँलत हेरि हरि यशुमति के धुकध॒की उर की ॥ 
यशोदा के हृदय में धशुकधुकी हो रही है । माता का हृदय सूर ने बड़े 
निकट से देखा है। इस स्थल पर जो वर्शान पाया जाता है, उससे उस समय के 
बालकों के वस्त्र, आभूषण श्रादि कैते होते थे, इस बात का भी परिचय हो जाता 
है| कृष्ण की पीत मेँगुली, शिर पर कलही, मणि जटित व्याप्र, नख से संयुक्त 
कंठ श्री, किंकिणी, बाहु-भूषण आ्रादि का धारण करना वर्णित हुआ है । 
गोकल में श्रीकृण के इतने ही संस्कार हुए। यद्यपि आमीर क्षत्रिय 
वंश है श्रोर भागवत में नन्‍्द वसुदेव के निकट्स्थ बन्धु भी कहें गये हैं, फिर भी 
गोपालन श्रादि वैश्य कर्म करने के कारण भागवतकार श्रोर हरिवंश के रचयिता 
दोनों ने उन्हे वैश्य लिख दिया है। वैश्य भी द्विज कोटि में श्राति है और उनका 
यज्ञोपवीत संस्कार होता है। संभवतः आयु में छोटे होने के कारण कृष्ण श्रौर 
बलराम का यशोपवीत संस्कार गोकल में नहीं हो सका । यह भी संभव है कि 
अराभीर क्षत्रियों का महत्व मुगल काल में छ्षीण हो गया हो श्रोर उनके अ्रन्तगंत 
यज्ञोपवीत प्रथ। का ही लोप हो गया हो । भ्रतः जब कृष्ण मथुरा पहुँचे, तब 
इस विस्मत संस्कार को भी पूरा किया गया। 
यज्ञोप्वीत---स रख।गर के प्रष्ठ ४७३ पर २६वें पद में यशोपवीत 
सस्कार का वन हैं| इस समय पषड़रस ज्योनार होती है ओर गगे ऋषि कृष्ण 
को गायत्री मन्त्र का उपदेश देते हैं | ब्राह्मणों को विधिवृर्वेक श्र॒लंकृत गाये 
दी जाती हैं| स्त्रियाँ गाना गाती हैं और यशोदा प्रसन्न होकर न्यौछावर 
करती है | 
पिवाह---यद्यपि सर ने राबा और कृष्ण का गांधर्व विवाह कराया है, 
पर उसमें वे सब बातें वर्णित है, जो विवाह के अवसर पर सुर के समय में प्रच- 
लित थी और जो ब्रज में श्राज तक चली आती है। जैसे:--- 








१-- सु रतागर, दशम स्केष, पद ८८। (ना०प्र०्स० ७१३) 


[ रे७४ | 


मौर धारण करना-मोर मुकुट रचि मौर बनायो । 
माथे पर धरि हरि वरु आयो॥ 


निमंत्रण-- गोपीजन सव नेवते आई । 
मुरली ध्वनि ते पठइ बुलाई ॥ 
मंडप और गान-- बहु बिधि आनन्द मंगल गाये । 


नव फूलन के मंडप छाये ॥ 
गीत और वेद मन्त्रोच्चारण-- 
गाये जु गीत पुनीत बहु। 
विधि बेद रब सुन्दर धघुनी ॥ 
पाणिग्रहण ओर भाँवरि-- 
तापर पाशिग्रहएण बिधि कीन्‍्हीं | 
तब मंडल भरि भाँवरि दीन्हीं॥ 
गालियां गाना-- 
उत कोकिलागण कर कोलाहल, इत सकल ब्रजनारियाँ | 
आई जु निवतों दुहूँ दिशि मनो देत आनन्द गाँरियाँ॥ 
सूस्‍्तागर (ना“प्र०त० १६६०) 
केकण खोलना--नहिं छूटे मोहन डोरना हो । 
बड़े हो बहुत अब छोरियो हो, ये गोकुल के राह । 
की कर जोरि करी बिनती, के छुशओों श्री राधाजी के पाँइ॥ 
>< >< >< 6: «६ 
बहुरि सिमिटि बत्रजसुन्दरी मिल्रि दीन्हीं गाँठि बनाइ। 
छोरहु बेगि कि आनहु अपनी यशुमति माई बुलाइ ॥ 
»< >< >< »< 
किलकि उठीं सब सखी स्याम की अब तुम छोरो सुकुमारि | 
पचिद्दारी केसेहु नाहिं छूटत बँधी प्रेम की डोर ॥ 
दुलहिनि छोरि दुलह को कंकन की बोलि बबा वृषभांन ॥ 
सूरसागर (ना०प्र०्स० १६६१) 
इसके पश्चात्‌ पुनः गालियों का वर्णन है, जैसे:-- 
कान्ह तुम्हारी माइ महाबल्न सब जग अपजस कीनन्‍्हों ॥ 
इत्यादि 


[ ३७४ | 
श्न्त में सर लिखते है:-- 


सनकादि नारद मुनि शिव बिरंचि जान। 

देव दुंढुभी म्रदंग बाजे वर निसान॥ 

बारने तोरन बेंधाये हरि कीन्ही उछाह | 
त्रज की सब रीति भट्टे बरसान ब्याह ||एप्ठ ३४६, पद ६० । 

सूरतागर (ना“प्र०्त० १६६०) 
श्रंतिम पक्ति से ध्यप्ट प्रकट होता है कि सूर ने जिन सलकारों का 
वर्शान सरसागर में किया है, वे सब ब्रज की रीति ओर पद्धति के श्रनुत्तार है । 
ब्रज में जिस संस्कृति का विक्रात हुग्रा, ऊपर उल्लिखित प्रथाये उसी के अन्तगंत 
| कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह-वर्णन में भी वे सब बातें है, जिन्हें हम 
ऊपर लिख चुके हैं। वहाँ राजी वेश-भूपा और साज-सामान की विशिष्टता 
अधिक हैं । 


पूजा, त्रत और स्नान--ब्रज की सस्क्ृति में पूजा, व्रत, स्नान आदि 
का भी महत्व है | सूरदास ने गोरो-पूजा, शिव-पूजा, सूय-पूजा, ब्रत रखना 
यमुना स्नान करना श्रादि का वणन राधा ओ्रोर गोपियों के सम्बन्ध में किया हैं | 
नन्‍्द द्वारा शालग्राम की पूजा और एकादशी व्रत रखने का भी वर्णन हैं। 
शकुन आदि भी एकाध स्थान पर वर्णित हुये है| सूर ने ब्रजवाध्ियों को देव 
से डरने वाला और ईश्वरविश्वासी माना है। बलगम की तीर्थ॑यात्रा का 
विवरण प्रायश्चित्त के रूप में आता है| उनसे भी ब्रजवासियों के इसी स्वभाव 
का पता चलता है ।आय संस्कृति के विक्रात में तीर्था ने भी अनुपम योग दिया 
है | इन्हीं तीथों पर जाकर मानव श्रपने भूले हुये संस्कारों को ऋषियों, मुनियो 
ओर आचायों से पुनः प्राम कर लेता था | समाज में यदि किध्षी नवीन पद्धति 
का प्रचार करना श्रभीष्ट होता था, तो वह भी सुगमता से इन तीथों पर जुड़े 
हुये मेलों द्वारा सम्पादित हो जाता था| 


पव और उत्सव--सूरसागर में गोवद्ध न-पूजा का समारोह उत्सव के रूप 

में वर्णन किया गया है | पूजा के लिये वियुल सामग्री तैयार की जाती है। मधु, 

मेवा, पकवान, मिठाई, परत के व्यजन, माखन, दि, दूध श्रादि शकटो पर 

लादकर गोप एवं गोपिकार्यें पूजा के लिये चलते है। श्रानन्दमग्न गोपिकार्य)ें 

पोडश श्क्षार से सुमजित हो पंक्ति बनाकर चलती है | गोवद्ध न पर जनसमूह 

का सागर उमड़ पड़ता है। यज्ञ तथा वेद-पाठ होता हैं और गोवद्ध न को 
गरीग समपयण किया जाता हैं । 


[ ३७६ ] 


गोवद्ध न की पूजा के पश्चात्‌ दीपमालिका का वर्णन है। सामाजिक 
उत्सवो में वर्षा ऋतु के हिडोल, बसंत ऋतु के फाग श्रौर होली का वर्णन 
सारावली और सूरमागर, दोनो में पाया जाता है। इन उत्सवों पर नर-नारी 
सुन्दर वल्ञा भूषण घारण करते हैं। गान और नृत्य होता है। पखावज, बीन 
बाँसुरी, डफ, महुअरि, मुदंग आदि विविध प्रकार के बाजे बजते हैं। श्ररगजा 
श्रौर श्रबीर चलता है । स्वर्णघट में रंग भरकर रखा जाता है। सब श्रामोद- 
प्रमोद में मग्न हो जाते है। पर्९वा और उत्सवों का किप्ती देश की संस्कृति 
में विशेष ध्यान होता है | ब्रज-सस्कृति के निर्माण में इन प्रसन्नता-संचारी 
उत्सवों ने भी महत्वपूर्ण भाग लिया है | 

आधश्विन की पीयूष-वर्षिणी पूर्णिमा के दिन रासलीला होती है, जो 
सूर-जीवन का पाथेय बन गई थी ।सुर ने इसका श्रतीब हृदयग्राही वणन किया 
है। सरपागर में नवरात्र का भो उल्लेख है। 

प्वी में मनोरंजन की पर्याप्त सामग्री रहती है। पर्व का श्रर्थ है. गाँठ 
या जोड़ । जैसे मानव-शरीर में घुटने, कमर, ग्रीवा, स्कन्ध, कोहनी और पहुँचे 
पर जोड़ होते हैं श्रोर वे जितने ही सुगठित तथा दृढ़ होते है, शरीर भी उसी 
मात्रा में सबल, क्रियाशील और अधिक दिनों तक टिकाऊ रहता है, उसी 
प्रकार पर्व किती समाजरूपी शरीर के जोड़ हैं। ये जितने ही मुगठित और 
सुचारु रूप से सम्पादित होगे, तमाज भी उतना ही सबल, सुसंस्कृत और 
दीर्घायु होगा | उत्सव का अर्थ ही है प्रसन्नता, श्राह्नद, आनन्द । सतोगुण का 
भी यही रूप है | जो समाज निधन-तिथियाँ मनाकर वर्ष मर हाय-हाय करता 
रहेगा, जन्म तिथियों, जयन्तियों तथा प्राकृतिक पत्नी को मनाकर प्रनन्नता का 
संचार अपने जीवन में नहीं करेगा, वह सतोशुण की ओर उन्मुख नहीं हो 
सकता । जो ख्यं रोता है, वह दूसरों को भी रलाना चाहता है। आये संस्कृति, 
इसके विपरीत, उत्सवों को जीवन में स्थान देकर आह्ृदद का संचार करती है 
और परिणामतः संसार को आनन्द की ओर ले जाती है । 

उत्तवों में खेलों का नी स्थान है | उत्वव नेमित्तिक होते है, परन्तु 
खेल नैत्विक और नेमित्तिक दोनों ही | सरवागर में दोनों प्रकार के खेलो का 
बरणन है । देनिक श्रथवा नेत्यिक खेलों में श्रांख मिचौनी, भाग-दौड़, कबड्डी 
गेंद खेलना, भौंरा चकडोरी, चौगान तथा नेमित्तिक खेलो में जल-केलि, 
दंगल, आदि का विवरण प्राप्त होता है। 


खत र-सज्जा--सर ने अनेक स्थानों पर श्राभूषणों के नामों का 
उल्लेखु किया है | आभूषण जहाँ श्ज्ञार-सजा और शोमा के उत्पादक हैं 


[ ३७७ | 


वहाँ वे हृदय में प्रसन्नता का भी संचार करते है। विशेषज्ञों ने विशिष्ट प्रकार 
के रत्न, मणि, श्रादि से निमित आभूषणो को विविध प्रकार के रोगों के निवा- 
रण ओ्रौर सुख-सम्पादन का हेतु कहा है| आय संस्कृति ने सांसारिक वैभव का 
तिरककार नहीं किया | उपने बेभव के प्रतीक श्राभूषणो को मी उचित स्थान 
दिया है | हाँ, उतने यह अवश्य ध्यान रखा है कि ये ग्राभूपण श्रथवा ऐश्वर्य- 
राशि अपनी उचित मर्यादा में रहे | 


सरमागर के प्रठ २३६ और २४० पर क्रमशः पद संख्या ४२ 
(ना०्प्रग्व० २०६३) और २० (ना*प्रण्ख० २१४८) में सर ने श्राभूषणों 
का बणन किया हैं, जिनमें मोतीमाला, कठश्री, क्यकुल, तिलक, हमेल 
करघनी, नूपुर, बिछिया, नगजटित चौकी, टाड, ककन, बाजूबन्द, वेसरिं, दुलरी, 
तिलरी, टीका, आदि विविध प्रकार के आभूपणों के नाम आये हैं | इन श्राभू- 
षुणो को स्व्रियाँ घारण करती थी | पुरुष भी आभूषण पहिनते थे। सूर ने इन 
आभूषणों में होरा लालजटित मकराक्ृति के कुगडल, दुर, कठमाला, मुद्रिका, 
बैजयन्ती माला आदि के नाम गिनाये है| 

भोजन--जो समाज जितना अधिक संस्कृत होगा, वह उतनी ही 
अधिक भोजन की विविधता तथा व्यवस्था भो रखेगा। अ्रमंस्क्ृत समाज में 
भोजन सम्बन्धी ये बातें ग्राप्त नही होंतीं। सूरदास के मय में गोस्वामी 
बिहलनाथ ने श्रीनाथ मदिर में इष्य्देव को भोग लगाई जाने वाल्ली सामग्री 
की बहुलता कर दी थी | यद्यपि महाप्रभ्ु बल्लभाचाय के समय से ही मदिर में 
भोग-पद्धति की विशेषता पर ध्यान रखा जाता था, फिर भी श्रीविद्वलनाथ 
जी के उमय में उस पर ओर भी अ्रधिक मनोयोग दिया ज्ञाने लगा। अन्नकूट 
के दिन श्रीनाथजी को ४६ प्रकार के व्यंजनों का भोग अवश्य लगाया जाता 
था | कभी-कभी यह विरतृत समारोह के रूप में भी होता था। 

सरसागर में भोजन की विविधरूपता का स्पष्ट उल्लेख प्राया जाता 
है | उसके पृष्ठ ४२१ पर (ना०प्र०त० १८३१) २१वें पद के अ्रन्तगत खीर 
खांड, खीचरी, मधुर महेरी, भात, हीग से मावित ठरहरी मूं ग, तुलती डालकर 
तप्राया हुआ सद मक्खन, कचोर, पापड़, बरी, विविध प्रकार के श्रचार, भाजी 
माग, पेठा, खीरा, बरा, पकोड़ी, रायता, बेसन, अ्रजवायन मिली शेटी, पूड़ी 
कचौड़ी, सुहार, लपसी, मालपुआ, लड़ , सेब, तेवर, गोझा, मेवा, जलेबी 
दही, मलाई, मिखरन, घुमारा हुआ मद्ठा आदि विविध प्रकार के व्यंजनों का 
वर्णन है | प्रात'काल के कलेऊ, दोउहर के भोजन और रात्रि समय की व्यालू 
का प्रथऋ-पृथक रूप हैं| होलो के वणन में वादणों का उल्लेख भी पाया 


[ १७८ | 


जाता है | दानलीला के प्रसंग में लौंग, नारियल, दाख, सुपारी, हीग, मिस्व, 
पीपर, श्रजवायन, कायफर, सौठ, चिरायता, बहेरा श्रादि के भी नाम श्रा गये 
हैं। मोजन-वर्णन के श्रन्त में कपूर से सुबासित पान खाने का भी उल्लेख पाया 
जाता है। 


संगीत--इसका थोड़ा-ता परिचय उत्सवों के वर्णन में श्रा गया है। 
सरसागर में कई अन्य स्थानों पर भी संगीत से सम्बन्धित सामग्री उपलब्ध होती 
है | सर स्वयं संगीतशासत्र में निग्ण[त थे | उनका सरसागर विविध राग-रागि 
तलियों में ही लिखा गया है। अ्रनेक रांगों की सृष्टि सरदास ने स्वयं की थी | 
सारावली के छुंद संख्या १०१२ से १०१७ तक सोरठ, मलार, केदारो, जयतश्रौ, 
आदि विविध रागों के नाम गिनाये गये हैँ, जिन्हे संगीतशास्त्र का कोई विशेषज्ञ 
ही समझ ओर समझता मकता है | सरसागर के प्रृष्ठ ३४२ पर सगीत के सप्त- 
स्वरों के नाम दिये है) । उसके पृष्ठ ३२४६ पर उपज्ज, ताल, मुरज, रबाब, 
बीना, किन्नरी, मुदज्ञ आदि बाजों के नाम भी आये है [२ 


संगीत संस्कृति का विशेष अग है | सश्कृतसमाज में ही संगीत का विकास 
समव है। पुष्टिसम्प्रदाय ने संस्कृति के इस पक्ष पर विशेष बल दिया था, जिसने 
उन दिनो समाज के अन्तगंत निवृत्ति के स्थान पर प्रवृत्तिपरायणता का प्रचार 
किया और उसकी खिलन्नता एवं उदासीनता को बहाकर उसे आशा, उत्फुल्लता 
एवं सक्रियता प्रदान की । 


साहित्य--सरस्वती के वरद पुत्र, सारत्वत सरदास के सम्बन्ध में 
साहित्य की चच। करना अनावश्यक ही नहीं, श्रनुपशुक्त भो है । उसके श्रमर 
काव्य सूरसागर की तमता करने वाला साहित्य विश्व में हंढ़ने से मिलेगा । 
ताहित्य-सिंधु की इतनी अधिक भाव-ऊर्मियाँ, इतनी अधिक कल्पना-तरणें, 
इतनी चारु चित्रात्मकता श्रौर विशद्‌ व्यंजना, इतना विस्तार और इतनी 
गहराई सरसागर के अतिरिक्त श्रन्य किस ग्रन्थ में है? काव्य कला का जो 
रमणीयतम, उज्ज्वलतम रूप सूरसागर में निखरा, वह हिन्दी साहित्य मेन 
उसके पहले दिखलाई दिया था और न उसके पीछे ही उपलब्ध हो सका |! 
वह युग हिन्दी साहित्य का स्वरणंयुग था और सूर निस्सदेह हिन्दी साहित्याकाश 
के सूर्य थे 
साहित्य में संस्कृति का सर्वोत्तम श्रोर सवाज्लीस रूप प्रस्फटित होता 
है | साहित्य और संगौत का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है [ साहित्य संगीत की 


१--सरसागर (ना०प्र०ण्स० १७६६) २--(ना०प्र०न० १६७७ और १७६८) 


[ ३७६ | 


लय में और संगीत साहित्य की नवववोन्मेषशालिनी भावधारा में अपना परम 
विशुद्ध प्रश्रय पाता हैं। इन दोनों का मणि-काश्वन संयोग सरदास में हुआ 
है | सर ने जिस संस्कृति का उद्घाटन, इस प्रकार, अपने व्यक्तित्व में किया 
वही सूरसागर में स्वतः परिणत एवं प्रतिफलित हो उठा | सर को पाकर ब्रज 
की सस्कृति और ब्रज की सस्कृति को पाकर सूर धन्य हों गये | संगीत श्रौर 
साहित्य के रूप मे ब्रज की सस्कृति को सर की अनुपम देन हे। सर के समय 
में श्रष्टछाप के कवियों तथा इस सम्प्रदाय से बाहर रहकर कार्य करने वाले 
श्रन्य कवियों ने भी साहित्य सूजन में अनुपम योग दिया है। 


साहित्य और संगीत के श्रतिस्कि ललित कलाश्रों में वास्ठ॒, मूर्ति और 
चित्र कलाओ की भी गणना है, पर ये प्रथम दो की अपेक्षा श्रवर कोटि की 
मानी गई है | वास्तु कला के थोड़े से दर्शन सुर्सागर के दशम स्कंध पूर्वाधे में 
मथुरा वर्णन के अन्तर्गत हो जाते है, जिसमें महलों पर पड़ती हुई सूर्य की 
किरणों, कंचन कोटि के कंगूरों, छुजों, उच्च श्रद्धालिकाश्ों, उन पर फहराती 
हुई ध्वजाश्रों और मथुरा को चारों ओर से घेरे हुए उपवन का उल्लेख है| 
दशम स्कंध के उत्तराध में जहाँ द्वारिका की शोभा का वर्णन हुआ है, वहाँ भी 
वास्तु कला का किंचित दिग्दशन हो जाता है। इत वर्णन में विद्र म और 
स्फटिक की पतच्चीकारी, कचन के मणि-खच्ित मन्दिर, उनमें नीचे के नर-नारी 
तथा ऊपर के पह्षियों के पड़ते हुए प्रतिबिम्ब, जल तथा स्थल पर विविध प्रकार 
के विचित्र रंग,बन, उपबन, फूल, फल, सरोवर, शुक, सारिका, हंस, पारावत, 
चातक, मोर, चकोर, पिक आदि पक्षियों का कल-कूजन, घर-घर संगीत की सरस 
ध्वनि आदि प्रसंग आये है | भूमि पर विविध प्रकार के रंग चित्रकला की ओर 
भी निदंश कर सकते हैं | व्रतों और पा के मनाने में भी चित्रकला का 
प्रचार होता रहा है| श्रावणी, श्रनन्त चतुदंशी, जन्माष्टमी, नौत्ता (नवरात्र) 
करवा चौथ, अ्रहोई, देवोत्थान आदि के अ्वत्तरपर ब्रज में त्रियाँ आज भी दीवालों 
पर तथा श्राँगन में ऐफपन और गेरू आदि के रंग से चित्र-स्वना करती है। 
देवी-देवताओं की पूजा के रूप में मूर्तिकला का भी उल्लेख श्रा जाता है। 
गौरी-गौरा की म॒र्ति पूजन के समय आज भी बनाई जाती है। बेसे भी उन 
दिनों ये सभी कलायें विकसित हो रही थी | श्रीनाथ का मन्दिर, आचायों 
की बेठक, मर्तियों की श्रक्ञार-सजा, मंदिरों की कॉँकियाँ, विविध कलाश्ों के 
विकात की ही सचक है। 

सरनिर्णय के विद्वान लेखकों ने प्वों, उत्सवों, काँकियों और सस्कारों 
के प्रचुर प्रमाण सर-साहित्य से निकाल कर अपने ग्रन्थ में एकन्र कर दिये हैं। 


[ रै८० | 


अतः हमने इस श्रध्याय में उनसे सम्बन्धित कुछ विशिष्ट प्रसंगां पर ही प्रकाश 
डाला है। सर भ्रीनाथ मन्दिर में कीत॑न के अध्यक्ष थे। वे प्रत्येक नवीन श्रव- 
सर पर नवीन पद बनाकर गाया करते थे | इन पदो से उन दिनों की प्रचलित 
प्रथाओ्रों, रीति-रिवाजों और आचार-व्यवहार का पयाप्त ज्ञान हो जाता है। 
ब्रज की संस्कृति पर भी इस रूप में इन पदों से विशद प्रकाश पड़ता है। 
सरसागर में ब्रज की महिमा कई स्थानों पर वर्णित है। नीचे लिखी 
पंक्तियों में ब्रज की परिक्रमा से सूर ने शारीरिक पापों का नष्ट होना 
लिखा हैः नल 
श्रीमुख वाणी कहत बिलम्ब अब नेक न लावहु | 
जज परिकरमा करहु देह को पाप नसाबहु || ३५। पृष्ठ १४८॥ 
सरसागर (ना०प्र०स० १११०) 
सुर ब्रजवांसियो के चरित्र की प्र शंसा करते हुए. लिखते है;-- 
कहाँ बसति हो बाबरो, सुनह न मुम्ध गेवारि। 
त्रजवासी कहा जानहीं, ततमस को व्यवहारि ॥३४॥ प्रृष्ठ २४४ । 
सुरसागर (ना»प्र ०स०२२३६ पृष्ठ ८१६) 
सूर के समय में तो ब्रजवासी तमोगुण से शून्य, सात्विक स्वभाव के थे 
ही, उनसे पूर्व भी हुयेनसांग के शब्दों में वे कोमल स्वभाव वाले तथा दूसरों के 
साथ श्रादरणीय व्यवहार करने वाले थे। वे परोपकारी, तत्वज्ञान के श्रध्येता 
श्रोर विद्या के प्रति सम्मान का भाव रखते थे |" ब्रज की सात्विक संस्कृति 
ब्रेजवासियों के सात्विक स्वभाव में परिलक्षित होती थी ) सूरदास के सरसागर में 
इसी संस्कृति के दशंन होते है 


्ै->हुयेनसांग का मथुरा बर्णन-श्रोक्ृभदत्त बाजप्रेयी के मधुरा-परिचय से | 


दशमस अध्याय 
सुरदास का परकती साहित्क पर 
प्रभाक 


सरदास का परवर्ती साहित्य पर ग्रभाव 


पुष्टिपथ की सेबाभक्ति श्रौर हरिल्लीला का जो स्वरूप सरदाम ने सर- 
सागर में खड़ा किया, उसका परवर्ती हिन्दी-साहित्य पर ग्रभूत मात्रा में प्रभाव 
पड़ा | राधा और कृष्ण का जो रूप सूर ने अकित किया है, उसकी श्रमिट 
छाप अन्य कवियों के काव्य-्रन्थों में दिखलाई देती है| केशव, देव, बिहारी, 
रसखान, घनानन्द, भारतेन्दु, रत्नाकर, वियोगीहरि सबके तब श्रपनी काव्य-सामग्री 
और भावाभिव्यक्ति के लिए; सर के बहुत कुछ ऋगणी हें 

सर के कृष्ण अपरिमित शोभा के भंडार है। वेसोद्य के सागर हैं। 
सुषमा का यह अक्षय खोत परम ब्रह्म के अ्रतिरिक्त और कहाँ हो सकता है? 
श्रतः कृष्ण साक्षात भगवान है| सर लिखते हैः 


शोभा सिन्धु न अन्त लद्दी रो 
नन्द भवन भरिपूरि उमेंगि चलि बज की बीथितु फिरति बही री॥ 


८ ८ ९ ५ 


जसुप्रति उदर अगाघ उद्धि तें उपजी ऐसी सबनि कही री। 
सुर स्याम प्रभु इन्द्र नीलमनि ज्रज बनिता डर लाइ गुद्दी री॥ 
सूरमागर ( ना» प्र० स० ६४७) 
महाकवि देव ने नीचे लिखे कवित्त में इसी भाव को इसी प्रकार गुफित 
किया है;-- 

सनों के परम पढु ऊनों के अनन्त मु, 

नूनों के नदीस नदु इन्द्रा कुरे परी। 
महिसा मुनीसन की संपत्ति दिगीसन की, 

इसन की सिद्धि त्रजबीथी बिथुरे परी॥ 
भादों की अधेरों अधराति मथुरा के पथ, 

पाय के संयोग देव देवक्की दुरे परी॥ 


| रेड | 


पारावार पूरन अपार परन्रह्म रासि, दि 
जझुदा के कोर इक बार ही कुर परी ॥ 

समुद्र समुद्र से ही उत्पन्न हो सकता है| इसी कारण सूर शोभा के इस 
श्रपार सिंधु को यशोदा के उर रूपी उदधि से प्रकट हुआ कहते है। उधर देव ने 
यशौदा की क्रोड़ में परबह्म रूपी अपार पाराबार को लाकर रख दिया है। जहाँ 
अपार पारावार स्थान पाता है, उस क्रोड़ का बारापार कौन जान सकता है ! 
दोनों ही कवियों की रचनाओं में यह पारावार ब्रज की ब्रीथियों में बहा-बहा 
फिरता है | 


श्रीमद्धभागवत, हरिवश, वायु पुराण तथा श्रन्य पुराणों के आ्राधार पर 
श्रीकृष्ण की जिस बाँकी छवि का सुर ने स्वानुभूतिगम्थ अभिव्यंजन किया है, 
वह ज्यों का त्यो रीतिकालीन कवियों के काव्यों में होता हुआ आ्राज तक के हरि- 
श्रौध, वियोगीहरि, रत्नाकर प्रभुति कवियों के काब्यों में चला आया है। नीचे 
कुछ उदाहरण दिये जाते हैँ:-- 


गोरज बिराजे भाल, लहलही बनमाल, 
आगे गेयां, पाछे ग्वाल, गावें मृदु तान री । 
तेसी धुनि बाँसुरी की मधुर मधुर तेसी, 
बंक चितवनि मन्द-मनन्‍्द मुसकान री ॥ 
कदम विटप के निकट, तटिनी के तट, है 
अटा चढ़ि देखु पीतपपट फहरान री । 
रस बरसावे, तन तपन बुमाबे, 
नेन आननि रिम्तावे वह आधे रसखान री ॥-रसखान 
इन्दीवर दलनि मिलाइ सोनजुही गुद्दी, 
सुद्दी माल हाल रूप गुन न॒ परे गने। 
पीरी ये पिछीरी, छोर सीस पे उल्लटि राखें, 
केसर विचित्र अंग रंग भाव सो सने ॥ 
मुरली में गौरी धुनि टेरि धन आनन्द हे, 
तेरे द्वार टहकनि ऊधमधघने ठने । 
हा; हा, हे सुजान ! आजु दीजे प्रान दान नेंकु, 
आवत गुपाल देखि लीजे बन तें बनें |-श्रानन्दघन 
कटि किंकिनि, सिर मोरमुकुट बर उर बनमाल परी है। 
ऋरि मुसक्यान, चकाचोंधी, चित चितबनि रंग भरी है ॥ 


है 


| रे८४ | 


सहचरिसरन, सुविश्व विभोहिनि मुरल्ली अधर धरी है। 
ललित त्रिभंगी सजल मैघ तनु मूरति मंजु खरी है ॥-सहचरिशरण 
लटकि लटकि मनमोहन आवनि | 


भूमि कूमि पग घरत भूमि पर गति मातंग लजावनि ॥ 
गोखुर र॑ंनु अंग अंग संडित उपसा हग सकुचावनि । 
>< >< >< >< 


मुक्तमाल उर लसी छबीली, मनु बग पॉति सुहावनि | 

रुनन मुंनन किकिनि धनि मानो हंसनि को चुहचावनि।। 
जंधिया लस॒नि, कनक कछनी ५, पटुका ऐंचि बंधावनि 
पीताम्बर फहरानि मुकुट छवि नटवर वेष बनावनि || ललितकिशोरी 


सीस मुकुट कटि काछनी, कर मुरत्ली उर माल । 
यह बानिक मो सन बसों, सदा बिहारीलाल ॥-बिहारी 


पायन नूपुर मंजु बज, कटि किंकिनि में धुनि की मधराई । 
साँवरे अंग लसे पटपीत, हिये हुलसे बनमाल सुहाई ॥ 
माथे किरीट, बड़े ह॒ग चंचल, मंद हँसी मखचन्द जुन्हाई 

जे जग मन्दिर दीपक सुन्दर श्री त्रजदूलह देव सहाई ॥-देव 


मरली लक्ुट बारे, चंद्रिका मुकुट वारे, 
रित हमारे दगे राधिका रमन जू -हरिश्चन्द्र 


वह मरली अधरान की, वह चितवन की कोर। 
सघन कुंज की वह छुटा, अरु वह जमन हिलोर।। 
पीत पटी लिपटाइ के, ले लकुटी अभिराम 
बसहु मन्द मसिक््याइ उर, सगुन रूप घनस्याम ॥। 
मकराकृत कुंडल खस्रवन, पीत बरद तन इस । 
सहित राधिका मो हृदय, बास करों गोपीस ॥-सत्यनारायण 
ऊपर उद्ध त छन्दों में कृष्ण की जो छुवि वर्णित हुई है, उसमें वही 
मोर मुकुट है, वही पीतांबर हैं, वही काछनी है, वही किकिणो और बनमाल 
है, वही मुरली और नट्बर जैना वेष है, णो सुरसागर में पाया जाता है। सूर 
से पूव विद्यापति की पदावली में भी कृष्ण की ऐसी ही छवि अंकित हो चुकी 
थी, पर विद्यापति का इधर ब्रजया उत्तराखड में कोई प्रभाव परिलक्षित नहीं 
होता । विद्यापति पूर्वीय प्रान्त को ही श्रपनी मधुर पदावलि से भंकृत करते रहे ! 
उत्तराखड में तो सूर की बीणा की ही अमद, सरभ ध्वनि गूँजती रही । इधर 


| ३८६ ] 


के कवि उस महाप्राण की रचनाश्रों से ही श्रनुप्राणित होते रहे | हरिलीला का 
गायक और कृष्ण का अनन्य भक्त सर उत्तराखण्ड के कवियों के मानस 
और हृदय पर विगत ४०० वर्षों से राज्य कर रहा है | उसकी काव्य-ज्योति आज 
तक जनता के हृदयों को श्रालोकित कर रही है। उस बॉके बिहारी की बाकी 
छुवि का उद्घाटन करता हुआ वह कहता है:--- 


देखि सखी बन तें जु बने ब्रज आवत हैं नद्‌ नन्‍्दन। 
सिखंड सीस, मख मग्लि बजावत, बन्यो तिल्षक उर चंदन | 


२५ २५ २५ २५ 


सजल मेघ घनस्याम सभग वपु तडित बसन उर माल | 
सिखि सिर्खंड, तन धातु विराजति समन सुगन्ध प्रवाल ॥ 
कछुक कूटिल कमनीय सघन सिर गोरज मडित केस । 
सोमित मनु अम्बुज पराग रुचि रंजित मधुप सुदेस॥ 
कुडल किरनि कपोल लोल छवि नन कमल दल सीन | 
प्रति अंग अंग अनंग कोटि छबि सुन सखि परम प्रवीन ॥ 
अधर मधर मुसक्यानि मनोहर करति सदन सन हीन। 
सरदास जहें दृष्टि परति है होति तहीं लवलीन ॥ 
सूरतागर (ना०प्र०्स० १०६४) 
»< )< >< »< 
नटबर बेस काछे स्याम । 
पद्‌ कमल नख इन्दु सोभा ध्यान पूरन काम । 
जानु जघ सुघट निकाई नाहिं रम्भा तूल। 
पीत पट काछनी मसानहुँ जलज केसर भूल || 
कनक छुद्गाबली पंगति नाभि कटि के मीर 
मनहेँ हंस रसाल पंगति रहे हैं हृद तीर ॥ 
मलकि रोमावजल्नी सोभा ग्रीव मोतिनहार। 
मनहूुँ गंगा बीच जमुना चली मिलि के धार ॥ 
सूरतागर ( ना० प्र० स० २३७३ ) 
सूरदास के इन पदों में जो श्रभिनवता, ज़ो ताजगी ओर जो रमणीयता 
है, बह उनके निर्माण काल से लेकर श्राज तक बनी हुईं है | ऊपर जो श्रन्य 
कवियों के छुन्द उद्ध त किये गए हैं, वे वस्तुतः सूर के पदों की जूठन ही प्रतीत 
होते है | सर की भाव-राशि श्रमन्द आलोक से ज्योतित हो रही 


| रेप७ | 


मेरे नेंना विरह की बेलि बह । 
सींचत नेन नीर के सजनी मूर पताल गई ।। 
सूरसागर (ना०प्र०त० ३८६४) 
सुर के इत पद के श्राधार पर कविरत्न सत्यनारायण ने निम्नांकित 
काव्य पक्तियाँ लिखी हैं;--- 
कृष्ण विरह की बेलि नई तो डर हरियाई। 
सोचन अश्र विमोचन दोड दल बल अधिकाई ॥ 
पाइ प्रम रस बढ़ि गई तन तरूु लिपटो धाइ। 
फेलि फूटि चहुँघाँ छुई विथा न बरनी जाइ। 
अकथ ताकी कथा 
दोनों स्थानों पर विरह का वर्णन है। पृष्टिमार्गीय भक्ति में मधुर 
रस के संयोग ओर वियोग दोनो पक्ष आते है। सूर का वियोग-वर्णन हिन्दी 
साहित्य में अद्वितीय है । कविवर सत्यनारायण जी की पंक्तियाँ सूर काव्य की 
छाया लेकर लिखी गई हैं | उनके शब्द और भाव दोनों पर सर का स्पष्ट 
प्रभाव दिखाई देता है। सत्यनारायण जी भावुक कवि थे | संयोगी होते हुए 
भी वे विरह का अधिक अनुभव किया करते थे । उनके जीवन की परिस्थिति 
देववश, कुछ ऐसी ही बन गई थो | उनके लिखे हुए “माघ ! आप सदा के 
२ टेक से प्रारम्भ होने वाले पद में भी सर की सख्य-मक्ति से सगबोर 
“ऊघो, कारो कृतहि न मानें?--जैसी परदावलि की स्पष्ट छाया दिखलाई 
देती है । 
भारतेन्दु दग्श्निन्द्र तो बल्ल म सम्प्रदाय के अनुयायी ही थे। नीचे लिखी 
पंक्तियों में उन्होंने श्राचायं बल्लयम श्रोर गोस्वामी बिट्ठल नाथ के प्रति श्रपनी 
अतुत्त आस्था प्रकट की हैः--- 
श्री बल्लम बल्‍लम कहौ, छाॉँड़ि उपाय अनेक | 
जानि आपुनों राखि हैं, दीनबन्ध की टेक।॥ 
जो पे श्री बललम सतहिं न जान्यों। 
कहा भयो साधन अनक में परि के वृथा भुलान्यो ॥ 
५८ >< >< ५८ 
हरी चन्द श्रो बिठ्डल बिनु सब जगत मूठ करि सान्‍्यों | 
शअतएव भारतेन्दु हरिश्वन्द्र जी की स्वनाओं में यदि. सर द्वाग प्रकदी- 
कृत पुष्थ्मागोय मक्ति के सिद्धांतों का प्रभाव दिखाई दे, तो कोई श्राश्वय की 


[ रैप८ |] 


बात नही है । भारतेन्द ने सर के काव्य की भाँति वेश-गीत, होली, चन्द्रावलि 
की यक्तियों में खडिता नायिका के चित्र, प्रेम-प्रसंग आदि अनेक विप्रयों पर 
कवितायें लिखी है ! सर ने नेत्रों पर बड़ी सुन्दर वक्रोक्तियाँ लिखी है। भार 
तेन्दु ने भी उनके अनकरण पर नेत्रों पर उसी प्रकार की वक्रता लिए. करे 
पदों की स्वना की है | कुछ उदाहरण लीजिये'-- 


सखी ये नेना बहुत बरे । 

तबसों भये पराये हरि सो जबसों जाइ जुरे॥ 
मोहन के रस बस हुवे डोलत, तल्फत तनिक दुरे। 
मैरी सीख प्रीति सब छाँड़ी, ऐसे ये निगुरे।। 


भई' सखि ये अखियाँ बिगरेल | 

बिगरि परी, मानति नहिं, देखे बिना साँवरों छेल।॥ 
भई'* मतवारि धरति पग डगमग, नहिं समति कुल गेल | 
तजिके लाज, साज गरुजन की, हरि की भई रखेल || 
निज चवाब सुनि ओरहुं हरखति करति न कछु मन मेल । 
हरीचन्द सब संग छाड़िक, करहिं रूप की सल्ल ।! 


सखी ये अति उरमोंहे नेन । 
उरभि परत सुरमूयौ नहिं जानत, सोचत समुमत हैं न ॥ 


इन पदों में हरिश्चन्द्र जी ने सूर की पद्धति का ही श्रनुसरण किया है। 
थे उन्हें बिगरैल, बुरे और उत्तकने वाले कहते हैं। सर ने नेत्रों को कहीं चोर 
कहीं अ्रमर, कहीं शिशु, कहीं खवच्छुन्द, कही लोभी, कही श्रनुरागी, कही 
मग आदि न जाने कितने रूपों में अनभव किया है | सर के नीचे उदधरत 
पदों की भाव-राशि पर दृष्टिपात कीजिये:--- 


(१) मोहन बदन विलोकत अखियन उपजत है अनुराग । 
सूरसागर (ना०प्र०स० २३६४) 


(२) हरि मुख निरखत नेन भुलाने । 
ये मधुकर रुचि पंकज लोभी ताही ते न उड़ाने ॥ 
सुरतागर (ना०प्र०स० २३१६) 
(३) चितवन्नि राके हू न रही। 
स्थामसुन्द्र सिधु सन्‍्मुख सरित उ्मंगि बही ॥ 
सुरसागर (ना०प्र०्त० २३८१) 





| रैप& । 


(४) लोचन टेक परे सिसु जैसे । 
माँगत है हरि रूप माधुरी खोज परे हैं नसें। 
बारम्बार चलावत उत ही रहन न पारऊँ बेसें। 
जात चले आपुन ही अब लो राखे जेसे बेसें।॥। 
कोटि जतन करि करि परबोधति कह्मों न मानहि केसे । 
सूर कहूँ ठग मूरी खाई व्याकुल डोलत ऐसे ॥ 
सुरसागर (ना“प्र०्त० २६७७) 


(४) अंखियाँ हरि के हाथ बिकानी 
मृदु मुसकानि मोल इन्ह लीन्‍्ही यह सुनि सुनि पछितानी।। 
केसे रहति रही मेरे बस अब कछु ओर भाँति। 
अब वे लाज मरति मोहि देखत मिल्ति बेठी हरि पाँति ॥ 
सपने की सी मिलनि करति हैं कच्च आवति कब जाति । 
सूर मिली ढरि नन्‍्द नन्‍्दन को अनतत नही पतियाति ॥ 
सूरसागर (ना०प्र०्त० ३०२०) 


पुष्टिमार्गीय भक्ति रागानुगा कहलाती है, जिपतमें लौकिक, बेदिक 
सभी मर्यादायें पीछे रूजाती है। हरिश्चन्द्र जी ने इस सिद्धान्त को कुल-गेल 
लाज, गुरुजन का साथ शआादि को छोड़ने में प्रकः किया है और सूर ने 
कहना न मानना, ठगमूरी खाना, हरि के हाथ विकना, किसी मर्यादा का 
विश्वास न करना और मुरली श्रादि के ग्रसंगों में तो लोक वेद-कल-कानि को 
छोड़ देना आदि स्पष्ट शब्दो द्वारा श्रभिव्यंजित कया है | 

भारतेन्दु का यह पद---“रहै क्‍यों एक म्यान श्रसि दोय । जिन नैनन में 
दरि रस छायो तिहि क्यों भावे कोय!--भी सुर के इस पद की ही छाया है।-- 
“ऊधो, मन न भयें दसबोस । एक हुती। सो गयीौ स्थाम संग, को आरधे ईल ॥' 
इसी प्रकार-रंग दूसरी ओर चढ़ेगो नहीं, श्रलि साँवरो रंग रंग्यो सो रंग्यो ||! 
यह पक्ति भी-'सरदास काली कामरि पे चढे न दूज। रंग! के अनकरणु पर लिखी 
गई है। भ्रमरंगीत “म्बन्धी कई पंक्तियाँ सी इसी प्रकार की है। 


'का--33943. 9342 09९३७०+ ७०७» 3 >पाा.इपानद काकगफपनकककक५सम«»पी+>-ाण,. फनीनान+ कब 3५ धम 7 कप हक जनम कक. ली सिननगाक व जला गिनजक पा. विनटानियी >2न्‍ 3 ननरमन«-ेकानन *नन..3 सना. ल्‍तीन लाना... निननी-.ध>»०ा-नक+3->नन-+मे++मम+क कानन+ननक गाए नि जिन चिकन 


१--दोनों भक्तों की नीचे लिखी पंक्तियाँ इस विषय में ध्यान देने योग्य हैः-- 
सूर--लोक वेद कल कानि निदरि के करत आपनों मायौ ॥ 
हरिश्चन्द्र--प्रीति की रीति ही श्रति न्यारी। 
लोक बेद सब सों कछ्ु उल्टी, केवल प्रेमिन प्यारी | 


[ ३६० | 


भारतेन्दु की भाँति महाकवि देव फी स्चनाश्रों पर भी सर काव्य का 
वियुल प्रभाव पड़ा है| मर का नौचे लिखा दोहा अत्यन्त प्रसिद्ध 
बॉह छुड़ाये जात हो निबल जानि के मोहि। 
हिरदे तें जब जाइहो मरद्‌ बदोंगो तोहि॥ 
ढेव ने इसी दोहे के आधार पर नीचे लिखा सबेया बनाया है;-- 
रावरों रूप रम्यो भरि बेनन, बेननि के रस सों श्रति सानी 
गात में देखत गात तुम्हारेइ, बात तुम्हारेइ बात बखानी ॥ 
ऊधो हहा हरि सों कहियो तुम, हौ न इहाँ यह हों नहिं मानों | 
या तन ते बिछुरे तो कहा, मन तें अनतें जुबसो तब जानो ॥ 
सर के एक पद में नीचे लिखी पंक्तियाँ श्राती है 
नयो नाहु नयो नेहु नयों रस नवन कुंबरि वृषभान्तु किशोरी । 
नयो पीताम्बर नहे चूनरी नइनई बूँदनि भीज़ति गोरी ॥ 
सूरसागर (ना०प्र०स० १३०३) 
देव ने इन्ही पंक्तियों के श्राधार पर यह सबवेया लिखा हैः-- 
गौन भयो दिन चारि नयों, दिन वे नव यौवन ज्योति समाते ॥ 
दे खये देव नयेई नये नित भाग सुभाग नये मदमाते॥ 


»< ५८ ५८ ५८ 
नाह नये ये नयी दुल्लही, ये नये नये नेह नये नये नाते॥ 
सूर लिखते हैँ;-- 


गोकुल सबे गोपाल उपासी। 
जोग अंग साधत जेऊधो ते सब बसत इंसपुर कासी॥ 
> >< >< ५८ 
का अपराध जोग लिखि पठव॒त, प्रेम भजन तजि करत उदासी | 
सरदास ऐसी को बिरहिनि माँगति मुक्ति तजे धन रासी॥ 
सूरतागर (ना“०प्र०्स० ४४४६) 
सर के इस पद में गोपिकाय सीधे-सादे ढंग से उद्धव के सामने अपना 
निवेदन उपस्थित कर रही है | वे कहती है, हमारा ऐसा क्या अपराध है, जो 
कृष्ण हमारे प्रेम-भजन के स्थान पर योग का उपदेश हमारे लिये भेज रहे हैं ! 
यहाँ ऐसी विरहिणी है ही कौन, जो श्रीकृष्ण जैसे अपने सर्वस्व धन को छोड़कर 
मुक्ति की याचना करे! प्वर्गीय रनाकर जी ने सूर की इस उक्ति को लेकर नीचे 


[ ३१४६१ | 


लिखा कवित बनाया है, जो सूर के पद से कला-सम्बन्धी मूल्य में कुछ अधिक 
ही है:--- 
नेम त्रत संजम के पींजरे परे का, 
जब लाज कुलकानि प्रतिवंधहि निवारि चुकी । 
कौन गुन गौरव को लंगर लगाबे, 
जब सुधि बुधि हूको भार टेक करि दारि चुकी ॥ 
जोग रत्नाकर में साँस घूंटि बूड़ो कौन, 
ऊधो हम सूधो यह बानक बिचारि चुकों। 
मुक्ति मुक्ता को मोल माल ही कहा है, 
जब मोहन लला पे मन मानिक ही बारि चुकीं | 
जब मन रूपी माणिक्य ही मोहन पर न्योंछ्रावर कर दिया गया, तो 
मुक्ति रूपी मोती का मूल्य ही क्या रहा ! 
सूर ने विरह वर्णन में गापिकाशं की अश्रधारा से परिता का निर्माण 
किया है:--- 
केसे पनिघट जाऊँ सखी री, डोलों सरिता तीर। 
भरि भरि जमुना उमढ़ि चलति है इन नेनन के नीर !। 
सूरसागर (ना०प्र०छ० ३८६३) 
तम्भवतः सूर ने जयदेव की नीचे लिखी पंक्तियों क्रे श्राधार पर इन 
भाव को अपनाया होगाः--- 
सर्वे व्वद्‌ विरहेश हन्त नितरां गाविन्द दैन्यं गताः। 
किन्त्वेका यमुना कुरंग नयना नेत्राम्बुमिवेधते ॥ 
तोप ने इत उक्ति को सूर से लेकर नीचे लिखा कवित्त प्रस्तुत किया हैं: --- 
गोपिन के अंसुवान को नीर, पनारे बहे वहि के भये नारे | 
नारेन हू सो भई नदियाँ, नदियाँ नद हे गये काटि कगारे।। 
बेगि चलो,तौ चलौ त्रज कों,कवि तोष कहै,त्रजराज दुलारे | 
वे नद चाहत सिधु भये,अब नाहीं तो हे हैं जलाहल भारे।। 
सूर ने आँसुओं से नदी का ही निर्माण किया था, तोय जी ने तो एक 
से दो, दो से तीन श्रौर तीन से चार का क्रम भिड़ाकर पहले पनार, फिर 
नदियाँ, उसके पश्चात्‌ नद श्रीर नद से स्षिधु बनाने का उपक्रम किया है। 
तोष जी के कवित्त में अतिरायोक्ति की मात्रा अवश्य अधिक है, पर भाव की 
तीतना तो सूर के पद में ही है| सर प्रौर जयदेव दोनों ने यमुना में नेत्राश्रुय्रो 
के द्वारा बाढ़ उपस्थित कर दी है । 


[ ३६२ '] 
सर का एक पद है;-- 
जोग ठगोरी त्रज न बिकेहे । 
)< )८ )< >< 


४. कक 


दाख छॉड़ि के कटुक निबोरी को अपने मुख खे है । 

सूरसागर (ना०प्र०स० ४२८२) 
बिहारी ने इसी पद के आधार पर नीचे लिखा दोहा बनाया हैं।-- 
तो रस राच्यो आन बस, कहयो कुटिल मति कूर । 
जीभ निबौरी क्यों लगे, बोरी चाखि अंगूर | 


इसी प्रकार:-.- 
वितई चपल नन की कोर। 
५८ २८ ५८ ५९ 


कहुँ मुरली, कहुँ लकुट मनोहर, कहुँ पट, कहूँ चन्द्रिका मोर । 
सुरतागर (ना“प्र०स० ३३४७) 
सूर की इन पंक्तियो को लेकर बिहारी ने निम्नांकित दोहा लिखा है:-- 
कहा लड़ ते दहृग करे, परे लाल बेहाल । 
कहुँ मुरल्ली,कहुँ पीत पट, कहूँ लकुट,बनमाल ॥। 
सूर के नीचे लिखे पद का भाव ज्यों का त्यों घनानन्द जी की रचना 
में पाया जाता हैः-- 
सखी इन नेननु ते घन हारे | 
बिन ही ऋतु बरसत निसि-वासर सदा मलिन दोड तारे॥ 
सूरसागर (ना०«प्र०स० ३८४२) 
धनानन्द जी लिखते हैं:-. 
घन आनन्द जीवन मूल सुजान की कोधन हू न कहेँ दरसें । 
>< )९ > >९ 
बदरा बरसे ऋतु में घिरि के, नित ही अखियाँ उघरी बरसे ॥" 


कर जन>क-मणउका+पकरान मारकर. पेपमपकाएकनबन्‍रकाततननामकयापताप पहन कक 


१--ऊपर के पद में सुर ने व्यतिरेक द्वारा नेत्रों का वर्षो से साम्य स्थापित 
किया है। घनानन्द ने इस सवैये में व्यतिरिक के साथ श्लेष एवं विरोधाभास 
के द्वारा उन दोनों में बैसा ही साम्य स्थापित किया है। 'उघरी? शब्द 
श्लिष्ट है तथा विरेधाभास का हेतु है। 


[, रैध्३े | 


धनानन्द के नौचे लिखे कवित्त पर भी सूर की छाया पड़ी हो$+-+ 
सुधा तें सबत विष फूल तें जमत सूल;, 
। तम उगिलत चंद भई नह .रीति है। 
जल जारे अंग और राग करे सुर भंग, 
संपति विपति पागे बढ़ी विपरीति है ॥ 
इस कवित्त में विरह का वंणन है । विरह में वे सभी वस्तुयें दुखदायिनी 
प्रतीत होने लगती है, जो सयोग में सुखंदायिनी थी। सूर ने इसी पद्धति पर 
बहुत पहले ये पं क्तियाँ लिखी थी:--- 
बिनु गापात बेरिनि भई झुंजे । 
तब ये लता लगति अति सीतल अब भई विषम ज्वाल की पुंजें ॥ 
सूरसागर ( ना०प्र ०० ४६८६) 
चातक आदि पर कुछ अन्य उक्तियाँ सी घनानन्द ने सूर से ली है। 
पीछे हमने महाकवि देव की स्वनाओं पर पड़े हुए सर के काव्यप्रभाव 
की चर्चा की हे । यहाँ हम दोनों की कृतियों में से भावधाम्य-सूचक कुछ श्रन्य 
छुन्द उपस्थित करते है। देव लिखते हैः-- 
बरुनी बघम्बर में गूदरी पलक दोऊ। 
कोए राते बसन, भगोंहे भेप रखियाँ॥ 
बूड़ी जल ही में, दिन जामिनि हू जागें। 
भोहें धूम सिर छायो, बिरद्यनल बिलखियोँ | 
असुवा फटिक माल, लाल डोरी सेल्द्दी पेन्हि । 
भट्ट हैं. अकेली तजि चेली संग सखियों ॥ 
दोजिये द्रस देव, कोजिये संजोगिनी । 
ए जोगिनी हे बेठी हैं बियोगिनी-की अँखियाँ॥ 
देव का यह कवित्त सर के नीचे लिखे पद के आधार पर' बना प्रतीत 
होता है।-- 
ऊधों, करि रहीं हम जांग | 
कहा एतो बाद ठानें देखि गोपी भोग ॥ 
सीस सेली केश मुद्रा कनकबीरी बीर। 
बिरह भस्म चढ़ा[इ बेठीं, सहज कंथा चीर॥ 
हृदय सींगी, टेर मुरली, नेन खप्पर हाथ । 
धाहते हरि दरस भिज्षा दर दीनानाथ ॥ 


[ ३६४ ] 


थोग कौ गति युक्ति हमपे सर देखो जोय । 
कहत हमकों करन योग सो योग के सो होय |। 
सरसागर (ना०प्र०त० ४३१२) 
इसी प्रकार “हम अलि गोकुलनाथ श्रराध्यौ”, शीर्षक सुर के पद को 
दृष्टि में रखकर देव ने* “हो तो देव॑ ननन्‍्द के कुंबर, तेरी चेरी भई, मेरौ 
उपहास क्‍यों न कोटिन करि मरो??--इस चरण से अन्त होने वाले कवित्त को 
लिखा है। देव के एक कवित्त का यह अ्रन्तिम चरण प्रायः कवियों की जिह्मा 
पर विद्यमान रहता है: “बड़े-बड़े नेननि सो, आ्रँस भरि-भरि ढरि, गोरौ-योते 
मुल श्राणु ओरौ सी बिलानों जात |”? सुरदास देव से बहुत पहले ही इस भाव 
को निम्नांकित पद में लिख चुके थे;-- 


देखियत चहुँ दिस ते घन घोरे। 
मानों मत्त सदन के हथियनु बल करि बन्धन तारे ॥ 
>< ५८ >< >८ 
अब सुनि सूर कान्ह केहरि बिनु गरत गात जेसे ओरे ॥ 
सूरसागर (ना“प्र०सत० ३६२१) 
राघा और माधव की भेंट दोनों के लिए, परस्पर आकर्षण का हेतु बन 
गई । दोनों एक दूतरे के रूप श्रीर गुणों पर रीक गये । नवीन स्नेह था, अ्रतः 
दोनो का मोह-मुग्ध मन प्रेम-पाश में ऐसा श्राबद्ध हुआ कि राधा माधवमय बन गई 
श्रौर माधव राधामय | सूर इस भावना को नीचे लिखे पद में गुभ्फित करते हैं:-- 
घा माधव भेंट भहे । 
राधा माधव,माधव राधा, कीट भ्ग गति हे जु गई।। 
माधव राधा के रंग राँचे, राधा माधव रंग रह। 
माधव राघा प्रीति निरन्तर, रसना कहि न गईदटे ॥ 
ओ८- ५८ भ< )< 
सूरदास प्रभु राधा माधव, त्रज विहार नित नई-नई । 
सुरतागर (ना०प्र०ण्स० ४६१०) 
देव ने इसी पद को मधर भावना और शब्दावलि को लेकर निम्नाकित 
पंक्तियाँ लिखी हैं 
दोउन को रूप गुन दोऊ बरनत फिरें, 
घर न थिरात, रीति नेह को नई नहे। 
१--ब्रज माधुरीसार, पृष्ठ ४६०, छुन्द २३ 





[ ३१६४ ै 


मोहि मोहि मोहन को सन भयौ राधामय, 
राधा मन मोहि मोहि मोहन मई मई ॥ 
... सूर ने मुरली पर बड़ी ही मनोहारी पदावलि प्रस्तुत कौ है। मुरली 
जैसे ही बजती है, गोपिकायें वैसे ही अपने कामकाज को छोड़ कर उस्त वशी- 
वादक की ओर चल देती हैं | उन्हे न श्राभूषणों का ध्यान रहता है, न वल्लों 
का; न घर के साज-सामान का और न॒श्रपने सम्बन्धियों का। वंशी की ध्वनि 
में कुछ ऐशा ही अ्रद्भुत श्राकर्षण है । सूर लिखते हैः-- 
मुरज्ञी स्याम अनूप बजाई। विधि मर्यादा सबनि झुलाई॥ 
निशि वन को युवती सब घाई। उलटे अंग अभूषण ठाई॥ 
कोऊ चलि चरन हार लिपटाई | अगिया कटि लहँगा उर लाई।। 
सूरसागर (ना०“प्र०स० १६०७) 
तथा 
सूर स्याम मुख बेनु मधुर सुनि उलदे सब व्यवद्ार । 
सूरसागर (ना०प्र०त० १६८४) 
(ना०प्र०स० पद संख्या १७६८ की प्रथम १६ पंक्तियाँ मी इसी भाव 
पर देखने योग्य हैं |) 
देव की गोपिकार्य भी मोहन की मधुर मुरली-ध्वनि से इसी प्रकार 
प्रमावित होती हैं | वेश-नाद सुनते ही उन्होंने:-- 
भूषननि भूलि पेन्हे, उल्तदे ढुकूल देव, 
खुले भुजमूल, प्रतिकूल विधि बंक में ॥ 
चूल्हे चढ़े छोड़े, उफनात दूध भाँडे, 
उन सुत छोड़े अंक, पति छोड़े परजंक में, 
देव जिसे भूषणों का भूल कर तथा दुकूलों का उलवकर पहिनना लिखते 
है और इस प्रकार वर्णन को सामान्यता दे ढेंते है, सूर उसे विशिष्टता तथा 
निरावरणता ठेकर स्पष्ट प्रकट कर देते है। वे आभूषण, वस्त्र तथा अंगों का 
नाम भी ले देते है | देव के कवित में चित्रमयता सूर के पद से कम नहीं है। 
उनका समस्त वर्णन तुल्ययोगिता तथा भाव-समुच्चय का उत्कृष्ट उदाहरण हे | 
सुर की गोपिकायें मुरली को सौति (सपत्नी)" समझो हैं, तो देव की गोपि- 
कार्ये उसे “बेरिनि बजी है बन बाँसुरी” कह कर पुकारती है। 


अनननानणनननना मीट तपनन का कननतनान नल ताज वनिनानता ललननिनननन कल्कि लय फल न नि नीपन मनन नानक ननतन-+ व फस-...लकेकाल-क्फनपर७४समनपक पपफमक मकर फीकन 


१--सूर श्याम निकुछतें प्रकटी बेंसुरी सौति भई आई ||७४०॥ एष्ठ १६० 
सुरतागर (ना“०प्र०्स० १५७४) 
झ्रंखियन ते मुरली अ्रतिप्यारी वह ब्रेरनि यह सोति॥ 
सरसागर ( ना०ग्रशस० ३२९२७) 


| रेश६ | 


सूर के भाव-भरित भक्ति-सम्बन्धी उद्गारों में अनुभूति की इतनी श्रधिक 
तीव्रता थी कि वे सर के मुख से निकलते ही इस देश के वायुमंडल में फेल 
गये श्रौर भावक भक्तो, कवियों तथा सगीतज्ञो के कंठ-हार ही नहीं, हृदय-हार 
भी बन गये | ये उद्गार प्रधान रूप से पुष्टिमार्गीय भक्ति श्रौर हरिलीला से 
सम्बन्ध रखते है | हरिलीला में भी वात्सल्य और श्रज्ञारपर्कत पदो की प्रमुखता 
है | रीतिकाल में श्रधिकतर राधाकृष्ण की शरज्ञास्सयी लीला को ही लिखने 
वाले कवि उत्पन्न हुए | उनमें से कुछ भक्त भी है। पर विशुद्ध भक्तिमावना 
से जेरित होकर लिखने वालों की संख्या अल्प हैं। अधिकांश कवि तो यही 
सोचकर कविता लिखते रहे कि “आगे के सुकवि रीकभिहें तो कविताई न ठु 
राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानों है |” वस्तुतः उस थुग के अ्रधिकांश कवियों 
के लिये राधा और कृष्ण का नाम लेना बहाना ही था। इन नामों की आड़ 
में उन्होंने अपनी वासनामयी प्रवृत्ति का ही उद्घाटन किया है। हाँ, कबवित्व 
की दृष्टि से उनकी स्वनाये प्रायः उच्चकोटि की बन पड़ी है। सूर का प्रभाव 
लगभग सभी कवियों पर व्यापक रूप में दिखलाई देता है। संभव हैं, किसी कवि 
ने भागवत के अ्रध्ययन या श्रवण से भी श्रपनी भाव-राशि ग्रहण कौ हो, पर 
शैलीगत विशेषता तो उसने सुर से ही ली है, इसमें संदेह नहीं । 


एकादश अध्याय 


सूर साहित्य की विशेषताये 


सर साहित्य की विश्येषताएँ 


काव्य की कोटियों पर विचार करने से ज्ञात होता है कि इन कोटियों 
के निधारण करने में विद्वानों ने अपनी रुचि विशेष के अनुकूल प्रयत्न किया 
है | किसी को अलंकारमयी रचना श्रच्छी लगी है, तो किप्ती को विविध शब्दा- 
वलि से विभूषित नाना-छुन्द-प्रश्तारमयी कृति ने आकर्षित किया है । किसी को 
वाच्याथ में ही समस्त श्रथों की प्रतीति हुईं है, तो किस्ती को व्यग्यमयी सूक्तियो 
में कवित्व के दशन हुए है| इन सब वादों के होते हुए भी रसको काव्य की 
श्रात्मा असदिग्ध रूप से प्रायः सभी ने स्वीकार किया है। 


कुन्तक की वक्रोक्ति और आनन्दवर्धन एवं श्रभिनव गुप्त का अ्रभि- 
व्यजनावाद रस-कोटि के निकट आ गए हैं | महात्मा सूरदास की र्वना रस- 
मयी हैं, इससे तो कोई भी सहृदय पाठक असहमत नहीं है। उनका सूरतागर 
वस्‍्तुत* वात्तल्य और श्रद्धार रस का अ्रगाघ सागर हे । एक ही क्षेत्र के विविध 
रूप भावों को जो राशि सूरसागर में सन्निहित है, वह अन्यत्र ढूंढने से 
मिलेगी । 
बात्सल्य--वात्सल्य रस की पूण प्रतिष्ठा करने का श्रेय तो महात्मा 
सूरदास को ही दिया जा सकता है| वे इस रस के धनी है | उनके सूरसागर की 
प्रख्याति एबं प्रचार के प्रमुख कारणों में उनका वात्सल्य रस का चित्रण भी 
है| सूर ने इस रस के समस्त अ्रग-प्रत्यगों का वर्णन किया है| वात्सल्य रस के अंत- 
गंत जितनी मनोदशाये तथा क्रीड़ा-कौतुक के विधान आ सकते हैं, उन सबका 
ग्रत्यन्त हृदयहारी वर्णन सूरसागर में उपलब्ध होता है। बच्चो को छवि श्रोर 
उससे उत्पन्न सुख की राशि का अनुभव, उसके गभुआरे केश, आकषक नेत्र, 
मनोमुग्धकारी तोतली बोली, श्रपनी छाया को श्रपने ही हाथ से पकड़ने की 
इच्छा, अपने मुख-प्रतिबिम्ब को देखकर उसे दूसरा बालक समझना और हाथ 
का मक्खन उसे खाने के लिये देना, खिलखिलाते हुए श्रागे के दो दॉँतों का 
प्रकाश, हाथ और पैरों की रमणीय शोभा, गीत गा-गाकर और धो रे-घीरे थप- 
कियाँ देकर बच्चों को सुला देना, बच्चा सोने से जग न पड़े, इसलिये माता का 


[ ४०० ] 


संकेतों द्वारा दूसरों से वार्तालाप करना इत्यादि अनेक गाहंस्थ्य-दिनचयो-सम्बन्धी 
श्रत्यन्त सामान्य एव घरेलू बातों का वर्णन सजीव और स्वाभाविक रूप में सूर 
सागर के अन्तर्गत हुआ है | अरतागर वात्सल्य रस के चित्रों से ओोतप्रोत्‌ हे) 


अंगार--हरिलीला शज्ञार परक है और इसीलिए वह संयोग और 
बियोग दो पक्ष रखती है। श्रमरगीत वियोग-पक्ष को लेकर लिखा गया है | 
उपालम्भ के इतने सुन्दर चित्र अन्यत्र नही मिलेंगे । भश्रमरगीत में व्यग्य श्रौर 
चित्रात्मकता दोनों ओतप्रोत है| भ्रमरगीत का एक उद्देश्य भी है। यह है शञान 
के ऊपर भक्ति की, योग के ऊपर प्रेम की श्रोर निशु ण के ऊपर सगुण की 
विजय स्थापित करना । पुष्टि सार्ग अपने स्वरूप में योग, ज्ञान, कम, तप, यश्ञ 
अ्रादि सभी की निरथंकता सिद्ध करता हुआ्आा भक्ति को ऊँचा पद देता है। 
भ्रमरगीत में इसी तथ्य का निरूपण पाया जाता है । 


सूरदास ने युवावश्था की शारीरिक वासनाओ्ं का अपने ढग से परि- 
स्कार किया हैं। उसने इन्द्रियजन्य संवेदनाओं को श्रतीन्द्रिय जगत की मनो- 
हारिणी, काल्पनिक सौंद्य-घारा में निमजित कर दिया है! उसने कृष्ण का 
जहाँ-जहाँ रूप-चित्रण किया है, वहाँ-वहाँ उसे अ्रपार्थिव रूप में ही चित्रित किया 
है| गोपियों के भाव-प्रवण हृदय के सामने कृष्ण सदेव अनिन्य, सुन्दर शोभा- 
सिन्धु के रूप में ही उपस्थित होते है । विद्यापति से इस विषय में सूर ने भिन्न 
पथ का अवलम्बन किया है। विद्यापति के एकान्त पार्थिव कृष्ण को सूर ने 
अपाधिव बना दिया है | इसी कारण जहाँ सूर के विरह-वर्णन में निराशा ही 
निराशा परिलक्षित होती है, वहाँ विद्यापति प्रत्येक पद में गोपियों को आशा 
का संदेश देते चलते है | सूरसागर में गोपियो के प्रेम की पीर गभीर आ्रँसुओ्रों 
की कभी न सूखने वाली धारा बनी हुई है ।'दिखियत कालिन्दी अ्रति कारी” इस 
टेक से प्रारम्भ होने वाला पद इस उक्ति की पुष्टि में उपस्थित किया जा सकता 
है। सूर का बिरह मी सामान्य विरह नहीं है, जो केवल सजीव हृदय को ही 
पीड़ित करता हो । यह वह विरह है जो चेतन, श्र चेतन तथा अ्रचेतन सभी को 
प्रमावित कर रहा है | प्रभाव की यह श्रवस्था संयोग और वियोग दोनों पक्षों में 
सूर ने प्रदर्शित की है | संयोग के अवसरों पर जब मोहन मुरली बजाने लगते 
हैं, तो जल, थल, अश्रचल, चराचर, भरने, खग, मृग, घेनु, द्रूम, लता, 
विटप, पवन, सरिता, सभी मोहित हो जाते हैं। वियोग के अवसर पर कालिन्दी 
मधुवन, गाय, गोसुत आदि भी कृष्ण के विरह का बैसा ही अनुभव करने लगते 
हैं, जैसा गोप और गोपियों को होता है । 


[ ४0०१ 


मानवता की विश्वजनीन भावनाश्रों में विश्वास रखनेवाला हृदय प्रेम से व्याकुल 
और व्यथित होकर भी श्रपनी भावना में आनन्द की संभावना कर सकता है| यह 
भावना व्याकुलता में शीतलता का संचार करती है औ्रौर विधाद में आह्याद को 
श्राश्रय देती हैं। मानव-जीवन के अधिक निकट यह हे भी | सूर ने यद्यपि 
अ्पा्थिव एवं अलोकिक सत्ता के प्रति श्रपनी प्रेमामिलाषाशों की श्रभिव्यूजना 
की है, श्रोर इसीलिए उनकी श्रनुभूतियाँ अत्यन्त तीत्र और मार्मिक बन सकी हैं, 
परूतु इसके साथ ही मानव-बुद्धि इसके कारण उन्तकन और संगभ्रम में भी पड़ी 
है | इस प्रकार की श्रभिव्यक्ति मानवोचित एव लौकिक न रहकर रहस्यमयी 
बन गई है | यह भी ठीक है कि भ्रमरगीत में उद्धव ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन 
गोपियो के सम्मुख किया है, उसके श्रनुतार वासनाश्रों की श्रतृप्ति श्रथवा निवृत्ति 
का पथ जीवन-सुधार का मार्ग है। सूर ने उद्धव के इस छिद्धांत का खण्डन 
किया है और उन्होंने हरिलीला का गायक होने के कारण वासनाओं की श्रज्ञार- 
मयी तृप्ति को साधक ही समझा है| फिर भी ध्थान-श्थान पर श्रलौकिकता 
की ओर संकेत करते रहने से मानव-मस्तिष्क के लिए. कुछ उल्लकन तो पैदा 
हो ही जाती है। हरिलीला में प्रभु का अ्रमित सौन्दय साधकों को बरबप श्रपनी 
श्रोर श्राकर्षित कर लेता है | सुर ने इस सौन्दय के अ्रनेक अ्रनाघ्ात चित्र खीचे 
हैं। उतने कहीं-कही अ्रन्तहोन घिराट सौन्दर्य-चित्रों की भी श्रवतारणा की है 
श्र उनकी समता मानव-सौन्दर्य स की है। इस प्रकार वे मानव-सौन्दय्य की 
अ्रलौकिकता को वास्‍क्षविकता की भूमि पर उतार लाये है। प्राकृतिक दृश्यों के 
प्रेमी जो शक्षारिक चित्रों को पढ़कर नाक-भौं सिकोड़ते है, यदि ऐसे स्थलों 
का प्रनुशीलन करेंगे,तो उन्हे प्रतीत होगा कि मानव सौन्दर्य प्राकृतिक सौन्दय से 
भी ऊपर उठ सकता है । वस्तुत: जायती आ्रादि सफी कवियों ने -जिस विराट 
सौन्दर्य का दशन प्राकृतिक क्षेत्र में किया, वह मानव के चेतन रूप में भी 
झलक रहा है | परन्तु इसको दिखाने के लिए. सूर श्रौर तुलसी जेता व्यापक 
दृष्टि का कवि चाहिए | इन कवियों ने प्रकृति को भी विस्मत नहीं किया है । 
तुलसी का चित्रकूट वणन, सुर का ब्रज, निकुञ्ञ, यमुना, प्रभात अआ्रदि का वर्णन 
इसके साक्षी है। प्रकृति और पुरुष दोनों का समन्वय श्र सस्‍्कृति की विशेषता 
रही है और वह इन कवियों की कझतियों में भी विद्यमान है। 


व्यंजना--आचायों ने व्यंजना-प्रधान काव्य को सर्वोच्च कोटि का 
काव्य कहा है| सरमागर से बढ़कर किती अन्य व्यग्य-प्रधान काव्य की खोज 
ग्रतम्भव नहीं, तो कठिन अवश्य है । “सरदास और श्रृद्धारसस” शौषक अ्रष्टम 
्रध्याय में हम सर की आ्राध्यात्मिक श्रमिव्यंजनाओं का परयाप्त उल्लेख कर चुके 


[ ४०२ ] 
हैं| स्व० आचार्य शुक्ल जी ने “नन्द ब्रज लीजे ठोंकि बजाय” टेक से प्रारस्म 
होने वाले पद में अत्यन्त सुन्दर भाव-शबलता की अभिव्यजना प्रदर्शित कौ है। 
सर का भ्रमरगीत व्यंग्य के सर्वोत्तम उदाहरण उपस्थित करता है । 
घ्टकूट--व्यंजना से मिलती-जुलती एक शैली दृष्टकूट की भी है 

सूरदास ने अ्रपनी भावराशि को चित्रित करने में इस शेली का भी पयाप्त 
प्रयोग किया है। व्यजना में यदि एक अ्रथ से दूसरे श्रथ“तक ध्वनि द्वारा पहुँचा 
जाता है, तो दृष्टकूट शैलो में कई शब्दों से एक मुख्य अ्रभिप्रेत शब्द के ग्रहण 
द्वारा एक नवीन श्रथ प्राप्त किया जाता है, जो प्रयुक्त शब्दों से एकदम पृथक 
होता है । दोनों शैलियों में इस प्रकार मार्ग-विभिन्नता होते हुए भी एक चम- 
त्कारमयी वक्रता सन्निहित रहती है, जो श्रभिनव श्रर्थ को प्रस्तुत करती है। 
हरिलीला के गायक सर ने लीला की विनोदप्रियता को ध्यान में रखते हुए! शब्द 
और अर्थ दोनो के साथ जो विनोद किया है, वह श्रतीब उपयुक्त है। दृष्टकूट 
शैली यदि शब्दों के साथ क्रीड़ा करती है, तो व्यंजना का विनोद भावों की 
विविध रूपता में परिलक्षित होता है। 'सरसौरम' में सरतागर की शैली का 
उद्घाटन करते हुए हमने महात्मा सरदास की क्रीड़ामयी, लीला-प्रधान 
वृत्ति का प्राचुये से वर्णन किया है| जो लीला नित्य और शाश्वत है, वह श्रक्षर 
ब्रह्म और भाव ब्रह्म में प्रकट होनी ही चाहिए। सूरसागर में आ्राए हुए दृष्टकूयों 
को हमने सरसौरम के परिशिष्ट २ और ३ में अंकित कर दिया है। सर की 
साहित्यलहरी तो प्रमुख रूप से इसी दृष्टकूट शैली में लिखी गई है। 


कल्पना--भावों की विशाल भूमिका में विचरण करने के लिए. कवि 
को प्रखर एवं तीज कल्पना की आ्रावश्यकता पड़ती है। जिस कवि की कल्पना 
जितनी ही प्रखर होंगी, उतने ही अधिक भावों के चित्र वह उतार सकेगी | सर 
की कल्पना का तो कहना ही क्‍या ! इसी कल्पना के बल से सर ने निज्ीब से 
निर्जीव पदाथ में भी जान डाल दी है और साधारण से साधारण वाक्य को 
गम्भीर अथे-सम्पन्न बना दिया है| इसी के सहारे उसने अनेक भावचित्रो की 
अवतारणा की है| एक ही दृश्य पर दो कल्पनाश्रों का चमत्कार देखिएः--- 


चलत पद्‌ प्रतिबिम्ब सनि ऑगन घुट्रुवनि करति । 
जलज संपुट सुभग छवि भरि लेत उर जनु धरनि॥ 


२५ ५ ८ ८ 


कनक भूमि/पर कर-पग-छाया यह उपमभा इक राजत। 
प्रति कर, प्रति पद, प्रति सनि बसुधा कमल बेठकी साजत | 


[ ४०३ ] 


नन्‍्द के भवन में मणि-जटित श्राँगन है। कृष्ण उसमें घुटनों के बल चल 
रहें हैं | मणियों पर उनके हाथ, पेर और घुटनों का प्रतिबिम्ब पड़ रहा है। 
सर कहते हैः--यह प्रतिबिम्ब मानों कमल का दोना है,जिसमें श्रीकृष्ण की छवि 
को भरकर प्रथिवी श्रपने हृदय में धारण कर रही है | श्रथवा श्रॉगन की स्वण 
भमि में जड़े हुए मणियों पर जो हाथ और पैरों का प्रतिबिम्ब पड़ता है, वह 
कमलो के समान है | आज रत्नों को धारण करने वाली वसुधा ने इन कमलों 
की पंखुड़ियों से अपनी बैठक सुत॒ज्ञित की है, और इस बेठक में वह 
सौन्दर्य के सदन श्याम को सरोजासन ठेकर सम्मानित करना चाहती है। इस 


कार्य द्वारा वह स्वयं भी सम्मानित हो रही है, क्‍योंकि आ्राज साज्षात स्वर्ग उसके 
समीप आ गया है। 


मुरली पर सूर ने कई कल्पनाएँ की हैं। एक कल्पना देखिए और उस 
पर विचार कौजिये 


“मुरज्ञोी तऊ गोपालहिं भावति । 

सुनरी सखी जद्पि नन्‍्द नन्दहिं नाना भाँति नचावति॥ 
राखति एक पाँय ठाड़ो करि अधि अधिकार जनावति। 
कोमल अंग आपु आज्ञा गुरु कटि टेढ़ी हो आबति॥ 
अति आधीन, सुजान कनोौड़े गिरथर नारि नवावति । 
आपुन पौद़ि अधर सेज्य| पर कर पल्कलव सन पद पछुटावति॥ 
भूकुटी कुटिल कोषि नासापुट हम पर कोपि कुंपावति। 
सूर प्रसन्न जानि एकौ छिंन अधर सुसीस डोलावति ॥” 


यहाँ मुरली को एक ध॒ष्ट स्री का रूप दिया गया है, जो पति को 
भ्रपने शासन में रखती है | वह श्रधिकारपूवंक आज्ञा देती है, तो पतिदेव 
श्रीकृष्ण एक पैर से खड़े हो जाते हैं । इस मुद्रा में वह उन्हें देर तक रखती 
है | श्रीकृष्ण के अ्रंग कोमल हैं, श्रतः बहुत देर तक एक पेर से खड़े रहने के 
कारण उनकी कमर टेढ़ी हो जातो है। पर हैं वे स्री के वशीभूत, उसके 
श्रत्यन्त आधीन । श्रतः जैसे ही वह कुछ कहती है, भीकृष्ण गदन भुकाकर 
उसे शिरोघारय करते हैं। इतना ही नहीं, धष्ठता उस समय सीमा का डल्लेंघन 
कर जाती है, जब मुरली (पत्नी) कृष्ण के अघरों को शैया बनाकर लेट जाती 
है और उनके हाथों से अपने पैर दबवाती है। ऋष्ण को यह तब कुछ करना 
पड़ता है | उनकी भ्रकुटी टेढ़ो हो जाती है, नातापुट फड़कने लगते है। इस 
हुप में मानों मुरलो ग़ोपियों (उपत्नियों) पर खय॑ क्रोष करती हे और भीकृश 


[ ४०४ ] 


से भी कराती है। इस प्रकार द्विगुणित क्रोध उसकी सपत्नियों पर जाकर 
टूट्ता है | मरली बजाने के समय श्रीकृष्ण के श्रधर और शिर हिलने लगते है । 
इससे उनकी प्रसन्न मुद्रा प्रकट होती हैं । सर कल्पना करते है कि सरली उन्हे 


ह्टे 


प्रसन्न देखती है, तो अधर श्रौर शिर को भी हिलाने लगती है । 

इस पद में जिन श्वज्ञारी मावों की श्रमियंजना हुई है, क्‍या सूर के 
वाश्तव में वही लक्ष्य थे ? नहीं, थोड़ी देर सोचिये, विचार कौजिए | इन 
भावों की लपेट में सूर लिख कया रहे हैँ ? एक अत्यन्त साधारण बात | मुरली 
बजाने के समय श्रीकृष्ण की जो त्रिभगी मुद्रा हो जाती है,सूर उसी मुद्रा का चित्र 
खींचना चाहते हैं | चित्र पूरा खिंच जाता है,पर पाठक उसे थोड़ी देर में विचार 
करने के अनन्तर समझ पाते है| सर की यही तो विशेषता है कि वे पार्थिव,मूर्त 
पदार्थ तक को चेतना के सजीव आवरण में लपेट कर उपस्थित करते हैं, श्रचर 
को चर बना देते हैं, प्रकृति को चिति में परिवर्तित कर देते हैं । 

मुरली के प्रसंग में एक पद और देखिए:-- 

“उबालिनि तुम कत उरहन देहु । 

बूमहु जाय स्याम सुन्दर कों जेहि बिधि जु रयो सनेहु ॥। 

बारे ही तें भई बिरत चित, तज्यों गात गुन गेह। 

एकहि चरन रही हों ठाढ़ी, हिम ग्रीसम ऋतु मैह ॥ 

तज्यों मूल साखा स्यों पत्रनि, सोच सुखानी देह । 

अगिन सुलाकत म॒रयो न मन,अंग बिकट बनावत बेह।। 

बकती कहा बॉँसुरी कहि-कहि करि-करि तामस तेहु। 

सूर स्थाम इह्दि भाँति रिमे के तुमहु अधर रस लेहु ॥” 

इस पद में केवल मुरली का बाह्य रूप अंकित हुआ हैं | किस प्रकार और 
केसा उसका निर्माण हुआ, बस यही बात सूर कहना चाहते हैं। पर इतना 
कहने के लिये वे चेतन जगत को अत्यन्त मामिक माव-विभूति को श्रंकित कर 
गये हैं । उसे चाहे लौकिक श्रत्ञार की भूमि में रखकर अनुभव कौजिये और 
चाहे विशुद्ध पुष्टिमार्गीय भक्ति की भाव-भूमिका में पहुँच कर देखिए | अत्यन्त 
चेतन, सजग और भाव-भरित श्रवस्था है। 

लौकिक श्रज्वार में पत्नी पति के प्रेम को अनेक कच्छ साधनाएँ करने 
के उपरात्त प्राप्त कुतती है | मरली ने श्रपमे जीवन-काल के प्रारम्म से ही 
वैराग्य ग्रह किया है| अपने गोत्र, गुण और गणह सभी का ममत्व उसने 
पश्त्यक्तु कर दिया | एक पे मे खड़ी रहकूर उसने हिम, भीष्म और, वर्षा 


[ ४०१ ] 


ऋतुओ में कठोर तपश्चरयों की | चिन्ता में उसका समग्र शरीर सूख गया। 
अपने मूल, शाखा ओर पत्तों तक का उसने परित्याग कर दिया। यही नहीं, 
उसने अग्नि परीक्षा भी दी | बाँस में छेद करने के समय उसे अ्रग्नि में तथाया 
गया | तब कही जा कर वह मरली बनी, वह मरली जिसे कृष्ण ने शअ्रपने 
अधरों पर रखकर सम्मान दिया | गोपिकाओं ! क्रोध में श्राकर और वशी कह- 

कर तुम उसका क्या तिग्स्कार करती हो ! यदि तुम्हारे श्रन्दर शक्ति है, तो 
तुम भी इसी प्रकार की साधना एवं तपस्या करके कृष्ण को रिक्का लो ओर 
उनके श्रधरामृत का पान करो । 


भक्ति की भूमिका में भगवान को रिक्का लेना, श्रपनी ओर आकर्षित 
कर लेना, कोई खेल नही है | बड़ी रगड़ लगानी पड़ती है | (कोटि जनम 
लगि रगर हमारी । बरहेँ सभु नतु रहों कुमारी ) सतत श्रम्यास करना पड़ता है; 
बराबर जब एकटक रूप से, उधर ही लगन, लगी रहे, कष्टों का पहाड़ टूट 
पड़े, पर लगन न टूटे, तब कही जाकर प्रभु का श्रनुग्रह प्राप्त होता है | 

मरली का निर्माण बताकर सूर हमें कहाँ-कहाँ ले गये। उनकी यही 
बान है। उनका यही स्वभाव है। वह कविकुल-कमल-दिवाकर विशुद्ध भाव- 
धारा में अवगाहन करने वाला है। मानसिकता, सजीवता, स्फूर्तिमयता, चेत- 
नता यही तो उसका क्षेत्र है। जिसने चिति से लेकर महाचिति तक, श्रवम से 
लेकर परम चेतन तत्व तक अपने पाठकों को पहुँचा दिया, वह वास्तव में धन्य 
है, श्रजरामर है। ऐसे ही कवि शाश्वत काल तक मानव-स्मति में जीवित 
रहते हैं | 

चित्रात्मकता--स र ने सौन्दर्य के अनेक चित्र अंकित किये हैं। यह 
चित्र जहाँ बाह्य छुवि से सम्बन्ध रखते हैं, वहाँ आन्तरिक सौन्दर्य को भी पाठकों 
के मानस-पथ्ल पर श्रकित कर देते हैं| सर को ममभेदी दृष्टि बाह्य आ्राकार 
तक ही सीमित नहीं रहती, वह उसके अन्तस्तल तक प्रवेश कर जाती है। सर 
अपने सामने आए हुए. दृश्य को चारो ओ्रोर से देखने का प्रयत्न करते हैं । 
उनकी पेनी दृष्टि बाह्य श्रावरण को विद्ध करती हुई उसके अन्दर प्रविष्ट हो 
जाती है और वहाँ के कोने-कोने की र्ाँकी लेती है । इतना गम्भीर श्रवगाहन 
किसी अ्रन्य मरजीवा कवि के माग में नही पड़ा । बालछवि शोर मातृ-हृदय 
की श्रनुभूति जितने व्यापक रूप में सरसागर में अंकित हुईं है, उतनी श्रीर 
किसी कवि के काव्य मे नहीं | सर यहाँ सबसे ऊँचे खड़े है, अतुल, श्रप्रतिम । 
बाह्य एवं श्रान्तरिक छुवि के चित्र भी चल और झचल दोनों रूपों में उपलब्ध 
होते हैं | कुछ उदाहरण लीजिये :«-« 


जानन्थ्क 


[ ४०६ ] 


लट लटकन, मोहन मसि विंदुका तिलक भाल सुखकारी । 

मनहुँ कमल अलि सावक पंगति उठति मधुप छवि भारी ॥ 

कमल और उस पर बेठे हुए. श्रमर शावकों का केसा संश्लिष्ट श्रचल 
चित्र यहाँ अ्रकित हुआ है | 


चलित कुंडल गंड मण्डल मलक ललित कपोल | 
सुधा सर जनु मकर क्रोड़त इन्दु डह-डह डोल ॥ 
नर्दर कपोलो पर हिलते हुए, कुण्डलो की चश्चल भलक पड़ रही है 
मानों श्रमत के तालाब में मकर क्रीड़ा कर रहा हो और चन्द्रमा मन्द गति से 
घम रहा हो ! चलचित्र का कैसा विचित्र रूप है यह ! ये तो बाह्यसौन्दय 
उदाहरण है । आन्तरिक सौन्दर्य के भी कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं : 


स्याम कहा चाहत से डोलत । 
बूफ्े हु ते बदन दुराबत, सधे बोल न बोलत। 
सूने निपट अध्यारे मंदिर दि भाजन में हाथ । 
अब कहि कहा बने हो ऊतर कोऊ नाहिन साथ ॥ 
जानयो यह घर अपनो है या धोखे में आयो। 
देखतु हों गोरस में चीटी कादन कोँ कर नायो॥ 
सुनि मु बचन निरखि मुख सोभा ग्वालिनि मुरि मुसुकानी | 
सूर स्याम तुम हो रतिनागर, बात तिहारी जानी ॥ 
एक दिन संध्या के समय कृष्ण किसी गोपी के घर में पहुँचे ओर दही 
के सटके में हाथ डाल दिया | उसी समय गोपी ने उन्हें देख लिया और पकड़ 
कर बोली “कहिये हजरत, श्रब श्राप क्या उत्तर देते है !” एक तो अंधेरा, दूसरे 
श्रकेले, झट कृष्ण को एक बात सूक्तो । वे बोलेः--“मैंने तो समका था कि यह 
मेरा घर है | दही के मव्के में चीटी पड़ गई थी, उसे निकालने के लिए मैंने 
उममें अपना हाथ डाल दिया |” यह सुनते ही गोपी मुड़कर हँसने लगी । यह 
है आन्तरिक मन का सौन्दर्य, बुद्धि का वेमव, अ्न्तश्तत का चातुय। 
इसी प्र क[र३--- 
“मैया में नाहीं माखन खायो । 
ख्याल परे ये सखा सबे मिल मैरे मुख लपटायो |” 
आदि पद के अनुसार मुख में लगे हुए दही को तुरन्त पोंड डालना 
और दोने को पीठ के पीछे छिपा लेना,कृष्ण के आन्तरिक्‌ सौन्दर्य को अकट कर 
रद्द है | 


[ ४०७ ] 


कृष्ण के इसी बाह्य एवं आन्तरिक सौन्दर्य को श्रनुभव करके गोपियाँ यह 
अभिलाषा करने लगी थीः-- 
कोड कद्दति केहि भाँति हरि का देखों अपने धाम । 
हेरि साखन देंड आछौ खाइ जितनों स्याम॥ 
काड ऋहति में देखि पाऊ भरि धरो अकवारि। 
कोड कहे में बाँधि राखों को सके निरुवारि।। 
सौदय चित्रों के साथ सूर ने भयानक, करुण, रौद्र एवं हास्य-प्रधान 
चित्रों की मी श्रवतारणा की है। वर्षा तथा दावानल के वर्णन में कई भयानक 
चित्र अंकित किये हैं | “घहरात, अ्ररात, दररात, सररात” जैसे ध्वन्यात्मक 
शब्दो के द्वारा उन्होंने भयानकता का चित्र-सा उपस्थित कर दिया है। “देखी 
मैं लोचन चुश्रत अचेत”' शीष॑क पद में राधा का श्रत्यन्त करुण चित्र अंकित 
हुआ है | हास्यरत के चित्र बाल-ड़ा के प्रसंगो में बहुलता से आये है। सूर 
की हास्यमयी विनोदी दृत्ति श्रमरगीत में भी प्रकट हुई है । 


भावात्मकता--हरिलीला का वणन गाथा-रूप में होते हुए भी भावा- 
त्मक हैं | सूरदास ने एक ही विषय पर अ्रनेक पदो की रचना की हैं, पर उन 
पदों में मार्वेक्य नहीं हैं | प्रत्येक पद में भिन्न-भिन्न भावों का समावेश किया 
गया हैं| इती हेतु एक विषय से सम्बन्ध रखने वाले कई पदों को पढ़ते हुए 
पाठक का मन ऊबने नहीं पाता । कृष्ण पालने पर लेटे हुए पेर का अगूठा पी 
रहे हैं-इस विषय के वर्णन में एक स्थान पर प्रलयकालीन विस्मय-जनक दृश्यों 
का उदघाटन है, तो दूसरे स्थान पर साक्ञात कृष्ण द्वारा उस चरणारबिन्द के 
रस को प्राप्त करने की श्रभिलाषा | यही बात मुरली, नेत्र आ्रादि अनेक 
विषयों पर लिखे हुए! पदो के सम्बन्ध में कही जा सकती है । 


रचनाओ का सेड्धान्तिक अधार : श्राचार्य बल्लम से ब्रह्म-सम्बन्ध होने 
से पूर्व सुरदास ने जो कुछ लिखा था, वह भी उनकी धार्मिक भावना का ही 
परिणाम था; परन्तु उस पर किसी सम्प्रदाय विशेष की छाप नहीं लगी थी। 
तामान्यतः सन्‍त जन जिस प्रकार भक्ति श्रोर बराग्य के पर बनाकर गाया करते 
थे, सरदास के पद भी उसी प्रकार के होते थे । इसीलिए इन पदों में आचाय॑ 
बल्लभ को श्रपनी सिद्धावस्था के श्रन॒कूल हरिलीला-सम्बन्धी वह सामग्री न 
दिखाई दी, जो उनके पुष्टि-मार्ग का मुख्य आधार थी। परन्तु सर ने पुष्टि- 
मार्ग में दीक्षित होकर जो कुछ लिखा, वह प्रमुख रूप से हग्लीला गायन से 
ही सम्बद्ध है । उनका सूरसागर हरिलीला का प्रधान काव्य कहा जा सकता 


[ ४०८ ] 


है | सूरसागर में भगवान की बाल एबं किशोर अवस्थाश्रों के चित्रण के साथ 
ऐसी लीलाएँ सम्बद्ध है, जिनसे हमारे बाह्य एवं श्रान्तरिक करणो की तन्मयता 
सहज प्िद्ध होती है। इन लौलाशों में पुष्टि मार्ग के प्रवाही, मर्यादा मार्गी 
तथा शुद्ध पृष्ठ जीवों के वर्णन आ जाते है। राघा कृष्ण की संयोग लीलाएँ, 
बसनन्‍्त, हिडोल और फाग श्रादि के गीत उस परम मधुर रस के व्याख्यान है, 
जिनमें प्रेमा भक्ति श्रपने विश्द रूप से चरितार्थ हुई है। खंडिता के पद, मान- 
लीला तथा भ्रमरगीत परम विरह का चित्रण करने वाले है | इसके बिना प्रेम 
की परिपक्वता सिद्ध महीं होती । वैष्णव सम्प्रदाय की यह विशिष्ट प्रेम-पद्धति 
है । विप्रलम्भ शज्कार प्रेम की परम पूत अवस्था को प्रकट करने के लिए परम 
अ्रवश्यक है और सर ने अत्यन्त भाव-भरित कला के रूप मे उसका परिचय भी 
द्विया है। सरसारावली और साहित्यलहरी भी पुष्टिमाग के सिद्धान्तों का 
प्रतिपादन करने वाली हैं। सरतारावली में सरसागर का सेद्धान्तिक सार 
निहित है। साहित्यलहरी श्रलकार एवं नायिका भेद को लेकर चली है, पर 
विषय उत्का भी राधा एवं कृष्ण की लीलाओं का वणन करना ही है। इसके 
निर्माण का मुख्य हेतु नन्ददास को काव्य शास्त्र की शिक्षा के साथ हरिलीला 
की श्रोर उन्मुख करना था | 

महात्मा सूरदास जी भ्रीनाथ मन्दिर में कीततन किया करते थे और पुष्टि 
सम्प्रदाय के श्रनुसार जो नित्य और नैमित्तिक उत्सव मन्दिर में मनाए, जाते थे, 
उन्हीं से सम्बन्ध रखने वाले पदो को बनाकर गाया करते थे। एक विषय से 
सम्बन्ध रखने वाला पद जब एक बार बन गया, तो दूसरी बार नवीन पद 
बनाया जाता था श्रौर इस प्रकार एक के पश्चात्‌ दूसरा अभिनव पद निर्मित 
होता जाता था | सूरसागर इत प्रकार के रहस्यों नित-नुतन पदो का संग्रह है। 
पुष्टिमार्ग में कुछ विशेष उत्सवों के मनाने का मी प्रबन्ध किया गया था, जैसे 
राघाष्टमी, श्याम-सगाई, चन्द्रावती की बधाई, दान-लीला, गाय खिलाना 
आदि | नित्य-सेवा में मी जागरण, कलेवा, मंगला श्रादि विविध लीलाएँ 
ग्राती है। इन सब लीलाओ पर सूर ने प्रभूत मात्रा में पदों की स्वना की 
होगी, जिनमें से अब केवल ६,००० के लगभग पद बचे हैं | यदि हम सूर की 
स्वनाओ्रों का अध्ययन हरिलीला के सिद्धान्त पक्ष को समक कर कर, तो हमें 


सूर की रचनाओं का विशिष्ट सेद्धान्तिक श्राघार ध्यष्ट रूप से अनुभूत होगा । 


स्वाभाविक एवं साधारण सुलभ वणेन ः सूरसागर में जिन घरेलू परि 
स्थितियों का चित्रण है, वे श्रत्यन्त स्वाभाविक रूप लिए हुए हैं | कृत्रिमता का 
आरोप उन पर कही भी लगा हुआ। दृष्टिगोचर नहीं होता | साथ ही ये वणन 





[ ४०६ ] 


साधारण जनता की दिनचरयों के निकट श्रौर उसकी सामान्य श्रनभूतियों के सहज 
साथी है । श्रीकृष्ण के बाल-वणन में जिस प्रकार की स्वाभाविकता और सामान्य 
जन-सुलम अनुभूति प्रकट हुई है, श्रक्ञार बन में भी उसी प्रकार की है। 
नीचे लिखे पद में यशोदा के मन की अभिलापषा प्रत्येक मातृ-हृदय के निकट 
ओर सहज रूप की हैः--- 


यसुमति मन अभिलाष कर। 

कब मेरी लाल धुटुरुवन रेंगे कब धरनी पग देक धरे । 

कब' हु दनन्‍्त दूध के देखों कब तुतरे मुख बेन मरे। 
' ' कब नन्द॒रहिं कहि बाबा बोले कब जननी कहि मोहि ररे:। 

बच्चा कब बड़ा होकर घुटनों के बल चलेगा, कब उसके दाँत निकलेगे, 

तोतली वाणी से अम्मा-अश्रम्मा कहता हुआ वह कब दौड़ता हुश्रा मेरे पास 
आयेगा--इसी प्रकार की आ्रा्काक्षायें प्रत्येक माता की होती हैं ।' बालक के 
दुख की आशंका से माँ का हृदय केसा घड़कने लगता है, यह कनछेदन 
संस्कार के समय अत्यन्त प्रकृत रूप में व्यजित हुआ है ।* 


राधा का अ्रपनी माँ के आगे मचलना, रुठना और अपनी टेक पर श्रड़े 
रहना, मनाने पर और भी अधिक रोने का ढंग करना, फिर माँ का रीकना 
श्रौर पुचकारना श्रादि ऐसे प्रसंग हैं, जिन्हे प्रत्येक ग्रहस्थ प्रतिदिन श्रनुभव 
किया करता है। इन स्वाभाविक तथा साधारण-सुलम प्रसंगों का उल्लेख हम 
'सूर सौरमः में मातृ-हृदय की अभिव्यक्ति के अ्रन्दर कर चुके हैं । 


उतक्ति-चमत्कार--वरण्य विषय के तहज सुलभ तथा स्वाभाविक वंणन 
के साथ सूर की रचना में उक्ति-चमत्कार भी भरा पड़ा है। किप्ती बात को 
कहने के न जाने कितने ढंग सर को आते थे । बाल-कृष्ण के बुद्धि-बेभव का 
अनुभव करके एक गोपी ने पूछा--“कहाँ तुम यह बुद्धि पाई स्थाम चतुर 
सुजान ।” कृष्ण से पूछा गया यह प्रश्न वस्तुतः सूर के चातुय पर ही प्रकाश 
डालता है । दधि में पड़ी चीटियों को निकालने का बहाना, छोटे हाथों ऊँचे 
सीके तक न पहुँच सकने का तक, मुख के दही को पोंछ डालने औ्रौर दोने को 
पीठ पीछे ले जाने का उल्लेख उतक्ति-चमत्कार के ही श्रन्तगंत श्राता है। सूर 
की नवनवोन्मेषशालिनी कल्पना ने एक ही बात को श्रनेक रूपों में वणशन करके 
उक्ति के पिष्ट्पेषण से उत्पन्न बातीपन को सदेव के लिए दूर कर दिया है। 
उन्होंने एक ही विषय को पूर्ण सफलता के साथ विविध प्रकार से चित्रित किया 





१--“लोचन भरि श्राये माता के कनछेदन देखत जिय मुरको ।”! 


[ ४१० ] 


है। सर का विषय परिमित है, पर इस परिमित विषय पर ही सहसों पद बना 
लेना हंसी खेल नहीं है। श्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल का यह कथन-- “सर में 
जितनी सहृदयता श्रौर मावकता है, उतनी ही वाग्विदग्घदता भी??---सु रसागर में 
समाविष्ट नाना उक्तियों के चमत्कार का ही प्रतिपादन करता है। वाग्विदग्घता 
के कारण सर की शेली में कथन की विशेषता ञ्रा गई ह। सामान्य से सामान्य 
बात को उन्होंने चमत्कारपूर्ण शली में अ्रभिव्यंजित किया हैं| हाँ, उनकी 
चमत्कृति में भाथापश्ची नहीं, कृत्रिमता नहीं, सवंत्र स्वाभाविकता, विशदता 
आर प्रसन्नता के ही दशन होते है। भ्रमरगीत में शानयोग का खण्डन 
करते हुए! सुर लिखते हँ:---“आयो घोष बड़ो व्योपारी, लादि खेप गुन ज्ञान 

गकी ब्रज में आइ उतारी। फाटक देकर हाटक माँगत भोरे निपट सुधारी 
धुर ही ते खोदों खायो है लिये फिरत सिर मारी |!” इस कथन में कितना चम- 
त्कार है। गोपियों के प्रेम को लेकर उद्धव शानयोग दें रहे हें। यह 
काय बैंसा हो है, जेसे कोई फटकन (भुसी ) देकर किसी से सोना ले ले। 
भला कौन ऐसा भोला-माला है, जो सोना देकर व्यर्थ की भुसी ग्रहण करेगा। 
भ्रमरगीत में उक्ति-चमत्कार का विशेष रूप से सन्निवेश हुआ है । 


आध्यात्मिकता--सुर की एक प्रवृत्ति यह भी है कि वे किसी घटना 
को श्रंकित करने के. उपरान्त अ्रथवा कल्पना द्वारा किसी दृश्य चित्र को चित्रित 
करने के पश्चात पद की अतिम पंक्ति में इस धरातल को छोड़ देते हैं और शुद्ध 
रूप से श्रध्यात्म ज्षेत्र में विहार करने लगते हैं। यह प्रत्नत्ति तुलसी श्रौर जायसी 
जैसे संत कवियो में भी दिखलाई पड़ती है। सूर की यह प्रवृत्ति नीचे लिखी 
पंक्तियों से प्रकट होती हैः-- 


“सूरदास को ठाकुर ठाढ़ो, लिए लक्क॒टिया छोटी ।” 
तथा - 


“जो सुख सर अमर मुनि दुलेभ, सो ननन्‍्द भामिनि पावे।” 


तुलसी की यह प्रवृत्ति राम्चरितमानस के चारों वक्ताओं के भाषणों द्वारा 
प्रकट होती है| पद-पद पर राम की गाथा का वणन करते हुए! वे उनके ईश्व- 
रत्व की याद दिलाते बलते हैं | जायसी ने तो अ्रपने सम्पूर्ण ग्रन्थ पद्मावत 
को श्रपने शब्दों में ही एक बृहत्‌ श्रन्योक्ति मान लिया दै। पद्मावती और 
र्नसेन की कहानी केवल नाम के लिए कहानी है । वास्तव में न कोई पदूमा- 
व॒ती स्त्री है, न रत्नसेन राजा | समग्र कथानक श्राध्यात्मिक है, जिसमें चित्तौड़ 


[ ४११ |] 


शरीर है, रत्नसेन मन है, सिंहलगढ़ हृदय है और पद्मावती बुद्धि है । कथानक 
के बीच में अवसर पाते ही जायसी अश्रध्यात्म क्षेत्र की बातें करने ज्गते हैं । 
प्िंहलगढ़ की श्रमराई के बणन में वे कहते है।««« 


८ 'जेहि पाई यह छाँदह अनूपा। 
सो नहिं आइ सह यह घूपा॥” 


इत श्रद्धांली में सष्ट रूप से प्रभु की छाया (कृपा) और उसके द्वारा 
श्रावागमन से उत्पन्न संकटों एवं सन्तापो के दूर होने का वर्णन दै। इसी प्रकार 
सूर भी गाथा गाते हुए सूर के ईश्वरत्व का उल्लेख करते चलते हैं। सूरदास 
ने कहीं-कहीं अत्यन्त विश्मय-जनक एव श्राश्चयंकारी दृश्यों की श्रवतारणा को 
है। इन दृश्यों का मुख्य उद्देश्य उस रहस्यमयी भावना की श्रोर ले जाना है, 
जो विश्व के मूल में सन्निहित है । कृष्ण के अगूठा पीने से ही शिव चौंक पड़ते 
है, ब्रह्मा चिन्तित हो जाते हैं और प्रलयकालीन बादल घिर श्राते हैं। दावा- 
नल का वर्णन भी विस्मयावह है श्रोर कस के बध का दृश्य भी । 


भक्त को सान्‍्त्वना देने वाले प्रभु के गुणों में उनका एक गुण श्रसुर- 
निकन्दन और जन-मन-रंजन भी है। सूर ने उसे श्रन्य सन्त कवियों की ही भाँति 
उपस्थित किया है;--- 


कि । दु ्‌े 
सूरदास प्रभु आइ गोकुल प्रकट भये संतन हरष भयो दुजन दृहर के । 
>< >< > >< 


स्रदास प्रभु असुर निकन्दन दुष्टन के उरगंस | 


हरिलीला श्रानन्दमयी है । श्रतः लीलामय भगवान अ्रपने भक्तों पर 
पड़ी हुई विपत्ति को वैसे ही पी जाते हैं, जेसे सूर द्वारा चित्रित हरिलीला में 
श्रीकृष्ण दावानल का पान कर गये थे । 


श्राय जाति को समय की श्रावश्यकता के श्रनुकूल ऐसे महाप्राण सन्त, 
महात्मा एवं दाशनिक प्राप्त होते रहे हैं, जिन्होंने दुबंलता के स्थान पर इसमें 
सबलता का संचार किया है, दुगु णों को दूर कर सदणुणों की प्रतिष्ठा की है 
आर जर्जर रूढ़ियों को निकाल कर श्रभिनव प्राणु-प्रदायिनी विचारधारा का 
सन्निवेश किया है| सूर और तुलसी अपने बुग के सुधारक श्रोर साहित्यिक ही 
गहीं, बतन संदेशवाहक औ्रौर जीवन-प्रदाता भी हे | सच्चे कवि के रूप में भ्रपनी 


[ ४१२ ] 


बलवती वाणी द्वारा उन्होंने आय जाति के हृदय में जो चैतन्योन्मुख स्पन्दन 
जाग्रत किया, वह श्राज तक इस जाति को जीवित रखे है और भविष्य में भी 
उसे विभूति-सम्पन्न करेगा | बूतन तथा पुरातन समस्त क्रान्तदृष्टा ऋषियों की 
साधना आरा जाति को उज्ज॑स्वित, उज्ज्वल एवं उत्‌यान (उद्यान) गामी बना 
कर मानवता के लिए कल्याणकारिणी सिद्ध होगी, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं 
है। आवश्यकता दे इस साधना-सपत्ति को सुरक्षित रखने की । आशा है, श्रारय॑ 
जाति की युवा संन्तति अपने इस कतंव्य के पालन भें सतत दत्तचित्त रहेगी। 


यूर का काव्य-क्षेत्र में स्थान 


एक समय श्रमिताम" बुद्ध द्वारा उपदिष्ट पथ जब उनके श्रनुयायियों 
द्वारा संकी्ण कर दिया गया, क्षणवाद और शूल्यवाद की हासमयी एवं हानि- 
मभयी मूढ्ग्राहिता ने विहारों की आचार-शून्य प्रवृत्ति के साथ मेल करके उसे 
साधारण-जन-वश्चित, संकुचित गली के रूप में परिणत कर दिया, तो अ्रश्वघोष 
श्रौर नागाजु न जेंसे उदार चेताओं को उसे महायान का रूप देने में प्रभूत 
परिश्रम करना पड़ा था। बुद्ध घ्म तभी से हीनयान और महायान दो मांगों 
में विभाजित हो गया । उसका महायान वाला रूप इस देश की उदार संस्कृति 
के अ्रधिक श्रनुकूल था, श्रतः वही इस देश के जन-समूह द्वारा ग्हीत हुआ । 


इसी प्रकार भागवत भक्ति का रूप जब निरंजनी, नाथपंथी, निगु णी 
ग्रादि साधुओं की पद्धति द्वारा संकुचित होने लगा, उतत तक पहुँचने और उस 
पर चलने में जनता जब अ्रपनी श्रसमथंता का श्रनुभव करने लगी, ठीक उसी 
समय आचाये बल्लम ने पुष्य्मिर्गीय भक्ति का उपदेश देकर भागवत भक्ति 
को उस महायान का रूप प्रदान किया, जिस पर जनता बिना किसी विध्न-बाघा 
का श्रनुभव किये चल सकती थी | यह ऐसा संसरण पथ या राजमार्ग था, जिस 
पर चलने के लिये किसी को कही से भी निषेघाशा नहीं मिल सकती थी। 
विधि-निषेध की रूढ़ियों से परे यह महायान रागानुगा भक्ति का विशाल पथ 
था, जिस पर चलने के लिये मानव को केवल अ्रपने हृदय की श्रनरक्ति की 
श्रावश्यकता थी । तमी तो भ्रमरगीत में गोपियाँ उद्धव से कहती है :-- 


काहे को रोकत मारग सूधो । 
खुनि ऊधौ निगुश कंटक वें राज पंथ क्यों रुँंधो ॥ 
सुरतागर (ना«प्र०्स० ४४ ०८८) 
१-- अमिताभ? शब्द यहाँ महात्मा ब॒द्ध के लिये विशेषण के रूप भें प्रयुक्त 
हुआ है | वैसे बौद्धसम्प्रदाय में यह शब्द महात्मा बुद्ध के एक विशिष्ट 
भ्वतार का द्योतक है | 


[ ४१४ | 


इस पुष्टिपथ की श्राचाय बल्लम ने घोषणा की, जिसे अ्रष्टछाप के आठ 
कवियों ने अ्रपनी वीणाश्रो में मरकर दिग्दिगन्त में प्रसत कर दिया। स्वर्गीय 
श्राचार्य शुक्ल जी के शब्दों में, इन आ्राठ कवियों में भी, “सबसे ऊँची, 
सुरीली ओर मधुर ऋनकार अंधे कवि सूरदास की वीणा की थी |? इस भक्त 
कवि ने अकेले ही सशुण उपासना का जो मांग प्रशस्त किया, वह श्राज तक 
जनता के लिये हृदयग्राह्म बना हुआ। है । 


श्रष्यछ्वाप के कवियों में तो सर मूर्धन्य स्थान का अ्रधिकारी हैं ही, इसे 
श्राज तक के सभी समालोचकों में मुक्त कढ से स्वीकार किया है । श्रष्टक्वाप के 
बाहर भी उसकी समता करने वाले हू ढ़ने से मिलेंगे। सूर की टक्कर का हिन्दी 
साहित्य में केवल एक ही कवि है, और बह है कविकुल-चूड़ामगिि गोस्वामी 
तुलसीदास । जहाँ तक भक्ति-क्षेत्र का सम्बन्ध है, वहाँ तक हम किसी को भी 
एक दूसरे से ऊँचा नहीं कह सकते, कहना भी नहीं चाहिये, पर जेसा सूरदास 
और हरिलीला के चीरहरण प्रकरण में लिखा जा चुका है, सुर की श्राध्यात्मिक 
सिद्धि तुलसी की श्रपेज्ञा कुछ ऊ ची अ्रवश्य प्रतीत होती है । सूर के तम्बन्ध में 
नीचे लिखा दोहा अत्यन्त प्रसिद्ध हैः-- 


तत्व तत्व सूर। कही, तुलसी कही अनूठी । 

बची खुची कबिरा कही, और कही स्रो जूठी ॥ 

इस दोहे से सी आलोचना के इसी तथ्य का प्रकाश होता है । 

काव्योचित नवीन अंगों की उद्धावना करने में तो सुर श्रपनी समता 
नहीं रखते | स्वर्गीय आचाये रामचन्द्र शुक्ल के शब्दों में “प्रसंगोद्धावना करने 
वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में भी नहीं पाते ।? तथा “श्वज्ञार और बात्सस्य 
के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची, वहाँ तक श्रौर किसी कवि की नहीं । 
इन दोनों क्षेत्रों में तो इत महाकवि ने मानों श्रौरों के लिये कुछ छोड़ा ही नहीं | 
गोस्वामी तुलसीदास ने गीतावली में बाललीला को इनकी देखादेखी बहुत 
अधिक विस्तार दिया सहौ, पर उसमें बाल-सुलभ मात्रों और चेष्टाश्रों की वह 
प्रचुरता नहीं आई, उसमें रूप-वर्णन की ही प्रचुरता रही । बालचेष्टा के स्वामा- 
विक मनोहर चित्रों का इतना बड़ा मश्डार॒और कड़ी नहीं ।!!सूरदास,पृष्ठ १४४ 

काव्यक्षेत्र में गोस्वामी तुलसीदास पुश्यश्लोक राम की जीवन-गाथा 
को सर्वश्रेष्ठ स्थौन देकर श्रामे बढ़ते हैँ | काव्य उनके ल्विए साधन है, राम- 
गाथा साध्य। समग्राथा में भी राम के ईश्वरत्व का प्रतिपाद्न प्रधान है, 
काव्य-सम्बन्धी अ्रन्य बातें गौण । यह तथ्य उनके कब रुप को कुछ द्वीन कर 


[ ४१४ ] 


देता है | इसी के साथ रामगाथा का इतिवृत्तात्मक रूप भी तुलसी के सामने 
विद्यमान रहता है, जो भावधारा के विकास में व्याधात डाल सकता है | 


सुर प्रमुख रूप से भाव-प्रधान कवि है | वह घटनाओ्रों के घटायोप में 
नही पड़ता | जहाँ कहीं ऐतिहासिकता, पार्थिवता अथवा सांसारिकता का 
चित्रण आरा जाता हैं, वहाँ वह दोहे चौपाइयों में उसे चलता कर देता है। वह 
घटनात्मक श्रथवा इतिदृत्तात्मक वणन-शेली का परित्याग करके शुद्ध रूप से 
भावात्मक जगत में विहार करने वाला कवि है । उसके मानस-चक्षश्रों के सम्मुख 
विविधरूपा भाव-लहरियाँ उद्द लित होती रहती थी | एक बात को, एक तथ्य को 
वह श्रनेक रूपों में देखने और वर्णन करने का श्रभ्यासी था। एक छोटी-सी 
घटना को अपनी भाव-शबलता के सहारे वह विशाल रूप में अंकित कर तकता 
था । जीवन के विविध सांसारिक रूपो के विस्तार के स्थान पर उमके काव्य में 
भावों की गम्भीरता और उत्कृष्टता ही अधिकतर दिखलाई देती है। भाव 
की इस ऊंचाई श्र गहराई में ब्रिश्व के थोड़े से कबि ही सर की समता कर 
सकेंगे | मुरली, नेत्र, गोपियाँ, पनघट, पश्रमरगीत आदि विषयो पर अभिव्य॑जित 
उसकी भाव-राशि तो सुर को भाव-राज्य का एकन्नत्र सम्राट घोषित करती है । 


ललित कलाओं भें पाश्चात्य मनीषियो ने काव्य कला को सर्वोच्च स्थान 
प्रदान किया है। काव्य कल्ला भी दो प्रकार की हैः-- शब्द-प्रधान और 
भाव-प्रधान | शब्द-सौंदय-प्रधान काव्यकला संगीतकला के सहश ही अ्रपना 
आकर्षण और प्रभाव रखती है, परन्तु भाव-प्रधान कविता संगीत के आकर्षण 
और प्रभाव से भी ऊपर एकान्त मानसिक जगत की वस्तु है। भाव-प्रधान 
कविता को शब्द-प्रधान कविता से इधी हेतु उच्च स्थान दिया जाता है। शब्द 
पंचभूतों में सूचरमतम आकाश का गुण है, अ्रतण्व प्राकृतिक है; परन्तु भाव 
चेतना-प्रणाली से सम्बन्ध रखता है | भावों के भी कई विभेद किये गये है। 
जो काव्य इन भावों को श्रपने पाठकों के हृदयों में उद्दी्त एवं जाग्रत कर सके, 
वह निस्संदेह उच्चकोटि का काव्य है। सूर्सागर में ये भाव-वीचियाँ अनन्त है 
अपरिमित हैं | सरसागर पढ़कर पाठक किसी ऐतिहासिक घथ्ना की रंग-विरंगी 
रंगभूमि में प्रवेश नहीं करता, वह भावन्क्षेत्र में पहुँचकर श्राध्यात्मिक 
वातावरण में विहार करने लगता है । 


कतिपय कवि अ्रतिप्रिय काव्य की रचना करते है, रमणीय शब्दावलि 
का चुन-चुन कर प्रयोग करते हैं, कुछ उद्बोधक, वीरत्व-व्यंजक, उत्साह वद्ध क 
काव्य का निर्माण करते हैं, कुछु मन और बुद्धि के स्तरों में दाशंनिक विचारों 


[ ४१६ | 


की मणियाँ भर कर उन्हे प्रकाशित करना चाहते हैँ--पर विरले हैं वे कवि, 
जो सीधे भ्रात्मा की बात आत्मा से कहते हों | सूर इन्हीं विरले कवियों में है | 
वह शअ्रन्तस्तल से बोलता है, जिसका प्रभाव बाहर के सभी स्तरों पर अनायास पड़ 
जाता है | श्रति-प्रियता श्रथवा शरीर की बात अपने क्षेत्र तक ही सीमित रहती 
है, अधिक से अ्रधिक बढ़ेगी भी, तो केबल श्रपने निकव्वर्ती प्राण को कुछ प्रभा- 
वित कर देंगी। यही दशा अन्य क्षेत्रों की है। पर इन सभी स्तरों में जो व्याप्त 
है, जो अन्तर्यामी है, उसको बात उतके निगू ढतम श०८ चलकर सभी स्तरों 
को प्रभावित करती हुई बाहर तक चली श्राती है डर का काव्य श्रात्मा का 
काव्य है | वह श्रन्तर के तार को भंकृत करने वाला है, जिसके भंकृत होते ही. 
बुद्धि निमल, मन विकरित, प्राण पुलकित और शरीर उल्लसित हो उ | (१ । 
भाव-साम्राज्य के श्रद्धत सम्राट सर को यदि किसी आलोचक ने नीचे दोहे 
में सूय कहा है, तो उसमे अत्युक्ति ही क्या है (--- 

सूर सर, तुलसी ससी, उड्डुगन केसबदास । 

अबके कवि खद्योत सम, जहँ तह करत प्रकास ।। 


पफरिशिष्ट 


पारिश्रेष्ट / 


वायुपुराण ओर श्रीकृष्णलीला 


वायुपुराण, द्वितीय खण्ड, श्रध्याय ४२ के नीचे उद्ध त श्लोकों में 
श्रीकृष्ण को अक्षर ब्रह्म से परे श्रौर राधा के साथ गोलोक-लीला-विलासी कहा 
गया हैः--- 
धावतो न्यानतिक्रान्तं बदतो वागगोचरम्‌। 
वेद बेदान्त सिद्धान्तिविनिर्णीतम्‌ तदक्षरम॥ ४२ ॥ 
अक्षराज्न पर किंचित्‌ सा काष्ठा सा परागतिः। 
इत्येबं॑ श्रुयते वेदे बहुधापि विचारिते।। ४३ ॥ 
अक्षरस्यात्मनश्चापि स्वात्मरूपतया स्थितम्‌ । 
परमानन्द सन्दोह रूपमानन्द विग्रहम्‌॥ ४४ ॥ 
लीला विलास रसिकं॑ बल्लवीयुथमध्यगम्‌। 
शिखि पिच्छ किरीटेन भास्वद्रत्व चितेन च)| ४४५ ॥ 
उल्लसद्िद्य दाटोप कुण्डलाभ्याँ विराजितम्‌। 
कर्णोपानतचरन्नेत्र खंजरीद मनोहरम्‌॥ ४६ ॥ 
कुछज कुठःज श्रियाव॒ुन्द्‌ विज्लास रति लम्पटम्‌ । 
पीताम्बरधरं दिव्य चन्द्नालेपमंडितम्‌ ॥ ४७ | 
अधराम्त संसिक्त वेशु नादेन वल्लवीः। 
मोहयन्त॑ चिदानन्द्मनंगमदर्भंजनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
कोटि कामकल। पूर्ण कोटि चन्द्रांशु निर्मेलम्‌। 
त्रिरेव कंठ विल्लसद्रत्न गुंजामृगाकुलम्‌ ॥ ४६ ॥ 
यमुना पुलिने तुंगे तसालवन कानने। 
कदम्ब चम्प्काशोफ पारिजात मनोहरे॥ ५० ॥ 
शिखि पारावत शुक पिक कोलाहलाकुले । 
निरोधाथे गवामेव धावमान मितस्ततः | ५१ ॥ 
राधा विज्ञास रसिक कृष्णा|झूयं पुरुष परमू | 


[ ४२० ] 


श्रतवानस्मि बेदेभ्यो यतस्‍्तद्गोचरो5भवत्‌ ॥ ४२ ॥ 
व॑ ब्रह्मरि चिन्मात्रे निगुणे भेद बजिते। 
गोलाक संज्ञिके ऋष्णो दीव्यतीति श्रत मया।। ४३ ॥ 
नातः  परतर किंचिन्निगमागमयोरपि । 
तथापि निगमो वक्ति ह्क्षरात्‌ परत. परः ॥ ४५४ ॥ 
गोलोक वासी भगवानक्षरात्पर ड्च्यते । 
तस्मादपि परः कोहसौ गोयते श्रुतिभिः सदा ॥ ४५४ ॥ 
उदिष्टो बेद वचन विशेषों ज्ञायते कथम्‌। 
श्रुतेवोथा उन्यथा बोध्य. परतस्त्वक्षरादिति ॥ ४५६ ॥ 
श्रुत्यर्थ संशयापन्नों व्यासः सत्यवती सुतः । 
विचारयामास चिरं न श्रपेदे यथातथम्‌।॥| ४७ ॥ 


“अ्रक्ञुर ब्रह्म अन्य अनेक दौड़ते हुओं को अतिक्रान्त कर जाता है | 
वक्ताश्रों की वाणी से भी जो परे है, वेद-वेदान्तों के सिद्धान्तों द्वारा जिम 
श्रज्ञ ब्रह्म के सम्बन्ध में ऐसा निर्णय किया गया है, अनेक प्रकार से विचार 
करने पर वेद में भी ऐसा ही सुना जाता है कि उस अक्षर ब्रह्म से परे कुछ भी 
नहीं है| वही सबकी पराकाष्ठा श्रौर परम गति है | परन्तु इस अक्षर ब्रह्म से 
भी परे, स्वात्मरूप से स्थित, आनन्द-विग्रही, परमानन्द के धाम यह श्रीकृष्ण 
कौन हैं, जो गोपिकाश्रों के समूह में विचरण करनेवाले लीला-विलासी श्रोर 
रसिक हैं; रत्न-खचित मयूर पंखों का मुकुट जिनके शिर पर शोभायमान है 
विद्य तु के समान चमकते हुए. कश्डल जिनके कानों को सुशोभित करते हैं 
खंजरीट के समान मनोहर श्रौर कान तक फेले हुए, जिनके विशाल नेत्र हैं; जो 
क॒झ्चों में गोपिकाश्रों के ममूह के साथ विज्ञास करते हैं, दिव्य-पीताम्बर-घारी हैं और 
चन्दन के लेप से मण्द्ित हैं; जो श्रप ने अ्रधराम त से संसिक्त वंशी की ध्वनि द्वारा 
गोपिकाओं को मोहित करते हैं, कामदेव के मद को भी दूर करने वाले शोर 
चिदानन्द रूप हैं; करोड़ो कामदेवों की सौंदर्यकला से पूर्ण श्रोर करोड़ों चन्द्रमश्रों 
कौ धवल किरणों के समान निर्मल हैं; जिनके कठ में तीन रेखाये हैं; जो 
तमाल-वन-कानन में, कदम्ब, चम्पा, अशोक, पारिजात श्रादि वृक्षों से शोभा- 
यमान, मयूर, पारावत, शुक, पिक शआ्रादि के कोलाइल से पूर्ण यमुना के त॒ग 
तट पर गायों को रोकने के लिए इधर-उधर दौड़ते हैं; जो राधा के साथ विलास 
करने वाले रसिक परम पुरुष कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध हैं; बेदों से भी मैंने यही 
सुना है | जो ब्रह्म. चिन्मात्रं है, निग'ण है, भेद-वर्जित है, वही कृष्ण रूप में 
ग़ोलोक में क्रीड़ा करता है--ऐशा मी मैंने सतो-है। यद्यपि अ््तर ब्रह्म से परे कछ 


[ ४२१ ] 


भी नहीं है, फिर भी वेद कहता है कि भ्रीकृष्ण इस अक्षर ब्रह्म से भी परात्पर 
हैं। गोलोकवासी भगवान कृष्ण श्रक्षर से भी परे कह्दे जाते है। अक्षर से भी 
परे ये श्रीकृष्ण कौन है, जिनका यश वेद भी ठुदेव गाते है ! 

बेदबाणी में कथित यह विशिष्ट श्रीकृष्ण किस प्रकार जाने जाते है ! 
श्रथवा श्रुति का अ्रथ ही कुछ श्रन्य प्रकार से जानने योग्य है, जो अ्रक्षर से भी 
परे हे १ इन प्रकार सत्यवती-पुत्र व्यास बेदाथ के सम्बन्ध में सशय में पड़े रहे । 
वे बहुत देर तक विचार करते रहे, परन्तु वास्तविकता को न जान सके |? 

इन स्थल पर शअ्रत्चर ब्रह्म से भी परे साज्षात ब्रह्म या भगवान की स्थिति 
का वर्णन किया गया है। उपनिषदों में जिसे श्ररूप, श्रशब्द, श्रनिर्देश्य और 
श्रनिर्वाच्य कहा है, यह वही ब्रह्म है। यही परम तत्व है. जो किसी नाम द्वारा 
अभिहित नहीं किया जा सकता | इती परम तत्व को सात्वत वेष्णवों ने श्रीकृष्ण 
भगवान कहकर पुकारा हैं। 


परिशिष्ट ? 
पद्मप्राण ओर श्रीकृष्णलीला 


पद्मपुराण, पाताल खंड में अ्रध्याय ६६ से लेकर ७२ तक श्रीकृष्ण 
माहात्म्य तथा अध्याय ७३ से ८३ तक वृन्दावन आदि का माहात्म्य वर्णन 
किया गया है । इस पुराण में भ्रीकृष्ण -लीला सम्बन्धी ऐसी सामग्री है, जिपका पुष्टि- 
मार्ग के साथ विशेष सम्बन्ध है। अ्रतः उस सामग्री को यहाँ प्रस्तुत किया 
जाता है | 
वृन्दावन --- अध्याय ६९ 


सात्वतां स्थान मृधेन्यं विष्णोरत्यन्त दुलभम्‌ । 
नित्य वृ-दावनं नास ब्ह्यांडोपरि संस्थितम्‌ ॥८५॥ 
पूर्ण त्रह्म सुखेश्वय॑ नित्यमानन्द्मव्ययम्‌ । 
बेकुंठादि तदशां्श स्वयं बुन्दाव् भुवि ॥६॥ 


नित्य बन्दावन ब्रह्मांड के ऊपर स्थित है | यह श्रत्यन्त दुलेभ और शध्थानों 
में शिरोमणि है | यहाँ पूर्ण अह्मसुख और ऐश्वर्य है और नित्य, अक्षय अनन्द 
है | बेकुण्ठादि इसी के अंशों के अंश हैं । 
द्वारिका--- 

बेकुंठ वेभवं यहे हृव(रिकायां प्रतिष्ठितम्‌ ॥१०॥ 

बेंकुएठ का जो वैभव है, वह द्वारिका में प्रतिष्ठित है । 
गरोकुल-- 

गोलोकेश्वर्य यत्किचिद्‌ गोकुलले तत्प्रतिष्ठितम्‌ ॥१५०।॥ 

महारण्य॑ गोकुलाख्यम्‌ कृष्ण क्रोडारस स्थलम्‌ ।१८॥ 

सहस्नपत्र कमल गोकुलारूयं महत्पदम्‌ ॥२३॥ 

गीन्द्ररपि दुःप्राप सवोत्मायच्च' गोकुलम्‌ ॥२६॥ 

गोलोक में जो कुछ ऐश्वर्य है, वह सब गोकुल में प्रतिष्ठित है। गोकुल 

श्रीकृष्ण भगवान की रप़्मग्रो क्रीडास्यली है और यहाँ का वन विशाल है | 


[| ४२३ ] 


सहखंदल कमल के समान महापद वाची गोकुल बड़े-बड़े योगियों को भी कठि- 
नता से प्राप्त होता है। 


मथुरा -- 

तस्मात्‌ त्रैल्ञोक्य मध्येतु प्रथ्वी धन्येति विश्वता | 

यस्मान्‌ माथुरक नाम विष्णोरेकान्तवज्लभम्‌ ॥१२॥ 

स्वस्थानमधिक॑ नामघेय॑ साथुरमंडलम्‌ । 

निगृढ़" विविध॑ स्थान पुयेभ्यन्तर संस्थितम्‌ ॥१३॥ 

संहस्त पत्र कमलाकारं साथुर मंडलम्‌ । 

विष्युचक्र परिश्रामाद्धाम वेष्णवमड् तम्‌ ॥१४॥ 

तीनों लोकों के मध्य में, प्रसिद्ध प्रथ्वी पर धन्य, विष्णु का एकान्तप्रिय 
मधुंरा नाम का स्थान है। यह भगवान का श्रपना स्थान है| इस नगर के 
श्रन्दर छिपे हुए श्रन्य स्थान भी है । विष्णुचक्र के प्रवर्तन से यह श्रद्धुत वैष्णव 
धाम कहलाता है| मथुरा मंडल सहख-दल-कमल के आकार का है। 


द्वादश वन 
भद्र श्री लोह भांडीर महाताल खदीरकाः । 
वकूल॑, कुमुदं, काम्यं, मधु वुन्दावन तथा ॥१६॥ 


भद्रवन, लोहबन, श्रीवन, मांडीरवन, महावन, तालवन, खद्रिवन, 
वकुलवन, कुमुदवन, कामवन, मधुवन ओर दृन्दावन ये बारह वन कहलाते है। 
इनमें से सात वन कालिन्दी के पश्चिम में ओर पाँच वन उमके पूर्थ में है 


श्रीकृष्ण वृन्दावन के स्वामी है | उनको गोविन्दता यही प्राप्त हुईं हे । 
(४०) , नन्दीश्वर वन में नन्द का घर है । (४२), भांडीर द्वादश दल का रम्य मनो 
हर वन है, जहाँ भ्ीकृष्ण ने श्रीदामा श्रादि के साथ क्रीड़ा कौ है (४८), कृष्ण 
का नाम दामोदर है, जो प्रेमानन्द रस के समुद्र हैं (४४), श्लोक ८८ से १०२ 
तक श्रीकृष्ण के सौंदर्य का वर्णन है, जिसमें नवीन नीरद-श्रेणी के समान स्निग्ध 
मंजु कु डल, विकसित इन्दीवर के रुमान कान्ति, अल्लनाभा के समान चिकना 
श्याम शरीर; स्निग्घ, नील, कुटिल एवं सौरभ-सम्पन्न कुन्तल; मयूर मुकुट 
मणिमाणिक्य के किरीटभूषण, चन्द्र के ममान मख-मडल, मस्तक पर गोरोचन 
से युक्त करतूरी का तिलक, नील इन्दौीवर के समान विशाल नेन्न; सुचारु, उन्नत 
एव सौंदर्य-सम्पन्न नासिका का अ्रग्रमाग, वक्षस्थल पर श्रीवत्म, कौस्तुम मणि 
आर मोतियों का हार; हाथ में कंकण और केयूर; कि में किंकिणी, कपू र- 


[ ४२४ ] 


श्रगेर-कस्तूरी-चन्दन-गोरोचनमय दिव्य अंगराग से चित्रित शरीर, गंभीर नाभि, 
वृत्ताकार जानु, कमल-करतल और पादपद्म के तलवे ध्वज, वज् और अंकुश 
के चिहनों से शोमित, चन्द्रकिरण-समूह के समान चमकते हुए न, कोटि कंदपो 
के सौंदर्य को भी जीव लेने वाली तिरछी ग्रीवा, कपोल और कर्घों पर स्फुरिंत 
काझ्न कु डल, अ्रपांग दृष्टि, अमन्‍्द हास्य और कुख्ित अधंरों पर रखी हुई 
मज्जुस्वरवाली वंशी का वर्णन है । 


श्रध्याय ७० के प्रारम्भ में ्रष्ट प्रकृति तथा षोडश श्राद्य प्रकृति-प्रधान 
कृष्ण वल्लभाश्रों का उल्लेख है, जिनके नाम आर स्थान-क्रम बृहद्‌ ब्रह्म संहिता 
के तृतीय पाद, द्विंतीय श्रध्याय में श्लोक रे३े से ४६५ तक तथा २।४।३७ से 
आगे के श्लोकों में दिये हुए नामों के अनुप्तार है। श्लोक भी एकाघ शब्द के 
भेद को छोड़कर एक जैसे ही हैं। “गोपियाँ' शीषक परिच्छेद में यह सामग्री 
समाविष्ट कर दी गई है। भुतिकन्याओओं तथा देवकन्याश्रों का भी यहाँ वर्णन है, 
जो क्रमशः कृष्ण के दक्षिण तथा व।म भाग में स्थान पाती हैं। ये सब दिव्य 
भाव से मरित, अ्रतिशय सौंदर्य से सम्मन्न, मनोहर कटाज्ञो वाली, निर्लज और 
गोविन्द के अंग का स्वर्श करने के लिये उद्यत रहती थी । 


इसी स्थल पर समान-वेष-बल-पौरुष-गुण-कर्म वाले, संगीत-वेशुवादन 
में समान रूप से तत्पर भीद।मा, सुदामा, बसुदामा,स्त।क,सुभद्र श्रादि गोपालों 
का वर्णन है। बलराम को मधुपान में श्रासक्त और सदैव मधु-धूरित नेत्र वाला 
कहा गया है | 


भ्रध्याय ७२ में उग्रतगा, सत्यतपा, हरिधामा, जावालि तथा कुशध्वज 
ब्रह्मर्षि के पुत्र शुचिश्रवा और सुबर्ण आदि सुनियों का तपश्चर्या करने के उप- 
रान्त ब्रज में गोपिकाओं के रूप में उत्पन्त होना लिखा है। अध्याय ७३ में 
वृग्दावन और मथुरा का माहात््य-वर्णन है। सनातनी, पुरातनी और मनोरमा 
मथुरा नगरी सुरेन्द्र, नागेन्द्र तथा मुनीन्द्रों से सदैव प्रशंसित रही है । मथुरा के 
निवासी देवताश्रों के लिये भी मान्य हैं और सभी चतुभु ज विष के समान है 
(श्लोक ४६) । शिव-पूजा के सम्बस्ध में यह श्लोक लिखा है;-- 


न कर्थ मयि भर्त्ति स लभते पाप पुरुषः। 
यो मदीय॑ पर मक्त शिवं संपूजयेन्नहि ॥५१॥ 


भगवान कहते है: “जो पापी पुरुष मेरे भक्त शिवजी को पूजा नहीं 
करता, उसे मेरी भक्ति कभी प्राप्त नही होती ।” 


[ #रे१ ] 


अध्याय ७४, श्लोक ४६ ४० में वृन्दावन को राधापति का स्थान कहा 
है, जो गोलोक से भी ऊपर स्थित है 


गतो राधापति स्थान यत्सिद्धे रप्यगाचरम्‌। 

ततश्च स॒डपादिष्टो गोलोकादुपरिस्थितम्‌ ॥४६॥ 

स्थिर वायु ध॒र्ते नित्यं सत्य सबे सुखास्पदम्‌ । 

नित्य॑ वृन्दावन नाम नित्य रास महोत्सबम्‌ ॥४०॥ 

सूरदास ने भी इंसी नित्य बृन्द!बन घाम का वर्णन किया है, जहाँ नित्य- 
रास-महोत्सव॑ हुआ करता है। 

इस श्रध्याय में पक्षियों का कलकूजन और श्राभूषंणों का रम्य रणन 
पढ़ते ही बनता है । त्रिपुरसुन्दरी देवी के स्थान, अंगाभरणं श्रौर उपके द्वारा 
बताये हुए. सरोवरों के वर्णन में इनका समावेश किया गया है। यहीं पर एक 
सरोवर से श्नान करके अ्रजु न सर्वाभरण-भूषिता एक श्रेष्ठ, सुरुदर, किशों रवर्षीया 
आराश्चयमयी ललना बन गये | इस सरोवर से पूर्व की ओर एक दूसरा सरोवर 
था, जो विविध प्रकारके पत्तियों के कलरव से गुज्ञायमान, करव, कल्हार, कमल, 
इन्दीवर आदि पृष्पपादपों से सुशीभित और पद्मपराग मणियो से खचित तट- 
वाला था | वहाँ विधिध विकच कुसुमों से पूर्ण कुशल, लता और द्र मादि थे। 
अज्जञ न वहाँ स्त्री बने हुये थोड़ी देर ही ठहर पाये थे कि उन्हें क्वणत्काश्वी 
मज्जुमज्ञीर और किकिणियो की ऋनकार सुनाई पड़ी । इसके साथ ही विस्मय- 
जनक योवन-समन्न, श्राश्वयंमयी श्र॒लंकृति, श्राकृति और वाणी वाली, विश्रम- 
संवुक्त, विचित्र सम्माषण, हास्य एवं अ्रवलोकन लिये, माधुय-सेवित, मधुर 
लावण्यमयी प्रमदाओं के आश्चयंपूर्ण बृन्द दिखाई दिये | इनमे से प्रियमुदा 
नाम की एक प्रमदा से श्रन्नु न का वार्तालाप हुआ, जिससे उन्हे ज्ञात हुआ 
कि ये प्रमदायें वृन्दावन-कलानाथ कृष्ण भगवान की विहारद।रिकार्यें है, जिनमें 
कुछ श्रुतिगण हैँं,कुछ मुनिगण है और कुछ वल्लव-बालायें है। इनके कुछ नाम 
भी दिये हुए हैं, जेसे पूर्णरसा, रसमन्थरा, रसाला, रसवल्लरी, रसपीयूषधारा, 
रसतरगिणी, सरसकल्लोलिनी, रमवात्रिका, अनंगसेना, श्रंनंगमालिनी, मदयन्ती, 
रसविहला, ललिता, ललिता योवना, श्रनंगकुसुम, मदन मजरी, कलावतो, 
रतिकला, कामकला, कामदायिनी, रतिज्ञोला आ्रादि | ये नित्यानन्दमयी और 
नित्य प्रेमरस-प्रदायिनी है| इसके पश्चात्‌ श्रतिगण तथा सुनिगण गोपिकाश्रों 
में से कछ के नाम दिये हैं, जिनका उल्ल ख॑ गोपियों के प्रकरण में हो चुका दे । 

जिस मंत्र के जाप से गोकुलनाथ के लिये ब्रत किया जाता है, उसे 
यहाँ सर्वसिद्धिप्रदाता और समस्त तंत्रों में गोपित (गुह्य, छिपा हुआ) कहा गया 


[ ४२६ ] 


है । (श्लोक १४१) इस मोहन मन्नराज के साथ ध्यान और यंत्रराज के लिखने 
का भी उल्लेख है, जो 'हरिलौला और तंत्र साहित्य” में वर्णित हमारी धारणा 
को पुष्ट करता दै । 


इस श्रध्याय के श्रन्त में रासरतालय कृष्ण के पास चामर,व्यज्जन,माहँय, 
गंध, चन्दन, ताम्बूल, दर्पण, पान श्रादि विंलास की समश्त रसाल सामग्री 
विद्यमान दै। यथास्थान नियुक्त, कृष्ण के इंगित पर क्रियाशील और उनके 
कमल-मुख पर श्राँख लगाये हुए चचल प्रमदायें भी विद्यमान हैं। महायोगेश्वर 
श्रीकृष्ण ने यहाँ मदनावेश-विंहला आजु नीया (स्त्री के रूप में अजु न) का 
हाथ पकड़कर क्रीड़ावन में प्रवेश किया और यथाकाम रमण किया । ग्मण-भ्रान्त 
श्राज़ु नीया जल में स्नान करके फिर अजु न बन गई। श्रीकृष्ण ने उपसे 
इस रहस्य को किसी को भी न बताने की शपथ ली । 


तात्रिकों की-सी यह लीला अध्यात्म पक्ष में कितना ही श्रेष्ठ श्र 
रखती हो, लोक के लिये तो यह श्रकल्याणकर ही प्रतीत होती है । 


अध्याय ७४ श्लोक ८ मेँ वृन्दावन को पुनः निजरम्यधाम कहा गया है । 
पाँच योजन विस्तार में फेले हुए इसके ३२ वन हैं। बूृहत्‌ ब्रह्म संहिता की 
भाँति यहाँ कालिन्दी परमामृतवाहिनी सुषुम्ना नाडी है। इस श्रध्याय में नारद 
भी अ्रमृततर में स्नान करके त्ली बनते हैं, और एक वर्ष तक कामकलात्मक, 
योषिदानन्द-हृदय,तब्चिदानन्द एवं सनातन कृष्श के साथ उनकी प्रियपुरी बृन्दा 
के अन्दर, एक वर्ष तक, रमण करते हैं । 

श्रध्याय ७६, एक श्लोक को छोड़कर, जो श्रन्त में आया दै, सम्पूर्ण 
रूप से गद्यमय है श्रीर उसमे श्रीकृष्ण का थोड़ा-सता ऐतिहासिक वणन दे । 

श्रध्याय ७७ के श्लोक १२ में गोपी-शरीरघारी श्रुतियों का श्रीकृष्ण को 
चूमते, हंसते तथा आलिंगन करते हुए; वर्णन किया है। फिर प्रेम-रोमांचराजिता, 
वैवर््य-स्वेद-सथुक्ता तथा भावारुक्ता प्रियंवदा; सुरासरस्का सुवर्णमालिनी, 
सर्वक्षीजीवना, दीनवत्सला,विमलाशया और निपौतनामपीयूषा राका, सुरतोत्सव- 
सग्रामा चित्ररेखा, हरि के दक्षिण पाश्वे म॑ स्थित स्व॑मंत्रप्रिया तथा श्रनगलोभ- 
माधुर्या चन्द्रा आदि कई गोपिकाश्रों का वर्णन है। राधा और कृष्ण को 
प्रकृति और पुरुष बताते हुए पद्मपुराण कहता है!--- ह 


गोविन्द एव पुरुषों ब्रक्षाद्याः सत्रिय एबच ॥४०५। 
छ्शे कप 

पुरुषः प्रक्ृतिश्वाद्यो राधा वृन्दावनेश्वरो ॥४८॥ 

प्रकृते विंक्ृतं खव बिना ब॒ुन्दावनेश्वरम्‌ ॥४६॥ 


[ ४२७ ] 


गोविन्द ही पुरुष है, ब्रह्मादि देवता स्त्रियाँ हैं। राधा और कृष्ण ही 
श्राद्य प्रकृति श्रोर पुरुष है। कृष्ण के बिना राधा रूप प्रकृति का सब कुछ 
विक्षत ही है । 
ह अ्रध्याय ८० में हरिनाम कीत॑न का इस प्रकार उल्ले ख है;-- 

आम," ३ हूँ करे कप 

हरेनोम हरेनाम हरेनामेव केवलम्‌ ॥२॥ 

हरे राम हरे कृष्ण ऋष्ण ऋृष्णेति मंगलम्‌ ॥३॥ 

विषयग्राइसंकुल घोर कलियुग म॑ं हरिनाम ही उद्धार करने वाला है। 
पौराणिकों में श्रत्यन्त प्रसिद्ध यह श्लोक भी यहाँ मिलता है;-- 

अपविजन्रः पवित्रो वा स्वोवस्थांगतो5पि वा। 

यः स्मरेत्‌ पुस्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यान्तर' शुचिः ॥ १२५ 

अध्याय ८१ में लिखा है कि वैष्णव भक्तिमागरूपी महायान पर चलने 
के श्रधिकारी वे सभी व्यक्ति हैं, जो श्रीकृष्ण में भ्रद्धा-भक्ति रखते हैं | इस विषय 
के कुछ श्लोक नीचे दिये जाते हैं।-- 

सर्वेइधिकारिणश्चात्र चंडालान्ता मुनीश्वर | 

ख्रियः श॒द्रादय श्चापि जड़ मुकादि पंगव. ॥१६॥ 

अन्ये हूणाः किराताश्च पुलिन्दा: पुष्कसास्तथा । 

आभीरा यवना:कंकाः खसाधा: पापयानयः ॥२०॥ 

दंभाहंकारपरसाः पापा: पेशुन्य तत्परा: । 

गोतज्राह्मणादि हंतारों महोपपातकान्वितः ॥२१॥ 

ज्ञान वराग्यरहिता: श्रवणादि बिवजिता: | 

एते चान्ये च सर्वे स्युमेनोरस्याधिकारिणः: ॥रश। 

यदि अक्तिभवेदेषां कृष्ण. सर्वश्वरेश्बरे। 

तंदाधिकारिण' सर्वे नान्यथा मुनिसत्तम ॥२३॥ 

गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस के उत्तरकाणड के अन्त 
में यवन, किरात, हूण, पुलिन्द, खल श्रादि सबको राम नाम से पवित्र होने 
वाला कह दिया है । 

श्रध्याय ८१ के श्रन्त में श्रीकृष्ण की मूर्ति का ध्यान करने की विधि 
बतलाई है। श्रीकृष्ण पीताम्बरघारी हैं, वनमाल उनके वक्षस्थल पर है। शिर 








१--आचर्य बल्लभ ब्रह्मसूत्र ३-३-१ के भाष्य में पृष्ठ ६७४ पर अन्य 
अवतारों के साथ श्रीकृष्ण अवतार का वर्णन करते हुए उनकी शोभा का 
शेष टिप्पणी श्रगले प्रृष्ठ पर 


[ ४र८ | 


पर मोर मकट है, मख-मडल करोड़ो चम्द्रमाओों की श्राभा के समान है 

कर्शिकार का अ्रवतंस धारण किये है, चन्देन की खोर के बीच कु कम विन्दु 
लगा हुआ है, भाल पर मइलाकृति तिलक है, कान में सूर्य के समान चमकते 
हुए कुण्डल है, दर्पण के समान आभा वाले कपोलों पर प्रस्वेद-विन्दु है, उन्नत 
श्र के साथ लीलामय श्रपांग राधा की श्रोर लगे हुए है, ऊंची नारिका है 
जिसके अग्रभाग पर मक्ता विस्फुरित हो रहा है, दशनों की ज्योत्स्ना से पकव 
बिम्बाफल के समान लाल श्रोष्ठ शोभायमान हो रहे है, हाथों में केयूर, अगद 
ओर रतन मद्रिका है, वाम हाथ में कमल और मुरली है, मध्यम।ग (कि) में 
कांचीदाम और पेरों में नपुर है, रतिकेलि के रसावेश में नेत्र चचल हो रहे हैं, 
इस पकार कव्यतरु के मूल में रन सिंहासन पर समासीन कृष्ण अपने वाम 
पाश्वे में राधा को बिठाये, स्वय हँसते और उसे हँलाते हुए चित्रित किए गए 
हैं| राधा के स्वरूप का भी पूर्ण वर्णन है। उसकी कांति तप्त स्वर्ण कौ प्रभा के 
समान है । नीली चोली पहने है | पद्टांचल से अ्र्ध श्राइत कमल-कान्त मख- 
मंडल है| चकोरी के समान उपके चंचल नेत्र श्रीकृष्ण के वदन-चन्द्र पर लगे 
हैं | श्रंगुष्ठ श्रौर तजनी के द्वारा ग्रहीत पर्ण-चूणं-समन्वित पूगफल श्रीकृष्ण को 
श्रर्षित कर रही है। उसके पीनोन्नतपयोधरों के ऊपर मक्ताहार स्फुरित हो रहा 
है। वह किंकिणीजाल से मडित ज्ञीणकटि वाली तथा प्ृथुभोणी है। रत्नों के 
ताटंक, केयूर, मुद्रा और कंकण धारण किये है। पैरों की अ्रेंगुलियों में 
रत्नो के मंजीर हैं। वह लावशण्य की सार, मुग्धांगी और सर्वावयव सुन्दरी है । 
आनब्दरस में मग्न, प्रसन्न, नवशुवती राधा की सेवा में चामर और व्यंजन लिये 
उसी के समान श्रायु और गुण वाली सखियाँ लगी हुई हैं। ( श्लोक ३४ से 
४० तक) श्लोक ४२ में गोपना दुच्यते गोपी राधिका कृष्ण वल्लभा | देवी 
क्ृष्णुमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता! || के अ्रनुसार गोपन के कारण राधा को 
गोपी, परदेवता श्रौर कृष्ण-वल्लमा तथा श्लोक ४३ में कृष्णाहादस्वरूपिणी 


2 +>नगकनन-++-3%५००+--+०-+.ेहेनन+न 3 +$+प कक नमन न मनन “इन पा ननकननन-नननं- -परन+-. के ाना+कन-पानककलनननानान-ननपननआाक++क न प॒कन-न न निननानन ;3५+नकनकान-न-पनन-नी पान "कम ककनक कल ककननन-पूनिगिकनिनापनन-मननमप भर +ककननानभकनना-न न“ फननायी कक गया ककिनकनकऊ+3५+49+3 3 न नननननव्कक च ड ठ ि डडन3क्‍+-%---क०: 
हा ाााााााााााआाााााभााााभाआाआआाातकंधभ भा अआअइभइइइइइ अप मभरक ४ > आरा भुआ ५) आाा७७७७४४७७७एएए जलकर सन व 


शेष टिप्पणी पिछले प्रृष्ठ की 
इस प्रकार उल्लेख करते हैंः--“अथवॉपनिषत्सु क्वचित्‌ गोकुल बृन्दा 
कानन सम्रद्‌ गोपरूपम्‌ श्रनल्प कल्पद्र म प्रसून विरचित विचित्र स्थलीक 
कालिन्दी सलिल कल्लोल सज्धि मुदुतर पवन चलत श्रलकविराजमान 
गण्डमण्डल् द्यूति मणिडत कुण्डल प्रभानुभावित वार्मांसिलन्‌ मू्धन्य 
सहामणिक मुरलिका मुखावली मिलत्‌ श्रति तरल कर कमल थयुगलांगुली 
वृशवद विविध स्वर मूच्छुना प्लोहित ब्रजबर नितम्बिनी कदम्ब कृटाज्नञ 
कंबल थाचितं निरूप्यतें | 





[ ४२६ | 


कहा गया है | श्लोक ४१ में राधा और कृष्ण में श्रभेद की स्थापना की गई 
हैं| श्लोक ४७ में चित्‌ श्रौर श्रच्ित्‌ लक्षण वाले निखिल जगत को राघा 
कृष्णुमय तथा उन दोनो की विभूति माना गया है| इसके पश्चात्‌ ब्रह्मवैव्त की 
भाँति जम्बू द्वीप, भारतवर्ष, मथुगपुरी, इन्दावन, गोपिकायं, राधा की सखियाँ 
ओर उनमें राधा की उत्तरोत्तर प्रशंसा वर्णित है। श्लोकों की पदावलि दोनों 
में भिन्न-भिन्न हे | सूग्सागर में वर्णित राधा और कृष्ण का स्वरूप पद्मपुराण के 
इस अध्याय में वर्णित उनके स्वरूप से विशेष रामता रखता हैं। अ्रध्याय ८२ 
श्लोक ७३ के पश्चात्‌ श्रीकृष्ण अश्रपनी प्रिया और परदेवता राधिका के चारों 
श्रोर सेवा करती हुई ₹त-सहर्त सखियों को नित्य कहते हैं । गोप, गायें श्रौर 
गोपिकार्यें तथा रसात्मक इृन्दावन सत्र नित्य हैं | मै वृन्दावन को छोड़कर श्रौर 
कही नहीं जाता । यहीं राधा के साथ निवास करता हूँ । समस्त उपायों को छोड़ 
कर जो गोपी-भाव से उपासना करते हैं, वे ही मुझे प्राप्त होते हैं, अन्य नहीं 
(श्लोक ८२)। जो केवल मेरी ही शरण ग्रहण करते हैं, मेरी प्रिया राधा की नहीं 
वे भी ममे प्राप्त नही कर सकते (श्लोक ८४) । व्यवहार क्षेत्र में इसका श्रथ 
होगा--विद्या और श्रविद्या, श्रेय और प्रय, अभ्युदय श्रौर निःश्रेयत, लोक श्रौर 
परलोक दोनों की साधना करना । श्रध्याय ८र के प्रारम्म में नारद शिवजी से 
सर्वश्रेष्ठ भावमार्ग की व्याख्या करने के लिए कहते हैं | शिवजी उत्तर देते हैं:-- 


दास्यः सखाय* पितरो प्रेयस्यश्च हरेरि् | 
सब नित्या मुनि श्रेष्ठ वसन्ति गुणशालिनः || ३॥ 
यथा प्रकट लीलायां पुराणेषु प्रकीतिताः। 
तथा ते नित्य लीलायां सन्ति वृन्दावने भुवि ॥५॥ 


हरि की दासियाँ, रुखा, माता-पिता, प्रेयती सब नित्य और गुण- 
शाली है। वे जैसे प्रकट लौला करते हुए. पुराणों में वर्णित हुए हैं, वेसे ही 
नित्य लीला में बृन्दावन भू में निवास करते हैं | 


इसके पश्चात्‌ वृन्दा श्रीकृष्ण की दैनंदिनी लौला का वर्णन करती हुई 
कृष्ण और राधा के शयन, जागरण, दतौन, स्नान, पाक श्रादि का उल्लेख 
करती है । गोपवेशधर कृष्ण॑ सखाओं के साथ गायों को लेकर वन में प्रवेश 
करते हैं और विविध प्रकार के विहार तथा खेल करते है। श्रीकृष्ण अन्य 
सखाश्रों को धोखा देकर केवल दो तीन प्रिय सखाश्रों के साथ राधिका प्रिया के 
दर्शनों के लिए उत्सुक बने हुए संकेत स्थान पर जाते हैं। राधा मी सूर्यादि 
की पूजा के लिये कुसुम लाने के बहाने वन में पहुँच जाती है श्नौर कृष्ण के 


[| ४४० | 


साथ भूला में बैठकर भूलती तथा अन्य क्रौड़ायं करती हैं। वसन्त वायु से 
से वत वन खंड में विहार करते हुए जब दोनों थक जाते है, तो दक्ष के मूल में 
दिव्यासन पर बैठकर मधुपान और विश्राम करते है। जल-क्रीड़ा के लिए सरो- 
वर पर भी जाते हैं | फिर वन में ही भोजन होता है और कुल्ल में पुष्प-विनि- 
मित शैया पर शयन | ताम्बूल और व्यंजन भी चलते हैं । हरि के सो जाने पर 
राधा हरि के उच्छुष्ट (छोड़े हुए शेष भाग) का भोजन करती है और प्रिय के 
मुख-कमल का दर्शन करने के लिये शैया-निकेतन में चली जाती है। जुझा भी 
खेला जात। है | राधा से जुआ में हार कर भी कृष्ण अपने को विजयी बतलाते 
है | हारने पर चुम्बन पण के रूप में स्थिर किया जाता है। राधा घर लौटती 
है और सूयय गह में जाकर सूर्य की पूजा करती है। कृष्ण भी मुरली बजाते 
हुये हष॑पूवक ब्रज में लौट आते हैं । नन्द आ्रादि वेश के रब को सुनकर तथा 
नभ को गोधूलि से आ्रच्छादित देखकर स्त्रियों तथा बालकों के साथ कृष्ण-दर्शन 
के लिये समुत्सुक बने हुये सब काम छोड़कर उनके सामने आरा जाते हैं । कृष्ण 
माता-पिता को प्रणाम करते हैं | सायंकाल को गाये फिर दुही जाती हैं । थोड़ी 
देर बाद भोजन होता हैं| राधा श्रपनी सखी द्वारा कुछ पकवान्न नन्दालय में 
भेज देती है। कृष्ण माता-पिता के साथ प्रशसा करते हुए इसे खाते हैं | फिर 
कात्यायनी का संगीत होता है| इस श्रध्याय के प्रारम्भ और श्रन्त में राघा- 
कृष्ण के शयन का उल्ले ख इस प्रकार हैः-- 


मध्ये वृन्दावन रम्ये पंचाशत कुंजमंडिते । 

कल्प वृक्ष निकुंजे तु दिव्यरत्नमये ग्रृहे ॥१६॥ 

निद्वितोी तिष्ठत स्तल्पे निबिडालिंगितो मिथः। 

मदाज्ञाकारिमिः पश्चात्‌ पत्चिमिबोधिताबषि ॥२०॥ 

गाढ़ालिंगनजानन्द माप्ती तद्भंगकातरो । 

न मनः कुरुत स्तल्पात्समुत्थातुं मनागपि ॥२१॥ 

ततश्च सारिका संत्रः शुकायेः परितो मझुहुः। 

बोधितौ विविधे वॉक्ये: रवतल्पादुदतिष्ठाम्‌ ॥२२॥ 

सायंकाल के समय माँ यशोदा जब सबको भोजन कराके चली जाती 
है, तो श्रीकृष्ण अलक्षित रूप से संक्ेतस्थान पर निकल जाते हैं और वनराजियों 
में राधा के साथ मिलकर क्रीड़ा करते हैं, फिर एकान्त स्थान में कुसुमों से 
क्लुप्त (विरचित) मनोहर केलि-तल्प पर राधा के साथ सो जाते हैं | यह वर्णन 
सूरसारावली तथा सूस्सागर के श्रनेक पदों से साम्य रखता है| कइृषण की 


[ ४३१ ] 


देन॑ंदिनी लीला तो पुष्टिमार्गीय भक्ति का सर्वस्व ही है और बल्लम सम्प्रदाय में 
ज्यों की त्यों स्वीकृत है । 

श्रध्याय ८४ के श्लोक ३८ में लिखा है 

भवन्ति कीत॑तीयस्य कथा' कृष्णस्य निमेला' । 

भाव साध्या हाय॑ देव' स्वयं जानाति तड्भवान्‌ ॥ 

कीत॑नीय कृष्ण की कथाये निर्मल हैं | यह देव भाव-द्वारा साध्य या 
प्राप्य है । सरदास ने भी भाव” की ऐसी ही महिमा वर्णित की है। अध्याय 


८५ के श्लोक ५ से १२ तक मानसी, बाचिकी, कायिकी, बेदिकी तथा लौकिकी 
नाम वाले भक्ति के पाँच भेदों का वर्णन पाया जाता है। 


अनानताधीक लकमनननाना साल, 


१--सूंर घ॑न्य तिनके पितुं माता भाव॑ भज॑न है जाके ||१०।१८४६ 
सँरसागर (ना»प्र०त० १७६६) 
भाव श्रधीन रहों सब ही के और न काहू नेक डरों। 
सर स्याम तब कही प्रकट ही जहाँ भाव तहेँ ते न टरों ॥ 
सरसागर १०-११०३ (ना०प्र०त० २१४०) 
श्राचाय बल्लम ने भाव की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए. श्रण॒माग्य 
के श्रन्तर्गत श्रनेक स्थानों पर नीचे लिखे दो श्लोक उद्ध,त किये हैः-- 
केवलेन हि भावेन गोप्यो गावः खगा; म्गाः | 
येडन्ये मूढधियो नागाः सिद्धा; मामीयुरक्षता ॥ 
यत्र योगेन सांख्येन दान त्रत तपोडच्बरेः । 
व्याख्या स्वाध्याय सन्‍्यासे: प्राप्तुयाद्‌ यत्नवानपि ।। 
पृष्ठ ११७४ श्रादि 


5 /“<९ 
पारशिष्ट # 
सुर संम्बन्धी साहित्य 
इंस ठुग में महाकवि सूरदा। के जीवन और ग्रन्थों के सम्बन्ध में सब 
प्रथम ऊहापोह करनेवाले मारतेन्दु हरिश्चन्द्र थे। भ्रीराधाकृष्णुदास द्वारा 
सम्पादित और वेकटेश्वर प्रेस से प्रकाशित सूरसागर की भूमिका में इस विषय 
से मम्बन्धित उनके विचार दिए हुए है। उन्होंने साहित्य लहरी के वंश-परिचा- 
यक पद को प्रामाणिक माना है और लिखा हैं;--“हमारी भाषा कविता के 
राजाधिराज सू रदास जी एक इतने बड़े वंश के (चन्द वरदायी के वश के) हैं 
यह जानकर हम लोगों को बड़ा श्रानन्द हुआ |” चौरासी वैष्णवों की वार्ता 
की हरिराय कृत भावनाख्य टीका के साथ साहित्यलहरी के पद का सामजस्य 
करते हुए श्राप लिखते है--““यदि यह मान लिया जाय कि मुसलमानों के युद्ध 
में इनके (सरदामके) भाइयों के मारे जाने के पीछे भी इनके पिता जीते रहे श्रौर 


एक दरिद्र अवस्था में पहुँच गये ये और उसी समय में सीही गाँव में चले गये 
हो तो लड़ मिल सकती है।” 


भारतेन्दु के पश्चात भ्री राधाकृष्णदास ने सूरदास की जीवन-गाथा से 
सम्बन्धित सामग्री पर श्रोर अधिक खोज की | राधाकृष्णदास ग्रन्थावली? के 
सरदास शीर्षक लेख में उनकी खोज के परिणाम संग्रहीत हैं। उन्होंने मारतेन्दु 
हरिश्चन्द्र के मत को ग्रहण किया है | 


सर-सम्बन्धी अनुसन्धान का यह सत्रपात था। इसके पश्चात काशी 

(गरी-प्रचारिणी सभा के तत्वावधान में खोज का काय प्रारम्भ हुआ ओर सृरदास 

केनाम से कई ग्रन्थ प्राप्त हुए | इनमें से कछ ग्रन्थों की विद्वानों द्वार! 
परीक्षा भी हो चुकी है । 


वकरेश्वर प्रेस से जो सरसागर प्रकाशित हुआ था, उसके श्राधार पर 
श्रीवियोगी हरि तथा प्रो० वेणीप्रताद जी ने दो संक्षिप्त सरसागर तैयार किग्रे | 
एक का प्रकाशन हिन्दी -साहित्य-सम्मेलन प्रयाग तथा दूसरे का इण्डियन प्रेस प्रयाग 


४१३ ] 


द्वारा हो चुका है। नवलकिशोर प्रेत लखनऊ से भी एक सरसागर निकला थी 
परन्तु उसमें सरदास जी के श्रतिरिक्त अन्य सन्‍्तों के पद भी संग्रहीत थे । बेंकरे- 
श्वर प्रस वाले सरसागर के साथ सू रसारावली भी लगी हुई है, जिसे सूरदास 
के सवा लाख पदों का सचौपत्र लिखा गया है | सर-क्ृृत साहित्य लहरी' का 
प्रकाशन सब प्रथम खड्ग विलास प्रेस, बाँकीपुर से सन्‌ १८४२ ई० में हुआ था| 
इसका एक श्रन्य संस्करण श्री महादेव प्रताद कृत टीका सहित पुस्तक मण्डार 
लहेरिया सराय द्वारा प्रकाशित हुआ्आा है । स्वर्गीय र्नाकर जी हारा संपादित 
सूरसागर के कई अंक नागरी प्रचारिणी सभा ने प्रकाशित किये थे | र्नाकरजी 
के छोड़े हुए कार्य को भ्री नन्‍्ददुलारे बाजपेयी ने श्रागे बढ़ाया है और 
उनके द्वारा सभ्पादित सूरनागर अ्रब दो खंडों में प्रकाशित भी हो चुका है । 
वेंकटेश्वर प्रेस वाले सुरसागर के आधार पर उमका एक शुद्ध संस्करण 
प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी-विभाग के अध्यक्ष डा० धीरेन्द्र वर्मा की देख 
रेख में श्रीठमाशंकरजी शुक्ल तैयार कर रहे है । इनके श्रतिरिक्त कुछ विद्वानों ने 
सरतागर से पद-सग्रह रूप में छोटे-छोटे संकलन भी सम्पादित किये है, जिनमें 
स्वर्गीय लाला भगवानदीन का सर पंचरत्न और भ्री नन्ददुलारे बाजपेयी कृत 
सूर-सुपमा मुख्य हैं । सूरसागर के भ्रमरगीत सम्बन्धी पदों का एक संकलन 
“शप्रमरगीत सार' के नाम से स्वर्गीय पं० रामचन्द्र शुक्ल ने सम्पादित किया था 
ओर उसकी भूमिका के रूप में सर-काव्य पर श्रपने विद्वत्ता-पूण विचार भी 
प्रकट किये थे । 


सर-काव्य पर सर्व प्रथम सार गर्भ आलोचना “मिश्रबन्धु विनोद” श्रोर 
“हन्दी नवरत्न! में प्रकाशित हुई । इन दोनों ग्रन्थों के स्वयिता तीनबन्धु हैं;-- 
श्री गणशबिहारी मिश्र, श्यामबिहारी मिश्र और शुकदेव बिहारी मिश्र । नागरी 
प्रचारिणी सभा की तथा स्वयं श्रपनी खोजों कै आधार पर तीनों बल्ुश्रों ने जो 
श्रत्यन्त प्रयत्न-साध्य एवं गुरुतर कार्य उक्त दोनों ग्रन्थों के रूप में किया है, वह 
हिन्दी साहित्य के इतिहास में सदेव स्मरणीय रहेगा । 


मिश्रबन्धुओं ने हिंदी साहित्य के इतिहास तथा काव्यालोचन से सम्बन्ध 
रखने वाले जो ग्रन्थ प्रस्तुत किये, वे विशाल स्तम्भ के समान थे, जिनके आ्राधार पर 
स्वर्गीय पं० रामचन द्र शुक्ल ने अ्रपने हिंदी साहित्य के इतिहात रूपी भवन का 
निर्माण किया | मिश्रबसशुओ्रों द्वारा प्रदत सामग्री को शुक्ल जी ने श्रपनी प्रखर 
प्रतिभा के द्वारा पर्याप्त मात्रा में आगे बढ़ाया । वे सूर के जीवन प्रर तो कोई 
महत्व पूर्ण प्रकाश नही डाल सके, पर उनके काव्य का जिस ढंस से उन्होंने 


४३४ |] 


उद्‌ धाव्न किया, उससे सुर के महत्व और मूल्य को आँकने में अनुपभ कार्य 
सम्यन्न हुझ्रा । 

शुक्लजी के इतिहास के पश्चात श्रन्य कई इतिहास ग्रन्थ निकल चुके 
हैं, जिनमें डा० श्यामसुन्दरदास का 'हिन्दी भाषा और साहित्य” तथा 
डा०रामकुमार वर्मा का “हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास! मुख्य है | 
प्रथम अन्य में सूर सम्बन्धी किसी उल्लेख योग्य सामग्री का तो श्रभाव॑ है, पर 
उसमें हिन्दी साहित्य के इतिहास की भिन्न-भिन्न परिस्थितियों का जो तुलनात्मक 
एवं भावपूर्ण समीक्षण प्रस्तुत किया गया है, वह सर्वतोभावेन प्रशंसनीय है। 
दूसरे ग्रन्थ में सूर पर उपलब्ध उस समय तक की समक्ष्त सामग्री का सचयन 
ओर विवेचन पाया जाता है। विद्वान लेखक ने सूरदास के जीवन, उनकी 
कृतियों और काव्य पर महत्वपूर्ण विचार प्रकट किये हैं | उन्होने साहित्य लहरी 
के वंश-परिचायक पद को संदेह की दृष्टि से देखा है और सुर का निधन 
संवत्‌ १६४२ के बाद माना है। 


डा० जनादन मिश्र ने सरदास पर एक सुन्दर प्रबन्ध लिखा था, जिम 
पर उन्हें डी० लिटू की उपाधि प्राप्त हुईं | इस सम्बन्ध में सूर के जीवन से 
सम्बन्ध रखने वाली कोई नवीन सामग्री भले ही न प्राप्त हो, पर भ्रीबल्लभाचाये 
श्रौर उनके सिद्धान्तों का जो निरूपण सुर काव्य को दृष्टि में रखकर किया 
गया है, वह मूल्यवान है | इस प्रबन्ध के पश्चात कई श्रन्य विद्वानों ने भी सर 
के धामिक सिद्धान्तों पर विद्धत्ता-पूर्ण प्रकाश डाला है। 


पंडित प्रवर डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी का लिखा हुआ 'सूर साहित्य! 
अपने ढंग का अनुपम ग्रन्थ है | इसने सरसाहित्य के अ्रध्ययन-सम्बन्धी दृष्टिकोण 
को पर्यात रूप से विस्तृत किया है और ऐसे विषयों पर गंभीर विचार प्रकट 
किये हैं, जो श्रभी तक श्रछूते पड़े थे | कृष्ण के विकास में पाश्चात्य विद्वानों 
द्वारा प्रस्तुत सामग्री का आपने विद्वत्तापूर्ण एवं तक॑-सम्मत विवेचन किया है और 
उनकी इस मान्यता का खंडन किया है कि कृष्ण क्राइस्ट का झूपान्तर हैं तथा 
वेष्णव मक्ति-भावना इंसाइयत की देन है | सरकालीन समाज, सर की काव्य 
शेली तथा राघा श्रादि विषयों पर भी आपने पांडित्य-पूर्ण विचार प्रकट किये 
हैं। सूर-सम्बन्धी साहित्य में इस श्रनुपम ग्रन्थ का महत्वपूर्ण स्थान है । 
श्रीनलिनीमोहन सान्‍्याल का भक्तशिरोमण महाकवि सरदास? 
श्रीशिखस्वन्द जेन का 'सूर ; एक अ्रध्ययन”!, श्रीरमरतन भव्नागर के 'सर- 
साहित्य की भूमिका? और सुरदास ; एक अध्ययन! श्री प्रेमनारायण टंडन का 


| ४३४ ] 


सर: जीवनी श्रौर ग्रन्थ! श्रादि कुछ श्रन्य सुन्दर अन्थ भी सरसाहित्य पर 
प्रकाशित हो चुके है | सान्यालजी ने माखनचोरी, रासलीला, भ्रमरगीत आ्रादि 
से सम्बन्ध रखनेवाले सूर के कुछ पदों की अपने ग्रन्थ में भावपूर्ण व्याख्या 
लिखी है। जीवनी के सम्बन्ध में उन्होंने मिश्रबन्धओं का श्रनकरण किया है। 
शिखरचन्दजी ने सूर की गीतिमयी पदावली, काव्य-सौष्ठव श्रादि का अच्छा 
परिचय दिया हैं| भटनागरजी ने श्रपने दोनों ग्रन्थों में सूर तथा उनकी 
कृतियों से सम्बन्धित प्रचुर सामग्री समाविष्ट कर दी है, फिर भी, जैसी पाश्चात्य 
विद्वानों की शेंली है, उन्होंने किसी भी विषय पर निर्णयात्मक सम्मति न देकर 
पाठकों के सामने कुछ कल्पनाये प्रस्तुत कर दी हैं। सरसारावली औ्रौर साहित्य 
लहरी को विद्वान लेखक ने सरसागर का अग माना है। सर ;एक अध्ययन! 
में श्रीमद्भागवत में आये हुए, विषयों के साथ सरतागर की कथा वस्तु का 
मिलान किया गया है, जिसमें पाठकों को कुछु नवीन सामग्री प्राप्त होती है । 
सरसाहित्य की भूमिका'में वेष्णुव धर्म का विकास तथा पुष्टिमा्ग का विवेचन 
भी श्रच्छा लिखा गया है | इसके श्रन्त में सर श्रौर तुलती की कवि रूप में 
तुलना की गई है, जिसमें उच्च कोटि का विवेचन पाया जाता है। 


सुरदास पर श्रब तक जितने अन्थ लिखें गये, उनमें उस साम॑जस्यात्मक 
प्रवृत्ति का प्रायः अ्रभाव ही था, जिसके दशेन इस युग के आरम्भ में भारतेन्दु 
हरिश्चन्द्रजी की कृतियों में हुये थे | मिश्रबखुश्रों के कार्य की गुरुता का श्रनुभव 
करते हुए भी, यह खेद के साथ लिखना पड़ता है कि उनपर पाश्चात्य श्रांग्ल 
महा प्रभुओं तथा उनकी नीति का प्रचुर मात्रा में प्रभाव पड़ा था और इसी 
कारण वे कुछ ऐसी बातें लिखते रहे, जो इस देश की सांस्कृतिक परभरा के 
प्रतिकल थीं | श्रन्य लेखकों में से बहुतों ने उन्हीं का श्रतुकरण ,किया। ऐसा: 
प्रायः देखा गया है कि जब किसी प्रभुतापूर्ण विद्वान की लेखनी से कोई बात 
मिकल जाती है, तो अ्रन्य किसी विद्वान को उसके विरुद्ध लिखने का सहसा 
साहस नहीं होता । मिश्रबन्धओशों की श्रनेक मान्यताओं का खण्डन, सर्वप्रथम 
स्वर्गीय श्राचाय रामचन्द्र शुक्ल ने किया। 'भ्रमरगीत सार? के प्रारम्भ में लिखी 
हुई उनकी भूमिका, जो बाद में 'सुरदास” नाम के ग्रन्थ में सम्मिलित कर दी 
गई, किसी भी भाषा के सर्वोच कोटि के साहित्य की तुलना में रखी जा सकती 
है | शुक्लजी ने तुलती और जायती के साथ सूर के महत्व का भी बच्नवती 
वाणी में प्रतिपादन किया है | शुक्लजी के 'सरदात' के साथ ही 'सुरतौरम! का 
भी प्रकाशन हुआ । यह ग्रन्थ इन्हीं पंक्तियों के लेखक की स्वना है, जिसमें उस 
समय तक कि २ गये सरदास-पं््रम्वी समस्त श्रत्येत्त के उय्रोग हुआ। है तथा 


[ ४१६ | 


कुछ खतंत्र मौलिक उद्धावनाओं का उल्लेख भी | सर के पार्थिव एवं मान 
सिक जीवन के निर्माण में जिन उपादानों का योग है, उन सबकी इस ग्रन्थ में 
समीक्षा की गई है। सरसागवली श्र साहित्यलहरी को सरसागर से स्वतंत्र 
परन्तु, सरदास की ही स्वनायें स्वीकार किया गया है। साहित्यलहरी के वंश- 
परिचायक पद की प्रामाणिकता का समंथन और कतिपय भ्रान्त घारणाओं का 
निराकरण भी इस ग्रन्थ में हुआ है | 


डा० दीनदयाल गुप्त ने 'श्रष्टछाप और बल्लम सम्प्रदाय” नामक प्रबन्ध 
के लिखने में कई वर्ष तक अ्नुकरणीय श्रध्यवत्ताय किया है और वैष्णव सम्प्र- 
दायों का अ्रध्ययन करके तद्विषयक बहुमूल्य सामग्री इस ग्रंथ में सब्ित कर दी 
है | इस प्रबन्ध के द्वारा लेखक ने महाप्रभु बल्लमाचाये, उनका पुष्टिमार्ग, सम्प्र- 
दाय-प्रवतेन और उसका विकास आदि विषयों का गंभीर विवेचन प्रस्तुत किया 
है, जो श्रब तक अनुपलब्ध था | अन्त. तथा बाह्य साक््य के श्राघार पर अ्रष्ट- 
छाप के आठ संगीत महाकवियों की जीवनी तथा उनकी क्ृतियों की मर्मशता- 
पूण आलोचना भी इस प्रबन्ध में उपलब्ध होती है | 


इन्हीं दिनों दो ग्रन्थ और भी प्रकाशित हुए, जो सूर-साहित्य से सम्ब- 
न्धित हैं और अपने विषय की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। एक है भी प्रभुदयाल 
मीतल का “अ्रष्टछाप परिचय! और दूसरा है डा० ब्रजेश्वर वर्मा का सूरदास! | 


मीतल जी विद्याव्यसनी और साहित्य सेवी हैं। आ्रापने कई महत्वपूर्य 
प्रंथों का निर्माण किया है। श्रष्टछाप"परिचिय में श्राठों पुष्टिमार्गीय कवियों 
का आलोचनात्मक जीवन-बृत्तान्त ओर उनके काव्य का संकलन प्रस्तुत किया 
गया है | सूरदास पर इसमें विशेष रूप से लिखा गया है। डा० ब्रजेश्वर वर्मा 
को सूरदास! नाम के प्रबन्ध पर प्रयाग विश्व विद्यालय ने डी० फिल की उपाधि 
प्रदाव की है । सूरदास! के विद्वान लेखक ने सूरसागर के स्वयिता से साहित्य 
लहरी के स्वक्ति को भिन्न माना है | उनकी सम्मति में साहित्य लहरी की स्वना 
चन्द वरदाई के वंशज सूरदास ने की है । सूर्सागर के प्रणेता सूरदास की 





१०--शभोस्वामी ब्रिटूडलनाथ ने चार श्रपने और चार अपने पूज्य पिता बल्लमा- 
चाय के शिष्यों को लेकर श्रष्टछाप की स्थापना की थी । ये श्रष्ठ सखा के 
नाम से भी प्रख्यात हैं | इनमें बल्लभावाय जी के चार शिष्य कुम्मनदास, 
सरदास, परमानन्ददास और कृष्णदास थे | बिट्ठलनाथ जी के चार शिष्य 
'छीतस्वामी, ग्ोविंदत्वामी, चतुझ्य जुदास और नत्दृदास थे | 


[ ४३७ | 


जीवनी उनके लेखानुमार श्रभी तक संदिग्ध है। महाप्रभु बल्लमाचाय के वंशज 
श्री हरिरायजी ने चौरासी वैष्णवों की वार्ता पर जो भावाख्य टीका लिखी है 
उसमें सूरदास का जीवन सम्बन्धी जो विवरण शआ्राया है, वह भी श्रापके मतानु- 
सार निणयात्मक रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता | सूर सारावली को भी 
आप सुरतागर के स्वयिता की कृति मानने में सन्देह प्रकट करते हैं । 


श्री प्रभुदयालजी मीतल ने बल्लभ सम्प्रदाय के प्रमुख विद्वान श्री द्वारि- 
कादास जी परीख के सहयोग से 'सूर-निर्णय” नाम का एक श्रन्य महत्वपूर्ण प्रंथ 
श्रभी सं० २००६ में प्रकाशित किया है| इस ग्रंथ में श्रव तक की उपलब्ध 
सामग्री का तो प्रयोग किया ही गया है, साथ ही बल्लम सम्प्रदाय की अन्तरग 
बातों का समावेश करके कुछ तथ्य-पूर्ण निणय भी प्रस्तुत किये गए, हैं. । परन्तु 
ये निर्णय सभी विद्वानों को मान्य नहीं होंगे, क्योंकि वे जिन प्रमाणों पर आधा- 
रित हैं, वे प्रमाण स्वयं साध्य कोटि में हैं। इन प्रमाणों में एक तो साम्परदा- 
यिक वार्ता-साहित्य है और द्वितीय मन्दिरों के अन्दर जयन्तियाँ तथा पर्वादि मनाने 
की तिथि एवं विधि | 


प्रथम वाता-साहित्य को लीजिये | यह साहित्य परत्पर भिन्न एवं विरोधी 
कथनों से भरा पड़ा है| जैसे श्रीनाथजी की प्राकटय वातों में श्राचाय बल्लभ के 
ज्येष्ठ पुत्र श्री गोपीनाथ जी का निधन संवत्‌ १४६० दिया है। सम्प्रदाय कल्प- 
द्र म के अ्रनुतार यह संवत्‌ १६२० है | कांकरौली के इतिहास में भी यही संबत्‌ 
दिया हुआ हैं | इन दोनों सम्बतों में शुद्ध और सत्य कौन-सा है ! 'सूर-निर्णय' 
के लेखक दोनों ही सम्व्तों को अशुद्ध मानते हैं ।१ वे आयचायों द्वारा दिये गये 
बृत्ति-पन्नों का आधार लेते हुए श्रनुमान के द्वारा सम्बत्‌ १४६६ निश्चित करते 
हैं| पर क्या वृत्ति-पत्र एकांत शुद्ध हैं ? और क्या उनका सहारा लेकर जो 
अनुमान किया गया है, वह तथ्य रूपेण ग्राह्म हो सकता हैं! इसी प्रकार 
गोस्वामी बिट्ठलनाथ जी की निधन-तिथि के सम्बन्ध में मी वातों साहित्य एक 
मत नही है ।* 





अर काररक 32३2 पुवभमानक+५ करवाना ०..23. >+मवावाणवारामममममक-+न.॥९४००े+ा ७१५७ आक, 


--अ्रष्टछाप परिचय, द्वितीय संस्करण, प्रृष्ठ २० 
२--सम्प्रदाय कल्पद्र म के अनुमार यह तिथि सम्बत १६४४ कौ फाल्गुण शुक्ल 
११ है, पर अन्‍्यत्र यह तिथि सस्वत १६७४२ की फाल्शुण शुक्ल ७ है | 


[ ४रे८ |] 


श्रीनाथ जी की प्रागटय वातां में सरदास का शरणकाल सम्बत्‌ १४७७ 
लिखा है। 'सरनिणय' के लेखक स्वयं वाता के इस कथन को श्वोकार नही करते। 
क्राप निज वाता के आधार पर कहते “यदि सरदास वास्तव में सम्बत्‌ 
१४७७ में ही बल्लम सम्पदाय में सम्मिलित हुए होते, तब उनके द्वारा सम्बत्‌ 
१४७२ में गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के प्राकट्य अवसर पर गाया हुआ बचाई 
का पद किस प्रकार उपलब्ध होत [ १?” हमारे विचार में सर-लिखित जिस बधाई 
के पद को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, वह एक तो सामान्य रूप 
लिए. हुए है और इसी के साथ अधिक सम्भव यह भी प्रतीत होता है कि वह 
पद गोस्‍्वामी बिटठलनाथ की किसी वष्ंगाँठ के अ्रवसर पर लिखा गया हो 
अथवा भाव-जगत में विचरण करते हुए सर ने उस पद को श्रीकृष्ण जी के 
जन्मोत्सव के रूप में लिखा हो ओर सम्प्रदाय में आगे चलकर वह पद भ्री विरठल 
नाथजी, की जन्म-जयन्ती मनाने के श्रवसर पर गाने के लिए स्वीकृत कर लिया गया हो। 
श्री बिट्डलनाथ जी को सम्प्रदाय के अ्रन्तग्गंत श्रीकृष्ण का श्रवतार माना भी 
जाता है ।* सत्य के अधिक निकट यही बात जान पड़ती है कि साम्प्रदायिक 
भक्तों ने उम्र पद को गोस्वामी बिटृठलनाथ जी के जन्म-दिवस के लिए उपयुक्त 
समझ कर उसका गाना प्रारम्भ कर दिया होगा श्रौर “निज वार्ता” में माहात्म्य- 
बंधन के हेतु जन्म-दिवन की घटना से उसका सम्बन्ध जोड़ दिया होगा। 


सरदास जी की जन्म तिथि के सम्बन्ध में सर निशय के लेखक 
गोपिकालंकार भट्ट जी महाराज, काव्योपनाम रसिक दास, जन्म संवत १८७६ 
भाव संग्रह के स्वयिता श्री द्वारिकेश जी, जन्म संवत १७४१ ओर निज वाता के 
रचयिता गोस्वामी गोकुलनाथ, जन्म संवत १६०८ के प्रमाण उद्ध त करते हुए 
लिखते हैं कि त्रदास संवत १४३४ की वैशाख शुक्ल पंचमी, मंगलवार को 
उत्पन्न हुए थे | ऊपर उल्लिखित तीनों महानुभावों में गोस्वामी गोकुलन।थ 
का ही कथन सर के समकालीन होने से प्रामाणिक हो सकता था। पर निज 
वाता उन्हीं की लिखी हुईं है, यह बात श्रभी स्वय प्रमाण की अ्रपेज्ञा रखती 
है | यदि उन्ही की लिखी मान मी ली जाय, तो सुरदास के जित वंश-परिवायक 


१--सु रनिर्णय, पृष्ठ ८४ 
२--वल्षभो हाग्निरूपः स्थाहिट्ठलः पुरुषोत्तम: | श्रग्नि पुराण | भविष्योत्तर खंड । 
वल्लभो नाम वे व॒त्सः मुवि सब॑ वदति हि। 
यत्सुनु विदुठलेशस्तु यशोद्वानन्दनन्दनः ।। 
नारद पंचरात्र के तृतीयरात्र के श्रन्तगंत । 


[ ४२६ ] 


पद) के खंडन में श्राप उनकी विरक्ति का उल्लेख करते हुए लिखेते हैं: ““सूर- 
दास ने श्रपनी वंश-परम्परा औ्रौर जाति के प्रति उदासीनता ही प्रकट नहीं की 
है, बल्कि एक पद में उन्होंने भगवद्धक्ति के लिए. अपनी जाति को छोड़ देने 
का भी कथन किया है। ऐसी दशा में अपने वश का ऐसा बरणन कर'* गव॑- 
पूवक अपने को ब्राह्मण कहना सूरदास द्वारा सम्भव नहीं है |” उस पद के 
सम्बन्ध में उल्लिखित आपका यह कथन ही सिद्ध कर सकता है कि सूर अपने 
यश, श्रपनी जन्म तिथि, आ्रादि सबको विस्मत कर चुके थे और ऐसी श्रवष्था 
में जब वे स्व॑यं ही इन बातों को छोड़ चुके थे, तो दूसरों को यह बातें कहाँ से 
ज्ञात हो सकती है ! अतः गोस्वामी गोकुलनाथ जी और उनके नाम से लिखी 
गई निज वाता का प्रमाण मान्य कोटि में नही श्रा सकता । 
मन्दिरों में जो जयन्तियाँ, पर्बादि मनाने की प्रथा चली आ्राती है, उसके 
सम्बन्ध में हमारा निश्चित मत है कि वह इतिहास-सम्मत न होकर बहुत कुछ 
भावना पर अवलम्बित हे। यह कहना कि श्रीनाथ द्वारे में सरदास जी का 
जन्मोत्सव श्रीबल्लमाचार्य के जन्म दिवस, बेसाख बदी ११ के बाद बेसाख सुद्दौ 
को मनाया जाता है, सत्य हो सकता है। मन्दिरों में सूरदास के जन्मदिवस 
को मनाने की परमरा भी प्राचीन हो सकती है |* इन बातों में किसी को 





॑ाााााााााआंगाा३9ाात 


१--साहित्यलहरी, पद ११८। 
रे 
२--सुर निणेय, पृष्ठ ५ । 


३--पुष्टि सम्प्रदाय में महात्मा सुरदास का महत्वपूर्ण स्थान है। अ्रत उनके 
नाम से जयन्ती उत्सव का मन्दिरों में मनाया जाना सुसंगत और परम 
आवश्यक है। इसके लिए कोई तिथि भी निश्चित करनी ही थी | श्राचार्य 
जी के गौरव और पद के कारण उनकी जन्म जयन्ती के पश्चात्‌ यह तिथि 
रखी गई होगी, ऐसा प्रतीत होता है ।इसके पश्चात्‌ इस तिथि को आधार 
सानकर, यह किवदन्ती चल पड़ी होगी कि सरदास अआचाये जी से दश 

दिन छोटे हैं । 
इसी प्रसंग में सूरदास की निधन तिथि पर भी विचार करना चाहिये। 
सर ने गोस्वामी विटठलनाथ जी की विद्यमानता में लीला प्रवेश किया 
था। क्‍या यह तिथि सम्प्रदायवालों को ज्ञात है ! हमारी समझ में यह 
किसी को भी ज्ञात नही है। श्रोर फिर, तिथि तो जहाँ तहाँ, उनके निधन 
सम्बत्‌ का ही निश्चित पता श्राज तक नही चल सका | जब निथन तिथि 
शेष टिप्पणी श्रगले प्रष्ठ पर 


[ ४४० ] 

संदेह करने की आवश्यकता भी नहीं है, पर केवल इसी अ्रधार पर सूरदास का जन्म 
सम्बत निकाल लेना हास्‍्यजनक ही कहा जायगा। उदाहरण के लिए मन्दिरों 
में राधाष्टमी भाद्रशुक्ल ८ को मनाई जाती है। भादों सुदी ५ को चन्द्रावली 
जी का, छुट को बिसाखाजी का, श्रौर तप्तमी को ललिता जी का प्राकट्योत्सव 
मनाया जाता है। क्या इस आधार पर आप इन सबकी जन्मतिथियाँ मनाने 
का आग्रह करेंगे ! हमारी समझ में मन्दिरों में सनाये जाने वाले अ्रधिकांश 
उत्सवों औ्रैर जयन्तियों की तिथियाँ इतिहास से कोई सम्बन्ध नहीं रखतीं | ये 
विशुद्ध रूप से भावना पर आ्राधारित है । भावमयी हरिलीला और भावना- 
प्रधान पुष्ट्मार्गीय भक्ति.से सम्बन्ध रखने वाले उत्सवों के सम्बन्ध में यही कथन 
सर्वाधिक समीचीन और युक्ति-सगत है | 

वार्ता साहित्य के सम्बन्ध में 'सूर निशयः के लेखक हमारी सम्मति के 
साथ सहमत होते हुए लिखते हैं : “वार्ताश्रों को प्राचीन श्रौर गोकुलनाथजी 
द्वारा कथित एवं हरिरायजी द्वारा सम्पादित मानते हुए भी उनकी साम्प्रदायिक 
एवं भावनायुक्त शैली के कारण श्राजकल के वैज्ञानिक युग में उनको इसी रूप 
भे ज्यों का त्यों ध्वीकार नहीं किया जा सकता |?”" हरिरायजी की जिस भाव- 
प्रकाशमयी चौरासी वैश्णवों की वार्ता को इतना अ्रधिक श्रेय दिया जाता है, 
उपके सम्बन्ध में भी आप लिखते है ; “हरिराय जी ने अपने माव प्रकाश कौ 
सना अ्रष्टछाप के जीवनकाल से कम-से-कम सौ वर्ष पश्चात्‌ क्री थी, इसलिए 
उनकी कुछ बातें श्रमात्मक भी हो सकती है ।२ यही मत आह्य और मान्य 


कोटि का है । 


गत पृष्ठ की टिप्पणी का शेषांश 

का यह हाल है, जो सम्प्रदायवालों की आँखों के आगे हुईं थी, तो जन्म- 
तिथि की निर्णयात्मक बात कहना तो बहुत ही दूर की बात है। कही ऐसा 
तो नही है कि निधन तिथि को जन्मतिथि मानकर सूर का जयन्ती उत्तव 
सम्प्रदाय में चल पड़ा हो। प्रायः सभी वैष्णव सम्प्रदायों में प्रभु और 
अचायों की जन्मतिथि तथा मक्तों की केवल निधन तिथि मनाने की प्रथा 
पाई जाती है । 

१--अ्रष्टछाप परिचिय, द्वितीय संस्करण, एष्ठ २०४ पर श्रन्तिम परा में लिखा 
है : अष्टछाप के आ्राठों कवियों में कृष्णदास की जीवन घटनाय पुष्टि सम्पर- 
दाय के वार्ता साहित्य में सबसे अधिक विचित्र और परस्पर विरोधी ढंग से 
लिखी मिलती है। 

२--अश्रष्य्छाप परिचय, द्विं० ससस्‍्करण पृष्ठ ६३ | 





[ ४४१ ] 


साहित्यलहरी वाले पद को सरनिर्णय के लेखकद्गय ने श्रप्रामाणिक 
माना है, क्योंकि उसमें साहित्यलहरी के श्रन्य पदों जैसी दृष्टकूट की शैली नही 
है, उसमें आ्राचाय बल्लम का नाम नही है और बिट्ठलनाथजी के लिए, गुसाई 
शब्द का प्रयोग हुआ है | गोत्वामी की उपाधि बिट्ठलनाथजी को अ्रकबर 
से सम्बत १६३४ के पश्चात्‌ प्राप्त हुई थी। यदि साहित्यलहरी का प्रणयन 
सम्बत १६२७ में भी माना जाय, तो भी बिट्ठलनाथ उस समय तक गोस्वामी 
नहीं कहलाते थे | इसी के साथ श्रन्य विद्वानों के नाम अपमे तमथन में देते 
हुए वे लिखते हैं कि पद में आये हुए “प्रबल दक्षिण विप्र कुल' का श्रर्थ पेशवा 
है और “शचुनाश? से स्पष्ट तात्पय मुगलों का बिनाश है। जिन्होंने शत्रु का 
श्रथ काम-क्रोधादि और विप्रकुल का श्रथ श्राचार्य बल्लभ किया है, उन्होंने अर्थ 
की खीचातानी की है | यह भी कहा गया है कि यदि साहित्यलहरी का यह 
पद उसकी मूल प्रति में होता तो गोस्वामी गोकुलनाथ और श्री हरिरायजी 
इसी के आधार पर सूरदात का जीवन-चरित्र लिखते | इस विषय पर हमने सूर- 
सौरभ में इतना अधिक स्पष्ट विवेचन कर दिया है कि यदि उसे सावधानी से, 
मनोयोगपूर्वक पढ़ लिया जाय तो पद को अ्रप्रामाणिक कहने का तथा श्रथ 
को समझने में श्रम का कुछ भी श्रवकाश नहीं रह जाता | फिर भी सक्षेप में 
हम यहाँ ऊपर लिखी युक्तियों पर विचार करते हैं;-- 


(१) दृष्टकूट शेल्ी--साहित्यलहरी दृष्य्कूट शेली" में लिखी गई है, 
परन्तु यह आवश्यक नहों है कि कवि अपने वश का परिचय भी उसी शैली में 
दे | वंश-परिचय श्रौर प्रंथ का निर्माण दो प्रथक-प्रथक वस्तुय हैं। फिर भी 
१--सुरसागर व्यंजना-प्रधान काव्य है। उसका अभिधापरक वाच्याथथ भी सुन्दर 

है और व्यज्ञनापरक, नाना-भाव-पमन्वित एवं आ्राध्यात्मिक श्रर्थ तो श्राक- 
पक है ही | दृष्टकूट शैली व्यक्ञना से थोड़ी-सी भिन्न है। व्यज्ञना में एक 
भाव से दूसरे भाव तक पहुँचा जाता है, तो दृष्टकूट में शाब्दिक व्यायाम 
करते हुए. एक मुख्य शब्द को पकड़ना और उससे एक नवीन श्रथं को 
ग्रहण करना पड़ता है। अ्रतः व्यज्ञना और दृष्टकूठ दोनों एक ही कोटि के 
हैं | उनमें केवल मार्ग की विभिन्नता है। चमत्कारमयी वक्रता दोनों के 
श्रन्तर्गत है| लौला-गायक सुर ने दोनों का प्रयोग किया है। जो लीला 
नित्य और शाश्वत है, वह शब्द औ्रौर अर्थ दोनो में व्याप्त एवं प्रदर्शित 
होनी ही चाहिये | दृष्ट्कूट शेली शब्द-प्रधान है, तो व्यज्ञना मुख्य रूप से 
भाव-प्रधान । 





[ ४४२ ] 


कविं की सामान्य शेली का प्रभाव उसकी क्ृतियों पर पड़ता है और वह इंस 
पद में भी विद्यमान है । प्रबल दक्षिण विप्रकुल” इस शब्द-समूह को ही 
कीजिये | मारतेन्दु ने इसके उन दोनों श्रथों क्री श्रोर संकेत किया है, जिम्हे 
लैकर परवर्ती लेखक दो पत्चों में विभाजित हो गये । यही श्रवस्था “शब्रु हो है 
नाश? इस शब्द-समूह की है। इसे श्राप दृष्टकूट शेली का प्रभाव कह सकते हैं, 
जिसके कारण पेशवाशं और मुगलों की श्रोर ध्वनि जाती है, पर ध्वन्याथ प्रस्तुत श्र 
नहीं है. क्योंकि ध्वनि सुनने वाले की प्रव॑त्ति पर श्रवलम्बित है ओर नाना दिशाश्रों 
में जाकर नाना अ्रथ दे सकती है | 'हों कही प्रभु मगति चाहत शत्रु नाश स्वभाइ ।"-- 

इस पंक्ति का सीधा श्र्थ इस प्रकार होगा; “मैं ख्वभाव से प्रभु-भक्ति श्रौर शत्रु-नाश 
वरदान माँगता हूँ |! यहाँ भक्ति के साथ शत्रु-विनाश का श्र्थ काम-क्रोधादि 
रूपी शत्रुओं का विनाश ही मानना पड़ेगा | श्रन्यथा एक ही पंक्ति के श्रन्त- 
गंत कुछ शब्दों का श्राध्यात्मिक और कुछ का भौतिक श्रर्थ करना प्रकरणु- 
विरुद्ध ओर अ्रयुक्तियुक्त हो जायगा | प्रकरण के श्रनुकूल जच्र इस पंक्ति का यह 
ञ्रथ हो जायगा, तो इसके पश्चात्‌ श्राने वाली पक्तियों का अ्रथ भी इसी के 
अनुकूल करना पड़ेगा | वैसे भी उन पंक्तियों में सुर के उसी जीवन का उल्लेख 
है, जो पुष्टिमार्गीय भक्ति से सम्बन्ध रखता है। अबल दक्षिण विप्रकुल” से 
बल्लभाचार्य और गुसाई से बिट्ठलनाथ की श्रोर स्ष्ट संकेत है। श्रष्टछाप 
का भी उल्लेख है| श्रतः खीचातानी इस श्र में नहीं है। खींचातानी है 
पेशवा और मुगलों का श्रर्थ करने में, जो अप्रस्ठुत हैं| डा० अजेश्वर वर्मा ने 
इसी कारण श्रपने प्रबन्ध 'सुरद्ातः में पद को श्रप्रामाणिक नहीं माना है| 


'सुर सौरभ में हमने पद में आई हुई समस्त बातों का समथन शअ्रन्तः 
तथा बाह्म दोनों प्रकार के साक्ष्यों द्वारा किया है | भविष्य पुराण के 
प्रमाण का खंड़न आ्राज़ तक किसी विद्वान ने नहीं किया, जिसमें सर को निरावरण 
शब्दों में चन्दवरदाई का वंशज लिखा हश्रा है और उसे हरिलीला- 
गायक माना गया है। उमपमे दो श्रन्य सरदासो का भी उल्लेख है, जिनमें 
विल्वमंगल को प्राच्य प्रदेश का कहा गया है। सरनिरय के पृष्ठ ६० पर 
गोस्वामी विटदठलनाथ जी के सेवक श्रीनाथ भट्ट की “संस्कृत बातों मणिमाला! 
के 'जम्मान्धों सुरिदासोइभूत्‌ प्राच्यो ब्राह्मण उन्मदःः इस श्लोकाधे को उद्ध त 
कर जिस प्राच्य ब्नान्ण सरदास का वर्णन किया गया है, बह यही विल्वमंगल 
नाम का सुरदास प्रतीत होता है। चन्दवरद्ाई का वंशधर और सरसागर का 
सविता सूरदास इससे भिन्न है। विल्वसंगल प्राच्य श्रर्थात्‌ पुरबिया ब्राह्मण है 
तो सृर्सागर का रचयिता सूरदास पाश्चिमात्य अ्रथात्‌ सारस्वत मदद ब्राह्मण । 


| ४४३ ] 


(२) आचाय बल्लम का नाम--पद में यद्यपि आचार्यजी का नाम 
नहीं है, फिर भी 'प्रबल दक्षिण विप्रकुल” से अर्थ उन्हीं के नाम का लगता 
है,* क्योकि उन्होंने सूरदास के, काम-क्रोधादि शत्रुओं का शमन करके उन्हें 
हरिलीला के दशन कराये थे | पद में नाम बिट्ठडलनाथ का भी नहीं है, पर 
गुताई शब्द से उन्हीं के नाम का बोध होता है। 'श्राठ मध्ये छाप'--अ्रष्टछाप 
की ओर सकेत करता है। 


(३) गोस्वामी उपाधि--यह उपाधि, संभव है, बिट्ठलनाथ जी को 
अकबर से ही ग्राप्त हुई हो, पर यह एक ऐसा सामान्य शब्द हैं, जो बिना 
किसी विशिष्यता के भी प्रत्येक आचाय के साथ उन दिनों लगा दिखाई देता 
है । तुलसीदास जी को किसी भी श्रकबर ने गोस्वामी उपाधि से विभूषित नहीं 
किया, पर यह शब्द उनके नाम के साथ भी प्रयुक्त होता है। गोकलिये गो 
स्वामी तो श्राज तक प्रसिद्ध हैं | श्रतः बिट्ठलनाथ जी को गोस्वामी 
लिख देना सामान्यतः उनके आचार्यत्व और प्रतिष्ठा का सूचक है। और 
यदि यह भी मान लिया जाय कि वंश-परिचायक पद साहित्यलहरी में 
सरदास ने या उनके किसी शिष्य ने बाद में मिला दिया, तो मी क्या हानि हो 
गई १ उसमें लिखी हुईं बातों का खंडन तो किसी ने नहीं किया । रही यह बात 
कि यदि साहित्यलहरी का यह पद गोकलनाथ जी और हरिराय के सामने श्राया 
होता, तो वे सर के वंश का वर्णन इसी आधारपर करते, तो इस विषय में हमारा 
उत्तर वही है, जो सरनिणंय के लेखकद्वय ने गोस्वामी गोकुलनाथ और हरिराय जी 








१--स रनिणय के लेखक अपने ग्रन्थ के पृष्ठ १४० पर साहित्यलहरी के ८१वें 
पद को उद्ध त करके उसकी प्रथम पंक्ति में आये हुए. विप्र शब्द का दृष्ट- 
कूट शैली के कारण गगे श्रथे करते हैं | इसी पद्धति पर पद ११८ में आये 
विप्रकल का अर्थ बल्लमाचाये किया जा सकता है । 


२--कहा जाता है कि विट्ठलनाथजी ने संवत्‌ १६३४ में आगरा में सूरत के 
एक साहूकार की पुत्रवधू का बड़ी कुशलतापूर्वक न्याय किया था। इस 
स्याय से प्रसन्न होकर श्रकबर ने उन्हें गुसाईं जी का पद प्रदान किया था | 
हूस कथन में कहाँ तक सत्यता है, कहा नहीं जा सकता । पर इसमें संदेह 
नहीं कि गुपाई शब्द इन्द्रियसंयम का वाचक है, न्यायाधीश का नहीं । 
अ्रकबर द्वारा ऐसे अवसर पर विद ठ्लनाथजी को न्याय के उपयुक्त कोई 
डपाधि मिलनी चाहिये थी | शुताई” उपाधि तो इस अवसर के लिये सबंथा 
श्रनुपयुक्त है | 


[ ही इ ] 


के सम्बन्ध में दिया है। 'सूरनिणंयः के प्रष्ठ ६१ पर श्राप लिखते है; “'सर- 
दास लोकधम से परे ही नहीं थे, प्रत्युत वे स्वयं-प्रकाश भी हो गये थे । वाता- 
कार सूरदास जी की इस स्थिति से परिचित थे | सम्भव है, इसीलिए उन्होंने 
सरदास जी की जाति का कथन करना अ्रनावश्यक समक्ता हो |”? यह तो 
गोस्वामी गोकुलनाथ ओ्रौर चौरासी वाता की बात हुई | अब हरिराय जी पर 
आइये | हरिराय जी ने इस वार्ता की भावप्रकाश टीका में सूरदास को सार- 
स्वत लिख दिया है। हमारी समझ में तो यह उल्लेख भी पद की किसी भी 
ब्रात का विरोध नहीं करता। 'सूर सौरभ” में हमने सारस्वत शब्द की उत्पत्ति सर- 
स्वती नदी तटवर्ती श्रीर सरस्वती -पुत्र दो प्रकार से की है। स्वर्गीय भांडारकर 
ने भी सारस्वत शब्द की इसी प्रकार व्याख्या की है। साहित्यलहरी के पद में 
सर॒दास ने स्वयं अपने पूवंज को सरस्वती-पुत्र लिखा है ।" बेसे भी ब्रह्मभट्टों के 
श्रनेक गोत्र और निकास सारस्त ब्राह्मणों में मिलते हैँ। दक्षिण में किसी 
समय उत्तराखंड से गये हुये महाराष्ट्री मट्टों (ब्राह्मणों) में से एकबग श्राज तक 
अपने को सारस्वत कहता है । चन्द्र भद्ठ को या उनके पूर्वजों को लाहौर का 
निवासी कहा गया है | श्रतः सारस्वत प्रदेश वासी और सरस्वती-पुत्र होने के 
नाते दोनों ही प्रकार से वे सारस्वत कहे जा सकते हैं। श्रतः सारस्वत शब्द से 
किखी भी प्रकार का विरोध खड़ा नहीं होता | 


हरिरायजी का यह लिखना कि 'सूरदास का पिता एक श्त्यंत दरिद्र 

ब्राह्मण था | उसके चार पुत्रो में से सबसे छोटे पुत्र सूरदास थेर, थोड़ा-सा 
भश्रमा[त्मक है |* उन्हे चार के स्थान पर सात पुत्र लिखने चाहिये थे | सूरदास 
उन सबमें छोटे थे, इस तथ्य को वे स्वयं अपने वंश-परिचायक पद में श्रंकित 
कर चुके हैं | दरिद्र ब्राह्मण वाली बात का सामंजस्य भारतेन्दुजी के. उस लेख 
के अनुसार करना चाहिये, जिसे हम इस प्रकरण के प्रारम्भ में ही दे चुके है । 


अलिकीरक-०>-+कपान पे काननन-++--4क-५-०क-नन्‍ककके+ +नननननिटीयत लय जिन फटनकी पकलकननकन-ननीय न. नयन 3. नकनना.. पक निनम जमनन+  निनधताननक 


१--पान पय देवी दियो शिव आदि सुर सुख पाइ | 
कह्मो दुर्गा पुत्र तेरी भयो अति सुखदाइ ॥ 


२--हरिरायजी के शिष्य बिट्ठंलनाथ ने संवत्‌ १७२६ में संप्रदाय कव्पद्ू मं 
की रचना की थी जिसमें हरिरायक्ृत ग्रन्थों के नाम दिये गये हैं, परन्तु 
उनमें चौरासी वार्ता की भावप्रकाश टीका का नाम नहीं है| संभव है, 
यह ग्रन्थ बाद में बंना हो और साहित्यलहरी को बिना देखें ही श्मतिया 
श्रनुमान के आधार पर उसमें धूह भ्रमात्मक उल्लेख सम्मिलित हो शया हो। 


[ ४४४ ] 


सीही! ग्राम के निवास का भी सामंजस्य उनके लेख से हो जाता है। इस युग 
के विद्वान यदि भारतेन्द्र जेमी सामंजस्थात्मक दृष्टि को लेकर आलोचना में 
प्रदत्त हों, तो विरोध को भावनायें बहुत कुछ कम की जा सकती है। 


(४) नाम--अश्रष्टछाप के कवियों के समकालीन, उृन्दावन निवासी 
श्रो प्राणनाथ कवि ने श्रपने 'अश्रष्ट सखामृत' नाम के ग्रन्थ में सूरदास का नाम 
सूरजदास लिखा हैं।* साहित्यलहरी के पद में मूल नाम सुरजचन्द है, परन्तु 
उसी पद में सर थआआचाय बल्लभ से दीक्षित होने के बाद लिखते हैं: “नाम 
राखे मोर सरजदास, सर सुस्याम |” इमसे स्पष्ट प्रक" होता है कि सरबचन्द 
का ही संन्यास का नाम सुरजदास हैं। वेष्णव भक्त होने के कारण सरजचन्द 
ही सूरजदास, सूरदास या केवल सूर के नाम से प्रख्यात हो गये । 


त्रत: साहित्यलहरी के वंश-परिवायक पद को श्रप्रामाणिक मानने के 
लिये हमें तो कोई कारण दिखाई नहीं देता | उसमें सर के नाम के साथ “मन्द 
निकाम, लयौ मोल गशुलाम' जैसे विनम्नता-सचक शब्द प्रयुक्त हुए हैं, उसकी 
पदावलि, शैली, भाव तथा विचार सभी सूर की स्वना के अ्रनुकूल हैं श्रौर 
१--भा रतेन्दुजी ने सामंजस्थ के लिये इस ग्राम के नाम का उल्लेख किया है | 
वेकरेश्वर प्रेस से प्रकाशित सरसतागर की भूमिका में चौरासी वातों के 
विवरण के पश्चात पंडित गणपतलाल चौबे द्वारा रचित सुगम पन्थ का 
उल्लेख है, जिसके अनुसार सूरदास मदनमनोहर या मदनमोहन सूरध्वञ् 
ब्राह्मण दिल्ली नगर के समीप किसी ग्राम के रहने वाले थे। ग्राम का 
नाम नहीं दिया है, पर हमने सरसौरभ में इस ग्राम का नाम सीही 
निश्चित किया है। दिल्ली के समीप सीही ग्राम के निवासी, इस लेखानुसार, 
सरदास मदनमोहन हैं जो श्रकबर के यहाँ संडीले के श्रमीन थे श्रौर उच्च 
कोटि के कवि थे। नाभादास ने भक्तमाल में इन्हे 'गान-काव्य-मुन-रासि,? 
राधाकृष्ण उपासि!, 'रहम सुख के श्रधिकारी? तथा “श्रज्ञार रस के गायक! 
लिख! है। मविष्य पराण में भी इनका वर्णन है। भविष्य पुराण तथा 
भक्तमाल दोनो ने मदनमोहन सरदास को जो सूरध्वज ब्राह्मण थे, चद- 
वरदाई के वंशधर सरदास से भिन्न माना है, जो सरतागर के सरचविता थे 
श्र जिनके पिता ब्रज में श्रागरा श्रथवा गोपाचल में बस गये थे | 


२--कहा बड़ाई करि सकें, जाको . प्रकट प्रकात । 
श्रीबन्लभ के लाड़िले, कहियत सूरजदास || 


[ ४४६ ] 


उसकी किसी भी बात का खण्ठन किसी भी प्राचीन ग्रन्थकार की लेखनी द्वारा 
नही हुआ | श्रभी तक जो प्रमाण उपलब्ध हुए है, वे उसमें श्राई हुईं बातों के 
पोषक और समथंक ही हैं | फिर पद के प्रामाणिक होने में क्या सदेह १ 
कल्याण के सम्पादक और साधना-पथ के प्रस्यात पथिक श्री हनुमानप्रसाद जी 
पोद्दार ने भी कल्याण के हिन्दू संस्कृति अक में पद में उल्लिखित बातों को 
प्रामाणिक मान कर सामंजस्थात्मक दृष्टि से ही सूरदास का जीवन-चरित 
प्रकाशित किया हैं | हम भी उनके लेख से सहमत हैं। 


'सुर सौरभ? में हमने सारावली के सरस और साहित्यलहरी के सुबल-- 
दोनों शब्दों को संवत-सूचक माना है। सूरनिर्णय के लेखक अपने ग्रन्थ के 
४५5 १३३ पर लिखते है : “हमारा निश्चित मत है कि सरस नाम का कोई 
संवत नहीं होता है ।”? इस सम्बन्ध में हमारा निवेदन यह है क्रि यदि तरस 
नामक कोई संवत नहीं है तो सुबल नाम का भी कोई संवत नहीं है। परन्तु 
सतारावली में सरस के साथ और साहित्यलहरी में सुबल के साथ संवत शब्द जुड़ा 
हुआ है । ज्योतिष ग्रन्थों में दी हुई संबर्तों की नामावली में इन संबतों के नाम 
श्रवश्य नही आते | पर वैष्णबधमं लौकिक नामावली के साथ चला कब ? 
उसने नमक को भी रामरत कहकर पुकारा । हैदराबाद को भागनगर श्रौर 
अहमदाबाद को राजनगर नाम दिया गया | इसी प्रकार, जैसा हम सरतौरभ 
में लिख चुके हैं, आचाय बल्लम द्वारा प्रवर्तित पुष्टिमार्गीय सम्प्रदाय में माघुये- 
रस-मण्डित हरिलीला के अनुसार मन्मथ को सरस और वृष को सुबल संवबत 
कहा गया है । श्रतण्व दोनों ही शब्द सार्थक और संबतों के सूचक हैं। 
डा० दीनदयाल गुप्त ने अपने प्रबन्ध 'अष्टछाप और बल्लभ सम्प्रदाय! में सुबल को 
प्रभाव संवत का पर्यायवाची स्थिर किया है, क्‍योंकि उनकी गणना से प्रभवसंवत 
१६१७ में पड़ता है, जो साहित्यलहरी का निर्माण-संवत होना चाहिये। यद्यपि 
प्रभव का भी श्रथ खींचतानकर बलवान किया जा सकता है, पर बृष या दृषभ 
का श्र “बलवान! लोक-प्रसिद्ध है। बलवान होने के कारण ही बैल को वृषभ 
कहा जाता है | सुबल श्रर्थात्‌ हष संवत १६२७ में पड़ता है| डा० गुप्त ने 
उसको गणना महाराष्ट्रीय ढंग पर की है| इस गणना में और हमारे उत्तराखंड 
की संवत-गणना में बड़ा श्रन्तर है | हमारे हिधाब से सं० २००७ में शुभकृत 
नाम का संवत्सर हैं, पर दाक्षिणात्यों के अ्रनुसार इस वर्ष के संवत का नाम 
बिक्ृति है | श्रतः हमें तो श्रपना पूर्वमत ही सत्य प्रतीत होता है | ' सूर-निर्णय' 
के लेखकों ने इस विषय में नंददास श्रौर तुलसीदास के जीवन से सम्ब्ध रखने 


[ ४४७ ] 


बाली एक घटना का उल्लेख किया है, जो हमारे मत के समथन में प्रयुक्त की 
जा सकती है | 


'सूर-निर्णयः, प्रष्ठ ८६ पर लिखा है; “नन्ददास संबत १६०७ के 
लगभंग गोस्वामी बिटंठलनाथजी के सेवक होकर पुष्टि रुम्प्रदाय में सम्मिलित 
हुये थे | ऐसा ज्ञात होता है कि वे सेवक होने के श्रनन्तर कुछ समय तक ब्रज 
में रहकर बाद में श्रपने जन्मस्थान रामपुर में चले गये थे और संबवत १६२४ 
के प्रश्चात थे स्थायी रूप से गोवधन में श्राकर रहने लगे थे |” पृष्ठ ६१ पंर 
लिखा है; “सुरदास और नन्ददास का घनिष्ठ सम्बन्ध था ।'”''“'नन्‍्ददास 
ने साम्प्रदायिक ज्ञान ही नही, काव्य-विषयक ज्ञान भी किती रूप में सुरदास 
से ही प्राप्त किया था |? “सुर-निरणय' के लेखकों का यह भी कहना है कि 
साहित्यलहरी का निर्माण सरदास ने नन्ददास के लिये ही किया था जेतसा 
साहित्यलहरी के संवत-सचक पद की इस पंक्ति से ज्ञात होता हैं:--- 

नन्‍्दनन्दनदास हित साहित्यलहरी कौन । 

सूर नन्ददास को नन्दनन्दनदास ही कहकर पुकारते थे |१ पुन एृष्ठ ६४ 
पर लिखा है: “संबत १६२० के पश्चात नन्ददास ग्रहस्थ का त्यागकर विरक्त 
भाव से गोवद्ध न में स्थायी रूप से रहने लगे थे। अतः संबत १६२६ में 
उनसे मिलने के लिये नन्ददास को घर ले जाने और ग्रहस्थ पालन का कर्तव्य 
समझाने के लिये तुलसीदास का ब्रज में आ्राना सबंधा संभव है |?” 


यदि 'सर-निर्णयः के लेखकों का यह मत सत्य है, तो साहित्यलहरी 
का निर्माण न तो संबत १६०७ में सिद्ध होता है श्रोर न संबत १६१७ में । 
संवत १६०७ के लगभग तो नन्‍्ददास ब्रज में आये थे, पर श्राकर शीघ्र ही 
लौट गये, क्योंकि उनका मन गहस्थ में फंसा हुआ था। पुनः १६२० के 
पश्चात श्राये, कितने समय पश्चात श्राये, यह गोस्वामी तुलसीदासजी के आगमन 
से स्पष्ट हो सकता है। तुलसीदास नन्ददास को समझाने के लिये संबत 
१६२६ में आये | श्रतः १६२६ के कुछ पूर्व ही नन्ददास का ब्रज में पुन 
श्रागमन सिद्ध होता है। 'सर-निर्णयः के विद्वान लेखक ने श्रष्टछाप परिचय! के 
द्वितीय संस्करण में इस घटना का संवत १६२४ दिया है। ऐसी अवस्था में 
जब नन्ददास १६०८ और १६२४ के बीच * ब्रज में थे ही नहीं, तो सूरदास ने 


१-सरनिर्णय, पृष्ठ १४३ के अ्रतिम परा की पक्तियाँ भी यही छिद्ध 
करती 


२--अ्रष्टछाप परिचय, द्वितयी संस्करण, एष्ठ ३०७ तथा ३११ | 


[ ४४८ | 


उनके लिये साहित्यलहरी १६१७ में केसे बना दी? संवत १६२४ के निकट 
संवत १६२७ है, जब नन्ददासजी स्थिर रूप से ब्रज में रहने लगे थे। श्रतः 
सर-निण य! के लेखकों की खोज के अ्रधार पर भी साहित्यलहरी का निर्माण 
काल सवत १६२७ ही सिद्ध होता है । 


सुर-निणय” के लेखकों ने कुछ ऐसी भी बातें लिख दी है, जो 
उन्हीं के निय को सदेहास्‍्यद बना देती है। आपके लेखानुप्तार संवत १६०० 
के लगभग गोस्वामी विदठलनाथ श्राचाय-गद्दी पर बठे। संबत १६०२ में 
श्रष्टछाप की स्थापना हुईं | इसी वर्ष पारिवारिक कलह प्रारम्भ हुई। संवत 
१६०४ में इत कलह ने उम्र रूप धारण किया ओर संवत १६०६ के लगभग 
गोस्वामी विटठलनाथ की ब्योढ़ी बन्द की गईं |" ब्योढ़ी बन्द करने वाले श्रीनाथ 
मंदिर के अधिकारी कृष्णुदास थे। क्‍या मंदिर का अ्रधिकारी सम्प्रदाय के 
आचार से भी बढ़कर शक्ति रखता है ! यदि रखता है, तो फिर यह आच।र्य॑त्व 
केसा !९ और फिर एक ओर कलह चल रही है, दूसरी श्रोर श्रष्टछाप की 
स्थापना हो रही है; वह भी ऐसे अ्रवतर पर जब बिट्ठलनाथजी का आ्राचारय॑त्व 
स्वय खटाई में पड़ा हुआ था । यदि ये बातें ठीक हैं, तो संवत १६०६ के पश्चात 
ही गोस्वामी विटठलनाथ का आचार्य-गद्दी पर बैठना प्रमाणित होता है। 
श्रष्टछाप की स्थापना भी इसी के पश्चात हुईं होगी । 


चौरासी वैष्ण॒वों की वार्ता प्रसंग दो में लिखा है कि आचाय॑ महाप्रभु 
गौधाट पर तीन दिन रहकर ब्रज को चल दिये और मार्ग में सब प्रथम 
श्रीगोकुल पहुँचे | सरदास भी उनके साथ थे | महाप्रमु ने सुरदात को श्रीगोकल 
का दशन करने के लिए कहा | सरदास ने श्रीगोकल को दण्डवत किया | 
दण्डवत करते ही श्रीगोकल की बाललील। सूरदासजी के हृदय में स्फुरित हुई 
श्रौर उन्होंने 'शोभित कर नवनीत लियेः--इत टेक से प्रारम्भ होने वाला पद 
आचार्यजी के सामने गाया। पुनः वार्ता प्रसंग चार में लिखा है कि सरदासजी 
ने बहुत दिनों तक श्रीनाथजी की सेवा की | श्रीनाथजी की सेवा से श्रवकाश 
मिलने पर कभी-कभी वे श्रीगोकुल जाकर श्रीनवनीतप्रियजी का दर्शन भी 


१--अ्रष्टछाप परिचय, द्वितीय संश्करण, प्रष्ठ २१ | 

२--यह भी स्मरण रखना चाहिये कि यह वही कृष्णदास हैं, जिन्हे गोस्वामी 
बिट्ठलनाथ ने सूरनिणय के अनुप्तार संवत १६०२ में अ्रष्टछाप में सम्मि- 
लित किया था| 


[ ४४६ ]ै 


किया कंरत थे | एक बार वहाँ पहुँचकर उन्होंने गोश्वामीजी की विद्यमानंतो 
में बाललील। के अनेक पद सुनाये । गोस्वामी जी ने भी एक पालने का गौत 
सस्कृत में बनाया, जिसे सूरदासजी ने श्रीनवनीतप्रियत्षी के भूला भूंलते समय 
गाया । इस संस्कृत गीत के भाव को लेकर सुरदास ने कई पदों का निर्माण 
किया, जो ऋष्णु की बाललीला से सभ्बन्ध रखते हैं | 

ऊपर अंकित वार्ता-कथनों के श्राधार पर कुछ विद्वान यह निष्कर्ष 
निकालते हैं कि सर प्रथम कृष्ण के बाल रूप के उपांसक थे | पीछे कदाचित 
बिट्ठलनाथ जी के सम्पक से वे राधाकृष्ण जी की बुगलमूर्ति तथा राधा के भी 
उपासक हो गये |" प्रथम तो वार्ता-कथनों में बाललीला के ही पद श्राये हैं 
जो थुगलमूति से सम्बन्ध नही रखते, फिर गधा-विषयक पदों को यदि सरसागर 
से लिया जाय, तो यह केसे प्रमाणित होता है कि उन पदों की रचना पर श्री 
बिटठल जी की राधा-विषयक भावना का ही एकान्त प्रभाव है। राधा का 
उल्लेख श्राचायय बल्लम ने मी पशुपजा के नाम से किया है और माधुये रत का 
समावेश भी उनकी रचनाओं में दिखलाई देता है। श्रतः हमारी सम्मति में तो 
युगलमूर्ति तथा राधा-विषयक पदों की रचना श्राचार्य बल्लम के सामने ही सुर- 
दास कर चुके थे | अश्रपनी मृत्यु के समय उन्होंने श्राचाय बिटठलनाथ का नहीं 
श्राचाय बल्लम का ही गुणगान किया था ।* जब गोस्वामी बिटठलनाथ जी 
ने पूछा:-- “सूरदास जी, चित्त की वृत्ति कहाँ है?” तब उन्होंने अवश्य राधा- 
विषयक यह पद सुनाया था --“बलि बलि बलि हो कुमरि राधिका ननन्‍्द सुबन 
जासों रति मानी |”? परन्तु इसके पश्चात जब गोस्वामीजी ने पूछाः--“सुरदात 
जी, नेत्र की वृत्ति कहाँ है?” तो उन्होंने राधा के खंजन रूपी नेत्रों पर ढालकर, 
जो कृष्ण के रूप-रस में मतबाले बने हुए थे, “खंजन नेन रूप रस माते?-.. 
शीषक पद सुनाया था । जो पदर उन्होंने गोस्वामी बिट्टलनाथ जी के परा- 
सोली पहुँचने पर सर्व प्रथम सुनाया था, वह तो ध्ष्ट रूप से प्रभु के सामने 

सूरदास के स्वात्म-निवेदन के रूप में था। 


१--बरजेश्वर वर्मा, सूरदास, प्रथम संस्करण पृष्ठ २४, २६। द्वितीय संस्करण 
प्रष्ठ ३२ 

२--भरोसो दृढ़ इन चरननु केरो । 
भ्रीवन्लम नख चन्द्र छुटा बिनु सब जग माँक अंधेरी ॥ 


३--देखो देखो हरित को एक सुभाव | 
श्रति गंभीर उदार उदधि प्रभु जानि सिरोमनि राय ॥ 


[ ४५० ] 


भ्रष्टछाप परिचय, द्वितीय संस्करण के पृष्ठ ३७ पर लिखा हैः “संवत 

१६२८ के फाल्गुण मास में वतमान गोंकुल बसाया गया। इसी सम्बत में नव- 
नीतप्रिय जी का मन्दिर बनवाया गया और गोस्वामी विटठलनाथ शिष्य-सेवकों 
सहितवहाँ जाकर बस गये |”? परन्तु इससे यह' परिणाम निकालना कि स रदास संबत 
१६२८ के पश्चात नवनीतप्रिय जी का दशन करने गोकुल गये थे, असंगत 
णैगा। सुरनिणय पृष्ठ £८ की श्राठवी से १८वीं पंक्ति तक के लेख से प्रकट 
होता है कि गोस्वामी विंदटठलनाथ संवत १६१६ में राजकीय उपद्रव की आशंका 
से श्रीनवनीतप्रिय जी के स्वरूप (मूर्ति) और अपने कुटुम्ब को लेकर श्रड्रोल से 
रानी दुर्गावती की राजधानी गढ़ा नामक स्थान को चले गये। संबत १६२२ 
में वे मथुरा श्राये श्रौर मथुरा से गोकुल गये । इसी पृष्ठ के अन्तिम श्रनुच्छेद 
में लिखा हैः--“सूरदास गोकूल के वासी प्राननाथ बर पावे”-- इस कथन 
से यह सिद्ध होता है कि तब तक गोसाई बिट्ठलनाथ गोकुल में बस गये थे | 
यहू उल्लेख सम्बत १६२२ से भी सम्बन्धित हो सकता है। यदि सम्बत १६२२ 
क गोस्वामी बिदठलनाथ गोकुलवासी बन सकते हैं. (क्योंकि तभी उक्त सम्बत 
में जन्माष्टमी के उत्सव पर उनके परिवार वालों से महावन के भोभियाश्रों की 
कहा सुनी हो सकती है), तो श्रड़ेल वाले श्री नवनीतप्रिय जी के स्वरूप की 
स्थापना भी वहाँ उक्त सम्बत में सम्भव हो सकती है और सूरदाप्त जी उक्त 
स्वरूप का दशन करने के लिए. उस समय भी गोकुल जा सकते है। वैसे संवत 
१४४० से ही आचाय बल्लभ ने अपनी बैठक गोकूल के ठकुरानी घाट पर 
स्थापित कर ली थी श्रौर वहाँ श्री नवनीतप्रिय जी के स्वरूप की प्रतिष्ठा भी 
उस समय श्रवश्य हुई होगी | यदि यह न मी माना जाय, तो सम्बत १६२२ में 
तो हो ही गई होगी । फिर इस तिथि को सम्बत १६२२ से खींचकर १६२८तक 

ले जाने की क्या आवश्यकता है ! 


इसी के साथ यह भी विचारणीय है कि यदि नवीन गोकुल सम्बत 
१६२८ में बना तो सूरदास ने (यदि वह सम्बत १६२८के बहुत समय बाद तक, 
सरनिणयय के श्रनुधार रुम्बत १६४० तक, जीवित रहे तो) उसके सम्बन्ध भें 
कुछ तो लिखा होता । गोक॒ल की प्रतिष्ठा बल्लभीय मत में बैसे भी बहुत अधिक 
है। नवीन गोकल बनने के पश्चात और भी श्रधिक हो गई होगी | पर खेद है 
समूचे सरसागर में गोकल का वह महत्व कही पर भी प्रकट नहीं होता जो 
वृन्दावन को प्राप्त है ! इन्दावन के प्रतिसर के पदों से जो अनुराग कलकता है 
बह गोकल के प्रति नहीं । गोकल का वशणन भ्रीकृष्ण के ऐतिहासिक जीवन से 
म्बन्धित घटनाश्रों के श्रन्त्गत. तो श्रा जाता है, पर उनकी सरस, भावसमन्न 





[ ४५१ ] 


नित्य लीलाओ में वह स्थान नहीं पाता, इसका क्‍या कारण है ! सूरसागर के 
अनुसार श्रीकृष्ण गोकुल में प्रकट होते हैं, भ्रतः वे गोकल के जीवन हैं, गोकल 
के नाथ हैं, उनके श्रवतार से गोकुल धन्य है, परन्तु यदि गोकल भें उपद्रव होते 
हैं, तो यशोदा और नन्द दोनों ही गोकल को छोड़ देने के लिए उद्यत हो जाते 
हैं और कृष्ण आदि के साथ वृन्दावन में बत जाने की बात कहने लगते हैं।१ 
श्रीकृष्ण गोकल में गाये चराते हैं, गोकल कौ गली-गली में उनके कारण 
श्रानन्द की धारा भी बहती है, वे गोकल के रक्षक हैं, इस प्रंकार की बातें 
गोकल को हरिलीला के साथ सम्बद्ध नहीं करती | दशम स्कंध में होली तथा 
फाग खेलने के वर्णन में गोकुल का वर्णन कछ सरसता श्रवश्य लिये है 
परन्तु वहाँ भी गोकल एक ऊँचा-सा नगर है, जहाँ की. मदमाती स्ल्रियाँ घर- 
घर में फाग खेल रही हैं | इनके साथ राधा भी है, जो शअ्रन्य सखियों को लिये 
हुये कृष्ण के साथ होली खेल रही हैं | इन्दावन यहाँ भी गोकुल के साथ लगा 
हुआ है श्रौर जहाँ लीला का कुछ भी वर्णन श्राता है, वहाँ यह गोकुल के 
साथ ही रहता है। 


हरिवंश पुराण के अनुसार समस्त लोकोंसे ऊपर गोलोक का स्थान है 
जहाँ पहुँचना अत्यन्त दुष्कर है ।र ब्रह्मवैब्त, वायुपुराण तथा पद्म पुराण 
गोलोक का महिमामय शब्दों में उल्लेख करते हैं |? सरसतागर इस धम्बन्ध में 
क्यों चुप है ! खेद है, धर के अरध्येताओं का ध्यान इस महत्वपू् विध्य की 
श्रोर ग्राज तक नहीं गया | सरतारावली में भी गोकल का नाम ऐतिहासिक 
घटनाओं से ही सम्बद्ध है। केवल एक स्थान पर, पद बन्द संख्या १०८८ में 
नित्य लीलाश्ों के साथ उसका सम्बन्ध जोड़ा गया है, पर हरि का निज धाम 
धहाँ भी वृन्दावन को ही मानागया है |* गोलोक या गोंकुल ९, जहाँ श्रीकृष्ण 





१--महर महरि के सन यह आई । 
गोकुल बहुत उपद्रव दिन प्रति बसिये वुन्दावन अब जाई ॥ १०।३६०॥ 
सूरतागर | 

२--हरिवंश, विष्युपव, अ्रष्याव १६, श्लोक ३० श्रौर ३४ । 

३--देखो परिशिष्ट १ औ्रौर २ । 

४--यह विधि क्रीडत गोकुल में हरि निज वुन्दावन धाम | 

इसी विषय को कुछ अ्रत्य पंक्तियाँ देखिये!-- 
शेष टिप्पणी श्रगले पृष्ठ पर 


[ ४४२ ] 


का श्रवतार होता है, जहाँ वे विविध प्रकार की क्रोड़ायं करने है, इस पद का 
ग्रधिकारी क्‍यों नहीं समझा गया ? कहा जाता है कि रुम्प्रदाय वे अन्तर्गत 
प्रतिष्ठा तो गोकुल (गोलोक) की ही है, परन्तु प्रारम्भिक समय में आचाये 
महा प्रभु श्रोर गोस्वामी जी ने वन्दावन में भी बेठक बनवाई थी, जो आ्राज तक 
विद्यमान हैं | श्रत' वन्दावन का इस प्रकार का उल्लेख सूरसागर जेसे साम्प्र- 
दायिक ग्रन्थों में हो गया है | पर प्रश्न यह नही है, प्रश्न यह है कि सरसागर में 
गोकुल या गोलोक का वर्ण न वृन्दाबन जेसा ही होना चाहिये था, वह क्यों न 


हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि बल्लम सम्प्रदाय में गोस्वामी बिटठल- 
नाथ के समय में गोकुल को यह महत्व प्राप्त हुआ होगा ओर यदि नवीन गोकुल 
का निर्माण संबत १६२८ में हुआ है, तो उस सम्बत्‌ के कुछ दिनों बाद ही सूर 


न्‍म कम भार 33823 4७3५++4५ ८." ा#34++93 «काका ७रइसाभयक३७ का. 3७३-.3-भ९७७७>७७&3७333 4333» ०.-433»49333»4#9:3333७ ७५७७७» ७५«+५+ 34०43 +-+५+ पार 339५॥+पआ९ पाप --)७०कव७४-३७५३७-०- बरकरार »७- ७७५ ७३७७७७०३०३००-ए०१++नधवाफ--पूटु४+००-मकंककर नए 


गत एृष्ठ की शेष टिप्पणी 
वुन्दावन निज धाम परम रुचि वणणन कियो बढ़ाय || ६६७ सारावली 
वुन्दावन हरि यहि विधि क्रीडइत॒ सदा राधिका संग | 
भोर निशा कबहूँ नहिं जानत, सदा रहत यक रंग || १०६६ साराबली 
नित्यधाम वुन्दावन स्थाम | नित्यरूप राधा ब्रजबाम || ७२ पृष्ठ ४२६ 
सुरसागर (ना०प्र०स०३४६१) 
सबते घन्य धन्य वुन्दाबन जहीं कृष्ण को बास || १०।१७३० 
सूरसागर (ना०प्र०स०१६६२) 
वृन्दावन द मलता हूजिये करता सो माँगिये चलो || १०-१७३२ 
सृरतागर (ना०प्र०स०१६६४) 
बुर्लभ जन्म दुल॑भ ब॒न्दावन दुलेम प्रेम तरग। 
ना जानिये बहुरि कब हो है, स्थाम तुम्हागे सज् ।। 
सूरसागर (ना“०प्र०त०१८३४) 
--दरिवंश, विष्णुपव, श्रध्याय १६ श्लोक ३० में गोल्लोक को “गवां लोक: 
अ्रथांत गौश्रों का लोक लिखा है। गोकल का भी यही श्रथ है, जहाँ 
गौश्रों का समुदाय हो । बृहद ब्रह्म संहिता २४।१०० में भी गोलोक को 
गोकुल के साथ रखा गया है | पद्म पुराण, भरीकृष्ण माहात्म्य, अध्याय 
६६, श्लोक १० में गोकुल और गोलोक की समता इन शब्दों में प्रकट 
हुईं है;--गोलोकैश्वरय यक्िचित्‌ गोकुले तत्पतिष्ठितम्‌ ||? श्लोक २३ में 
के पर, ग़ीकल को तहुस्तुदुलकमृल के सप्तान महत्पद की सज्ञा दौ 
गई है | 








[ ४४३ | 


का देहास््त हो गया होगा । यही कारण है कि उनकी स्वनाश्रों में गोकुल का 
महत्वपूर्ण वर्णन उपलब्ध नहीं होता । जिस छुप्पन भोग का ज्यौनार के रूप में 
सर ने वर्णन किया है, वह सम्बत १६१४ की घटना हो सकती है, १६४० की 
नहीं |) सरनिणय के प्रृष्ठ ६६ पर जो क्ृष्णुदास-रचित बसन्त का पद उद्ध त 
किया गया है, उसमें घनश्याम के साथ सरदास का भी नाम है। घनश्याम 
गोश्वामी बिटठलनाथ के सातवें पुत्र थे, जिनका जन्म सम्बत १६२८माना जाता 
है। इस सम्बत की सम्भावना से सर का जीवन-काल १६३८ सम्बत तक इस- 
लिए नहीं जा सकता कि श्राज भी ग्रामीण स्तलियाँ एक दो व की श्रायु वाले 
बच्चों के नाम बड़े-बड़े बच्चों के साथ विवाह आ्रादि श्रवसरों पर गानों के अ्रन्तगंत 
लिया करती हैं | सम्मव है, कष्णुदास जी ने शिशु घनश्याम का नाम, इसी 
प्रामीण-प्रथा के श्रनुकरण पर, सूर श्रादि के साथ रख दिया हो । 


ऊपर जो सम्भावित मत हमने प्रकट किये हैं, वे विद्वान लेखकों के 
विचार के लिए हैं । वैसे 'सुर-निर्णय” और “अष्टछाप परिचय जैसे दो बहुमूल्य 
ग्रंथ लिखकर श्री मौतल श्रौर परीख जी ने बल्लभ सम्प्रदाय की श्रन्तरंग बातों के 
उद्घाटन द्वारा जो श्रत्यन्त आयास-साध्य विपुल सामग्री सूरदास के सम्बन्ध में 
संचित कर दी है, वह स्वंतोभावेन सराहनीय और सूर के श्रष्ययन को निश्चित 
रूप से आगे बढ़ाने वाली है। विचार-विनिमय हमें किसी वस्तु की तात्विक 
स्थिति तक पहुँचा सकता है, इसी देतु हमने कुछ विचार उनके समक्ष प्रस्तुत 
कर दिये है । 


कवि के काव्य को, उसके शब्दो में निहित भाव को, ऋदयगम करने के 
लिए अध्येता तथा अञालोचक दोनों को प्रथम भावुक बनना पड़ता है | भावुक बन 
कर ही वे कवि के हृदय में प्रवेश कर सकते हैं | इसके पश्चात्‌ उनके भावक तथा 
समीक्षुक होने की श्रवध्था श्राती है। श्री अजेश्वरवर्मा काव्य-मर्मज्ञ हैं। उन्होंने 
अपने प्रबन्ध सूरदास” में इस गुण का परिचय काव्य-समीक्षा के श्रंत्गत श्रनेक 
स्थानों पर दिया है | सूर के हृदय में निहित तथा सूरसागर में अ्रभिव्यंजित 
भावनाओ्रों के उद्घाटन एवं विश्लेषण में उन्हो ने श्लाघनीय प्रयत्न किया है | फिर भी 
इस प्रबन्ध में सूरदास की रचनाओ्रों से मूल पदों को उद्ध त न करके ब्रजभाषागद्म 
जैसी शैली में जो श्रथ दिया गया है, उससे सूरदास का भाव समझने में, इस युग 
की खड़ी बोली के साहित्यिक रूप से परिचित पाठक को, कठिनाई का अनुभव हो 


'क--हनकतीटननर कक न मन था०..रशकणकननतन--कनापाअ पेट ४लनकु- कम ककन-> ०. 


१--सूरनिणेय', पृष्ठ १०१ 


[ ४४ |] 


सकता है| यथा-- 'मथुग दिन दिन अ्रधिक विगजती है | केसवराय का तेज 
प्रताप तीनों लोकों में गाजता है । जिसके परग-पण में कोटिक तीर्थ है और 
मधु विश्रांत (विसरातें) विराजती है |” सूरदास पृष्ठ १४ (द्वितीयसंस्करण प्रृष्ठ 
२४) । इसी प्रकार सारावली के पदबन्द ११०१ का अथे पृष्ठ ६४ (द्वि० 
सं० पृष्ठ ८६) पर आपने इस प्रकार दिया है;--“सकल तत्व ब्रह्माण्ड देव है, 
ओर माया काल है। प्रकृति पुरुष श्रीपति नारायन बे अंश सब गोपाल है ।”? 
परन्तु पदबन्द में न तो ? कल तत्वों को ब्रह्माण्ड देव कहा गया है, न माया को 
काल और न गोपाज्न को प्रकृति नारायण आदि के अंश । पुष्टिमार्गीय सिद्धांतों 
को ध्यान में रखकर पदबन्द का वास्तविक श्रथ इस प्रकार होना चाहिये;-- 
“तकल तत्व, ब्रह्माण्ड, देव, माया, काल, प्रकृति, पुरुष, श्रीपति, नारायण ये 
सब गोपाल (भगवान कृष्ण) के ही अश हैं।?” 
सूर का एक पद है।-- 
हरि दरसन की साध मुई्े । 
उड़िये उड़ी फिरति नेननु संग, फर फूटे ज्यों आक रुई्दे॥ 
सूरतागर (ना०प्र०्त० २४७३) 


सरदास, पृष्ठ ३२१, (द्वि० सं० पृष्ठ ३८७) पर इस पद में आये 

हुए. 'मुई! शब्द का श्र्थ आपने 'मर गई! किया है, जो क्रियापरक है । ब्रज में 
मुई!, मुए! वाच्याथ में क्रिशवाचक होकर लक्ष्याथ में विशेषण वाचक भी हैं 

जिनका श्रथ होता है--वेचारी, बेचारे, श्रभागे या निगोड़े | पद में (मई! शब्द 
विशेषण है, जिम्का विशेष्य है--हरि दरसन को साध”, णो कर्ता कारक है 
अर उसकी क्रिया है; 'उड़िये उड़ी फिरति? | इसी प्रकार प्रथम संस्करण पृष्ठ 
४२३३ (हढ्िं० सं० पृष्ठ ४८१) पर--'श्रब वै लाज मरति मोहि देखत मिलि 
बैठीं हरि पाँतिः--नेत्र पर लिखे हुए सुर के एक पद की इस पंक्ति का अर्थ 
करते हुए वर्माजी ने श्र वे (आँखें) मभ्के देखते हुए लाज से मरती हैं!--ऐसा लिखा 
है | पर बस्तुतः लजा के मारे गोपी मरी जा रही है, आँखें नहीं, क्योंकि गोपी के 
देखते ही देखते उसकी अ्रपनी श्राँखें उसे छोड़कर हरि की पंक्ति में मिलकर 
बेठ गई | श्राँखें लजा के कारण क्‍या मरेगीं! वे तो निलंज होकर, घरबार 
छोड़कर, उधर गई हैं। प्रथम संस्करण, पृष्ठ ४८८ (ट्वि० सँ० पृष्ठ ४३०) 
पर देखी जाइ आज़ गोकुल में घर-घर बेचति फिरति दही री? का अ्रथ-- 


१--सकल तत्व ब्रह्माएड देव पुनि माया सब बिधि काल | 
प्रकृति पुरुष श्रीपति नारायण सब हैं अंश गोपाल || 


[ ४४४ ] 


आज गोकल में जाकर उसे देखा कि वह घर-घर दही बेचती फिरती है,” दिया 
गया हैं। यहाँ उसे शोभा के लिए मानकर शोभा को दही बेचने वाली बना 
दिया है | पर पंक्ति का वास्तविक अर्थ हमें यह प्रतीत होता है; एक 
गोपी कहती है कि मे गोकल में घर-घर दही बेचती फिरती थी, उस समय 
मैंने देखा कि शोभा का अपार समद्र गोकल की गली-गली में बहा-बहा फिरता 
है।? इसी प्रकार पृष्ठ ४६४ (द्वि० सं० पृष्ठ ४३६) पर “शीश सेली केस म॒द्रां कनक 
वीरी वीर”? का श्र “शीश-सेली, केश-म द्रा और कनकथीरी घारणकर”” लिखा 
है, जो हमारी समझ में इस प्रकार होना चाहिये;--“योगियो के शिर की सेली 
हमारे केश है श्रोर उनकी मद्रा हमारे कान के स्वर्ण कण्डल हैं |”? श्रन्तिम शब्द 
वीर का श्रर्थ भाई है, जो संबोध॑न में है । 


सूरदास! प्रबन्ध के विद्वान लेखक ने सारावंती और साहित्यलहरी को 
सरसांगर के स्वयिता सरदास की कृति न मानने में कई कारण दिये है। सर- 
सागर और सारावली में उन्होंने सत्ताईंस अन्तर दिखलाये है, जिनमें कछ शैली 
सम्बन्धी हैं और कुछ कथा-वस्तु से सम्बन्ध रखते है | पर क्‍या ये अश्रन्तर ऐसे 
सुद्ढ हैं, जिनके श्राघार पर दोनों ग्रन्थों को दो भिन्न-भिन्न सरदासों की रचना 
समझा जाय * शेली सम्बन्धी श्रन्तर यदि देखा जाय, तो सरदास नाम के प्रबन्ध 
में ही विद्यमान है | उसमें पदों के अर्थ की भाषा एक शैली में तथा श्वकथन 
उससे भिन्न शेली में है। प्रियप्रयास के स्वयिता की शैली उसके शअ्रन्य ग्रन्थों 
की शेली से मिन्न है। तुलसी के रामचरितमानस की शेली उन्हीं की लिखी 
हुईं गीतावली और कवितावली की शैली से मिन्न है। तो क्या इन सबको भिन्न- 
भिन्न लेखकों श्रौर कवियों की कृति माना जाय ! रामचरित मानस, गीतावली 
तथा कवितावली की कथावस्तु में पारस्परिक कई अन्तर स्थापित किये जा सकते 
हैं श्रौर किये जा चुके हैं, पर इससे वे परथक-प्रथक कवियों की रचनायें नही 
मानी जाती । 


डा० माताप्रसाद शुप्त ने अपने प्रबन्ध तुलसीदास के पृष्ठ २२४ पर 
जानकी मंगल ओर मानस की कथा में चार श्रन्तर स्थापित किये हैं। पुन 
पृष्ठ २३४ और २३४ पर गीतावली की कथा को मानस की कथा से आठ 
बातों में भिन्न बतलाया है।" यही नहीं, पृष्ठ २३६ पर उन्होंने छः बाते ऐसी 


जननी फल नल नल सिनिक>+ सन». डबल नियकननमरन« नल» «नमक. 


१--.श्री माताप्रसाद जी गुप्त ने केवल आठ अ्रन्तरों का उल्लेख किया है । हमें 
गीतावली के किष्किवा कांड तक ही मानस से कथा-वस्तु-सम्बन्धी लगभग 
शेष वट्पिणी श्रगले प्रष्ठ पर 


[ ४४५६ ] 


लिखी हैं, जिनसे गीतावली रामचरित मानत के आ्आागे भी बढ़ी हुई ज्ञात होती , 
है | पर इन भेदों के होते हुए भी ये सभी ग्रन्थ एक गोस्वामी तुलसीदास के ही 
लिखे हुए माने जाते हैं, कई भिन्न-भिन्न तुलसीदासों के नहीं | इसी प्रकार यदि 
सर के ग्रन्थों में शेलीगत तथा वस्तुगत भिन्नता आ गई है, तो उसके कारण 
की खोज करनी चाहिये, यह नहीं कि इस आधार पर उन अन्थो को भिन्न-पिन्न 
सूरदासों की रचनायें माना जाय । 


गत पृष्ठ की शेष टिपणी 

चालीस श्रन्तर दिखाई दिये । जैसे गीतावली के बालकांड में आये हुए 
जन्मोत्सव, सोहिलो, छुठी, नामकरण, माता की अ्रभिल्ञाषा-- हो हो लाल 
कबहिं बढ़े! उबटन करके स्नान कराना, भाड़ फूँ क--(आाषु श्रनरसे है भोर 
के) | आगमी के रूप में शंकर का आगमन-(अवध एक आगमसी आआजु 
आयो), पालना, श्रॉगन में घुटनों के बल राम का घृमना, धोड़े पर चढ़कर 
गेंद खेलना-(कन्दुक केलि कुसल हय चढ़ि चढ़ि) (पद संख्या ४३), 
राम-दश न के लिये विश्वामित्र की इच्छा, राम की मार्ग क्रीड़ा, जनक 
विश्वामित्र की बातचीत में परिहास, घनुष तोड़ने की आशा देने पर 
विश्वामित्र और जनक का परस्पर वार्तालाप (पद ८६), कौशल्या की 
चिंता-(मेरे बालक कैसे धों मगर निबहहिंगे) परशुराम संवाद का श्रभाव 
आदि प्रसंग रामचरित मानस का अ्रनकरण नहीं करते। अयोध्याकांड 
में ककेयी की वर-याचना का श्रभाव, कोशब्या के भावों में श्रन्तर-- (तजि 
हरि धरमशील चाहत भयो हृपति नारि बस सरबम हारें) तथा-राम हों 
कौन जतन घर रहिहों), दशरथ के भाव में परिवर्तन-(मोकों विधु बदन 
विलोकन दीजे), रामतीता वार्तालाप का कवितावली के अधिक निकट 
होना, भाम-बधुओं के स्नेह वचन सुनकर-'ठुलमी प्रभु तर तर विलम्बे 
किये प्रेम कनौड़े के न! ।। आमबासियों की दशनान्तर की चिन्ता-- 
(अ्राली री पथिक जे एहि पथ परों सिधाये', पद २६), चित्रकूट वर्णन 
का विस्तार, माता की चिन्ता--(जननी निरखति बान धनुहियाँ), केवट- 
प्रसण, जनक आगमन आदि का अभाव, कौशल्या का विलाप श्रादि 
मानत के अनुकूल नहीं हैं। श्ररण्यकांड में निग ण सगण भेद, मुगवधो 

परान्त परावृत होने पर पणकूटी की दशा का विशेष वर्णन--( सिय सुधि 
रुब सुरनि सुनाई, पद ११), ग़्रद्ध का मार्मिक पश्चात्ताप, राम-णद्ध- 
संवाद की सकरुणता श्रौर किष्किधाकांड में बालि-वध तथा लक्ष्मण-रोष 
का अभाव रामचरित मानस की कथा वस्तु से भिन्नता रखते हैं । 


सिललनमननजकाल«्पमक्त्ज,. 





| ४४७ | 


सूरदास के ग्रंथों की एकता हम 'सर सौरभ! में अन्तःसाजय देकर सिद्ध कर चुके 
हैं। भरी ब्रजेश्वर वर्मा स्वय॑ अपने प्रबन्ध के पृष्ठ ६१ (द्वि०सं०प्रृष्ठ ८३) परसाराबंली 
ओर सू रसागर के रचयिता की एकता इन शब्दों में स्वीकार करते हैं: “'सारावली में 
चारों भाइयों राम-लक्ष्मणादि की बाल-क्रीड़ा श्रौर बाल-शोभा का विस्तृत 
वर्णन किया गया है, जिसमें सरसतागर में वर्णित कृष्ण की बाल-केलि की स्पष्ट 
छाया जान पड़ती है। कही-कहीं तो शब्द भी ज्यों के त्यों दुहराये गये हैं |” 
शेलीगत यह एकता स्पष्ट रूप से दोनो रचनाओ्रो को एक ही कबि की कृति 
सिद्ध करती है । 

स्वयिताश्रों को भिन्न-मिन्न मानने के लिये यह भी कहा जाता है कि 

स्वागर के रचयिता सूरदास अपने विषय में इतने मुखर श्रौर श्रात्मविज्ञापक 

कही नहीं हुए, जितना 'सृरसागर-सारावली? का कवि दिखाई देता है |१ बह बंहुत 
दिनों तक अपने 'शिव-विधान-तप” करके असफल होने, सरसठ वर्ष प्रवीन 
में गुरु के प्रसाद से लीला का दशन करने और “एक लक्ष' पदों की रचना 
करने की भी घोषणा कर देता है। इहत सम्बन्ध में हमारा कहना यही है कि 
सरसागर में प्रमुख रूप से हरिलीला गाईं गई है। वहाँ कवि को आत्मविज्ञा- 
पन के लिये अ्रवसर ही नहीं था । स रसागर, सारावली श्रौर साहित्यलहरी में 
ऐसा अवसर आरा गया | अ्रत: कवि ने अपने सम्बन्ध में कुछ बातें लिख दी। 
यह प्रसंग लगभग वैसा ही है, जेसा रामचरित मानल और कविताबली को 
लेकर तुलसीदास जी के सम्बन्ध में कहा जा सकता है। रामचरितमानस में 
गोस्वामी जी श्रपनी जीवन-सम्बन्धी गाथा का कहीं भी उल्लेख नहीं करते, 
परन्तु कवितावली के श्रन्त में, रद्र बीसी, मौन के शनि, महामारी आदि का 
बणन करते हुए. 'भात पिता जग जाइ तज्यो', 'रामबोला नाम राख्यो', बाँह 
पीर, पेट पीर” जैसे कई आत्मचरित विषयक प्रस॑ंगों का उल्लेख कर जाते है। 
रामचरित मानस में उसके निर्माण की तिथि अवश्य श्रा गई है, पर आत्मचरित 
के लिये कवि को वहाँ श्रवसर ही नहीं था, वहाँ तो उसे रामचरित गाना था| 
अत; वह अपनी उन बातों का वर्णन वहाँ न कर सका, जिनका वर्णन कविता- 
वली में पाया जाता है। 

यद्यपि सरसागर के प्रारम्भिक पदों से कवि की व्यक्तिगत जीवनी और 
उसके स्वभाव का बहुत कुछ पता लग जाता है, (हमने 'सूर-सौरम! में और 
श्री ब्रजेश्वर जी वर्मा ने अपने प्रबन्ध 'सरदास में ऐसे कई पद उद्ध त किये हैं) 
फिर भी उन पदों का एक सामान्य श्रथ मी लग सकता है। परन्तु जब मुखर 


१--बअजेश्वर वर्मा--सूरदास, प्रथम संस्करण पृष्ठ ७७, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ ४६ 


[| ४४८ ;] 


हो उठने की बात कही जाती है श्रौर सारावली तथा साहित्यलहरी के श्रात्म॑- 
विज्ञापक एवं वंश-परिचायक पदों को लेकर सूरतागर के स्वयिता से उनके 
स्खयिता या स्वयिताश्रों को भिन्न मानने का श्राग्रह किया जाता है, तो यहाँ 
हम सरतसागर की एक श्रन्तरंग बात का उद्घायन कर देना श्रावश्यक समभते हैं । 
हमारा विश्बात है कि सर जिस प्रकार सारावली श्रौर साहित्यलहरी में मुखंर है 
उसी प्रकार उसका इष्य्देव सरसागर में मुखर है। एंक नहीं, अनेक स्थानों पंर 
बह श्रात्म-विज्ञापन करता है। और यदि भक्त और भगवान एक हैं, यदि 
शेली कवि की आत्मा को प्रकट करने वाली है, तो श्रसदिग्ध रूप से, सर की 
यह विशेषता भगवान कृष्ण के वाक्यों में भी ऋलक रही है। इन्द्र कौ पूजा 
की तेयारी देखकर कृष्ण कहते है:“मेरे आगे इन्द्र की पूजा ! मेरे अतिरिक्त 
श्न्य देव कोन है ! मेरे एक-एक रोम में शत्त-शत इन्द्र हैं?” दर्िदान कें 
श्रबसर पर कृष्ण गोपियों से कहते हैं: “गाँउ हमारी छाँड़ि, जाइ बतिही केहि 
केरे | तीन लोक में कौन जीव नाहिन वश मेरे ।”” (१४) तथा “तुम सुझे नन्‍्द का 
पुत्र समझती हो ! बताओ, नन्‍्द कहाँ से आ्राये १ मैं पूण, अविंगत॑ तथा अ्रविं- 
नाशी हैँ |!” इसी प्रकार नन्‍्द को मथुरा से बिदा करते हुए कृष्ण अपने को ब्रह्म 
कह देते हैं और नारद को श्रपना व्यापक रूप दिखाकर कहते हैं:--ैं तब॑ 
जगत में व्यापक हूँ। वेदों ने इसका वणन किया है। में ही कर्ता श्रौर भोक्तां 
हूँ। मेरे भ्रतिरिक्त श्रन्य कोई नहीं है ।”” इस प्रकार के कई कथन उद्ध,त किये 
जा सकते है | सरसागर में सर के इष्टदेव की इस मुखरता को, यदि कोई चाहें 
तो, भक्त सर की मुखरता सिद्ध करने के लिए उपस्थित कर सकता है। 
सारावली में शुरु-प्रसाद से हरिल्ीला के दर्शन करने वाली बात सूरदास 

प्रबन्ध में श्रपना समर्थन पा रही है | सूर ने सारावली में अपने गुरु का नाम 
भी स्पष्ट रूप से लिख दिया है |" यह गुरु श्राचायय बल्लम ये | इन्हीं की कृपा 
से सूर को हरिलौला के दशन हुए थे। 'सूर-निणय' के विद्वान लेखक सारावंली 
की दशन-समभ्बन्धी पंक्ति में आए, हुए शुरु शब्द से महाप्रभु और गोश्वामी 
बिठ्ल्‍ललनाथ * दोंनों का श्रर्थ ग्रहण करते हैं, जो किसी भी प्रकार संगत नहीं 
कहा जा सकता । सूरदास जी की श्रष्टछाप में स्थापना गोस्वामी जी ने की थीं 
बे गोस्वामी जी को श्रादर की दृष्टि से मी देखते थे, पर बिहुलनाथ जौं सरदास 
के दीज्षा गर नहीं थे | चौरासी वार्ता से भी यही सिद्ध होता हैं कि मंहाप्रभु 
श्राचाय बल्लम के प्रसाद से ही सूरदास को हरिलीला स्फरित हुई थीं। बिट्ठल- 

१--श्री बल्लभ गुरु तत्व सुनायी लीला भेद बतायो ॥॥११०२॥ 
२--सूरनिखय, परंष्ठ १३६ 


| ४४६ | 


नाथ जी के समय में तो सर स्वयं-प्रकाश होकर हरिललीला का साक्षात्कृत गायन 
प्रभूत मात्रा में कर चुके थे। 


लाराबली के हरिलीला दशेन वाले पदबन्द कौ दूसरी पक्ति का श्रथ॑ 
भी सूरनिणय में अन्यथा कर दिया गया है। लिखा है: “अनेक विधानों 
से बहुत दिनों तक तप करने पर भी मर्यादा-भक्त-शिरोमरिंण शिवजी ने भी 
इस लीला का पार नहीं पाया है |?”१ अपने इस अ्रथ के समर्थन में आपने 
सारावली के पदबन्द संख्या १४७ और ६६६ भी उद्ध त क्रिये हैं, जिनमें 
लिखा है कि “शिवजी सुख-सार रामचरित का सहसरों वर्ष तक अवगाहन करके 
भी पार न पा सके।” तथा--“भगवान के निज धाम वन्दावन में ब्रह्मा, शिव 
तथा गणेश का भी प्रवेश संभव नहीं है, फिर संसार कौ तो बात ही क्‍या ! 
परन्तु अ्रतिशयोक्ति श्रलंकार द्वारा कहने की यह एक विशिष्ट शैली है, इसे 
तथ्य रूप में प्रयुक्त नही किया जा सकता। खेद है, इस काव्य-प्रसाधन की 
औ्रोर लेखकों का ध्यान नहीं गया, क्योंकि जिस पदबन्द संख्या १४७ को 
उन्होंने उद्ध,त किया है, उसी के आगे पद बन्द १४० में शिवजी श्रपनी कृत- 
कृत्यता एवं सफलता की बात पावती से इस प्रकार कहते हैं:--- 


तामें राम समाधि करी अब सद्स वषलों वाम। 
अति आनन्द मगन मैरो मन,अंग अंग पूरण काम ॥ 


यहाँ शिवजी स्पष्टरूप से अपने पूण-काम होने का उल्लेख करते हैं। 
इसी प्रकार इन्द्र-गब दूर होने पर जब अन्य देवताओं के साथ शिवजौ भी 
श्रीकृष्ण के दर्शन करने श्राये, तो वे देवताश्रों से कहते हैं :--'श्राज हमें प्रकट 
रूप से पूण ब्रह्म के दशन हो गये ।?* 


इसके श्रतिरिक्त यह भी विचारणीय है कि कया सूर अपने श्राप को 
शिवजी जैसे उच्चकोटि के देव की समककछता में रख सकते हैं ? ओर बह भी 
उन्हे यह कह कर नीचा दिखाने के लिये कि मुझे हरि-दशन हो गये, शिवज्ञी 
को नहीं हुए । साम्प्रदायिक महत्ता की यह तो छीछालेदर करना है। जो सूर 
अपने हृदय में श्याम श्रोर शिव दोनों के ध्यान को बसाने की बात कह सकते 





रे 
१--सुर निर्णय, पृष्ठ १४० 


२--शिव विरंचि सुपति कहूँ भाषत, पूरण ब्ह्महिं प्रकट मिले ॥प३े) 


[ ४६० | 


हैं.१ वे श्रपने को शिव की प्रतियोगिता में रखेंगे, यह श्रत्यन्त असमीचीन 
एवं श्रयुक्तियुक्त कथन है। पंक्ति का श्र वैसे भी अत्यन्त स्पष्ट है | सूर 
कहते है : “शैंव सम्प्रदाय के विधानों के अनुकूल में बहुत दिनों तक तप करता 
रहा हूँ, परन्तु सिद्धि से वंचित ही रहा | आज गुरु की कृपा से मुझे यह दशेन 
हो रहा है ।” इस श्र्थ के अ्रतिरिक्त किसी अन्य श्रथ की श्रोर जाना श्रसंगति 
में पड़ना होगा। सूर-निर्णयः में इस स्थल पर हरिलीला दशन के समय सूरदास 
जी की ६७ वर्ष की श्रायु अ्रवश्य स्वीकार करली गई है। 


हमारी सम्मति में सारावली ओर साहित्यलहरी सूरसागर के सरवयिता 
की ही कृति हैं । शेली तथा कथावश्तु की भिन्नता कवि की विविधरूपा भाव- 
पद्धति एवं वाग्विदग्घता के कारण है । 


यह कहना कि साहित्यलहरी के ११८वे पद में सूरदास नाम नहीं 
श्राया है, श्रत: वह महात्मा सरदास की लिखी नहीं हैं, भ्रामक है। 
ग्राचाय बल्लम ने चोरासी वातों के श्रनुतार सरदास को सर कहकर ही सम्बो 
घित किया था। यह नाम पद में विद्यमान है। सर शब्द के रहते हुए भी यह 
कहना कि पद में सूरदात शब्द नहीं है, श्रतएव पद सुरसागर के रचयिता 
सूरदास का लिखा हुआ नही है, उसी प्रकार का कहना है, जैसे गोस्वामी तुलसी 
दास या कबीरदास के पदों में केवल तुलसी या कबीर शब्द को देखकर यह 
कह देना कि इन पदों में तुलसीदास या कबीरदास नाम नहीं आया है, श्रत 
ये पद किसी श्रन्य के लिखे हुए हैं | सर, सरज, सरदास, सरजदास, सर्याम 
नाम भी एक ही कवि सरदास के हैं, जेसा साहित्यलहरी के वंशपरिचायक पद 
से प्रकद होता है। ना० प्र० सभा से प्रकाशित सुस्सागर के पद संख्या ४४६, 
१४५४, ९४४, ७प८२ , ७८६, ८२९२, ८२९७, ८४९६, ११८४, १७७२, २४०७ 
४४८३ में तथा अ्रन्य अनेक पदों में कवि के सरज और सरजदास नाम आते 
हैं। यज्ञ पत्नी लीला के पद संख्या १४१८ में सर और पदसंख्या १४१६ में 
तथा १४२४ में सूरज नाम आये हैं। एक ही प्रसंग में दो नामों का श्राना 
सिद्ध करता है कि वे नाम एक ही कवि के हैं, क्योंकि एक प्रसंग के लेखक 
एक ही ग्रन्थ में दो नहीं हो सकते । सरज या सरजदास साहित्यलहरी के प्रमाण 
से सूरदास के ही अ्रपर नाम हैं और वे स रसागर में भी विद्यमान हैं| साहित्यलहरी 





१--सूरदास के हृदय बसि रहयौ स्थाम सिव कौ ध्यान || 
६--अजवर वर्मा-सूरदास, प्र4 हुं? पृष्ठ ६७, (द्विग्सं० पृष्ठ १२४) ४ - 


[ ४६१ ] 


के अनुसार सूर को ये नाम यदुपति भगवान कृष्ण ने दिये। यदि साहित्यिकता के 
आवरण को हटाकर ऐतिहासिक दृष्टि से सोचिय, तो ये नाम सरजचन्द्र के संन्यास 
शग्राश्रम या मक्ति क्षेत्र के नाम सिद्ध होते हैं। श्रतः महात्मा सरदास ने श्रपनी रच- 
नाश्रों में विद्यापति की माँति अपने कई नामों का निश्चितरूप से प्रयोग किया है । 
सूर, सरज या सरजदास मूल में सरजचन्द्र है, इस्र तथ्य की श्रभिव्यक्ति साहित्य 
लहरी में हुई है। श्रतः यह भी एक नितान्त श्रान्त धारणा है कि यह नाम 
महात्मा सरदास के सरखागर में नहीं आया, जब कि बह सूरज और सरजदास 
के रूप में सरसागर के श्रनेक पदों में विद्यमान है| 


